प्रन्थमाला-सम्पादक व नियामक 
डॉ० दरबारीलाल कोटि्या 


सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


लेखक . 
डॉ० प० पन्‍नालाल जैन साहित्याचार्य 


५ 


ह अक बमभ>ः. हओ. 


एस्ट-संस्थायक . 
आचाये जुगलकिशोर मुख्तार 'युगवी र' 


प्रकाशक : मु 
मंत्री, वीर-सेवा-मन्दिर-ट्स्ट 
१/१२८ बी० डुमरावबाग कॉलौनी, 
अस्सी, वाराणसी-५ (3० प्र०) 


२ 


प्रथम संस्करण ५००, प्रति 
१०८३ है 


मुद्रक : 
वावूलाल जैन फागुल्ल 
महावीर प्रेस, भेलूपुर, वाराणसी (3० प्र०) 





येपा कृपाकोमलदृष्टिपाते 
सुपुष्पिताभून्मम. सूक्तिक्ल्ली । 
तान्‌ प्रा्थये वरणिगणेशपादान्‌ 
फलोदय तत्र  नतेन मूर्ध्ना ॥ 


मैं अपने जीवस-निर्माता पृज्यपाद, समाधिप्राप्त क्षु" गणेशप्रसादजी 
वर्णी (कीतिसागर मुनिराज) के करंकमलोंमे उनके असीम उपकारोसे 
अभिभूत हो यह सम्यक्त्व-चिन्तामणि ग्रन्थ सादर-सविनय 
समपित करेता हूँ। 
“-पनन्‍्तालाल जन साहित्यात्राय॑ 


प्रावकथन 


श्रीयुत पं० पन्‍नाछाल जी साहित्याचार्य इस युगके उल्लेखनीय 
विद्वानोमेसे हैं | वे योग्य अध्यापक, कुशल वक्ता और कुल सा हित्य-सेवी 
हैं। उन्होने अनेक पुराणोका अनुवाद किया है । किन्तु उनकी प्रक्ृंत रचना 
'सम्यकत्व-चिन्तार्साण” सस्क्ृत पद्योमे है। जहा तक हम जानते हैं. इस 
प्रकार की यह रचना प्राचीन परिपाटी के अनुरूप है। इसमे विद्वान 
रचयिताने जैन सिद्धान्तके प्रायः सभी विषयोका सग्रह कर दिया है 
इसका प्रारम्भ सम्यग्दर्शनके स्वरूप और उसके भेदोंके कथनसे हुआ हैं, 
शायद इसीसे यह नाम दिया गया है। किन्तु इसमे सम्यग्दर्शनके विषय- 
भूत सात तत्त्वोका वर्णन करते हुए जीवके भेदोका, संसारी जीवके पच 
परावतंनोका, चौदह गुणस्थानोका, चौदह मार्गणाओका, असंख्यात द्वीप- 
समुद्रोका, छह द्रव्योका, आख्रवके कारणोका, कर्मोके भेद-प्रभेदोका, गुण- 
स्थानोमे वन्धुव्युच्छित्ति का, वन्धके चारों भेदोका, सवरके कारणोका, 
वर्णन है। इस प्रकार प० जीने अपनी इस रचनामे तत्त्वाथंसूत्र और 
गोम्मटसारके विषयो को संग्रहीत कर दिया है। इस एक ही ग्रन्थके स्वा- 
ध्यायसे उक्त ग्रन्थोका विषय समझमे आ जाता है। अन्तमे सिद्धोंके 
स्वरूपका वर्णन है। 


पं० जी की रचना भाषा और विपय दोनो ही दृष्टियोंसे मनोहर है । 
उनकी संस्कृत रचनामे प्रसाद और माधुय गुण है। उसे पढते हुए ऐसा 
प्रतीत नही होता कि हम किसी नवीन रचयिताकी रचना को पढ रहे हैं । 
उसकी 'दोनवबरावर प्राचीन रचनाओंसे मेल खाती है। और वस्तु- 
निरूपण तो स्पष्ट और समझमे आने योग्य है ही । यह एक ऐसी रचना है, 
जो सस्कृतके छात्रोके लिये भी उपयोगी हो सकती है। हम इस रचनाके 
लिये प० जी को साधुवाद देते हैं। प० दरवारीछाल जी कोटियाने वीर- 
सेवामन्दिरट्रस्टसे इसका प्रकाशन करके अच्छा ही किया है। आज्ञा है 
इस रचना का सर्वत्र समादर होगा । 


(सिद्धान्ताचाय) फेलाइशचन्द शास्त्री 
पूर्वप्राचार्य, स्याह्मद महाविद्यालय, वाराणसी 


गत महाघीर-जयन्तीपर जैन तत्त्वज्ञान-मीमांसाका प्रकाशन हुआ था और 


अब सम्यक्‍्त्व-चिन्तामणिका प्रकाशन हो रहा हैं। इतने अल्पकाल--मात्र एक 
माह बाद ही उसका प्रकाशन निषचय हो सुखद है । 


स्वर्गीय श्री जुगलकिशोर जी मुख्तार 'युगवीरंकी भावनाके यह सर्वथा 
अनुरूप है। उनका यावज्जीवन प्रयत्न रहा कि जैन साहित्यका जितना प्रकाशन 
होगा उतना ही सामान्य जनताको उसका परिचय मिलेगा भौरं जैन तत्त्वज्ञानसे 
वह लाभान्वित होगी । वीर-सेवा-मन्दिर-द्रस्ट उनके इस प्रयत्नको आगे बढानेमें 
सदा अग्रसर है । ह॒ 


जैसाकि हम इससे पूर्व प्रकट कर चुके हैं कि 'पत्रपरीक्षा' और 'पमन्तभद्र- 
प्र्यावली' ये दोनों ग्रन्थ भी जल्दी हो प्रकाशमें आ रहे हैं । इनकी प्रस्तावना_ 
लिखना मात्र शेष हैं। अन्य दो ग्रन्थ--आचार्य देवसेनका 'आराधनासार' 
आदि (सस्कृतव्याख्या और हिन्दी अनुवाद सहित) और “अरिष्टनेप्ति' प्रेसमें हैं, जो 
आगामी दीपावली तक पाठकोंके समक्ष था जावेंगे । ' 
सहयोगके लिए हम सभीके आशभारी हैं । श 


३१-५-१९८३ ४ (डॉ०) दरबारीलाल फोठियां 
वाराणसी-५ मंत्री, वीर-सेवा-मन्दिर-द्रस्ट 


पस्तावना 


- जैन सस्कृतिमें सम्पस्दर्शन, सम्यज्ञान मौर सम्यकचारिश्र इन तीनका बडा 
महत्त्व है । इन्हें 'रत्नप्रय/--त्तोन रतनके नामसे अभिष्ठित किया गया हूँ । जैसे 
हीरा, पन्‍ता, पोखराज आदि पापाण-रतनोंकों छोकमें बहुमूल्य माना जाता है 
और उन्हें मजूपा (पिटारी) आदिम सावघानीमे सुरक्षित रसा जाता है उत्ती 
प्रतार सम्यरदर्शन, सम्यसज्ञान और सम्यकचारित्र इन तीन आत्म-रत्नोंकों साव- 
घानी और बडे पुरुपार्थसे प्राप्त करने तथा प्राप्त होनेपर उन्हें सुरक्षित रखनेका 
बार-वार उपदेश दिया हैं। हीरा आदि रतन तो मात्र धरीरको सजाते मौर 
सुख देते हैं । किन्तु सम्य्दर्शन जादि तीन रतन आत्माको सजाते और उसे 
सुख देते हैँ । इतना ही नही, वे उसे ससार-कारागारसे मुक्त करानेमें भी सक्षम 
हैं । आचार्य गृद्धपिच्छने' अपने मोक्षक्षास्त्र (तत्त्वार्थमृश्र) का आरम्भ करते हुए 
पहला सूत्र यही रचा हैं कि 'सम्यस्दर्शन आदि तोनोकी प्राप्ति मुवितिका मार्ग 
(साधन) ह ।* स्वामी समन्तभद्गने तो धर्मकी व्याख्या करते हुए उन्हें हो धर्म कहा 
हैं और उनके विपरीत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रको अधर्म 
चतलाया है तथा उन्हें भव-पद्धति--ससार-परम्पराका कारण निरूपित किया 
है । इसका स्पष्ट अर्थ है. कि सम्यर्दर्शन आदि तीनोकी प्राप्ति ससार-परम्पराकी 
निरोधक तथा मुक्तिको साधिका हैं । 


इस दुलंभ रत्नत्नयकी प्राप्तिपर तीथंकर ऋपषभदेवसे लेकर मन्तिम तीर्थंकर 
महावीर तक और उनके उत्तरवर्ती असंख्य आचार्योने बछ दिया हैं तथ सहस्रों 
प्रन्योका निर्माण कर उसका उपदेश दिया हैँ । 


रत्नत्रयमें सम्यग्दर्शनका तो और भी अधिक महत्त्व हैं। उसका मूल्याकन 
करते हुए यहाँ तक कहा गया है? कि सम्यरदर्शनके समान तीन काल और तीन 


१ 'सम्पस्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग ।--त० सू० १-०१ । 
सद्दृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि धर्म घर्मेश्वरा चिदु । 
यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति ॥--२० क० श्रा० इलो० हे । 
३ न सम्यक्ट्वसम किब्चित्‌ त्रंकाल्ये श्रिजगत्यपि । 
प्रेयोह्श्ेयदच मिथ्यात्वसम नान्यत्तनूमृतामु --र० क० श्रा० इलो० ३४॥ 


» प्र॑स्तावनां :: ७ 


लोकमें अन्य कोई चीज हितकारी नही है और मिथ्यात्वके समान अहितकारी 
नही है। इसका अर्थ है कि आत्माका कल्याण करने वाला यह सम्यरदर्शन है । 
ससारका बन्धन उसीसे टूठता है। इसीसे मोक्ष-मार्गमें प्रथमत उसीकी उपा- 
सता--साधना--प्राप्ति की जाती हैं और ज्ञान तथा चारित्रकी उसके बाद । 
सम्यर्दर्शन मोक्षमार्गमें कर्णधार है । कर्णघार खेवटियाको कहते है । जिस प्रकार 
खेवटिया यात्रियोको नावसे समुद्रके उस पार पहुँचा देता है उसी प्रकार सम्यतरदर्शन 
मोक्षमार्गहपी नावद्वारा मुमुक्षु-यात्रियोकों ससार-समुद्रके उस पार पहुँचा देता 
हैं। इसके अतिरिक्त सम्यग्दर्शनके होनेपर ही सम्यरज्ञाव और सम्यक्चारित्र 
सम्यक्‌ कहे जाते हैं. तथा उनकी उत्पत्ति, सरक्षण, वृद्धि और फलप्राप्ति होती 
है, उसके अभावमें नही ।* इससे स्पष्ट है कि सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिपर इतना बल 
क्यो दिया गया और दिया जाता हैं । 


चस्तुतः सम्यवत्व आत्माका वह विद्येष गुण है जिसके प्रकट होते ही जड- 
चेतन, आत्मा और पुदूगल तथा स्व और परकी रुचि, श्रद्धा और विश्वास होता 
और उसके होते ही भेदज्ञान होता है। हस भेदज्ञानका मूल सम्यक्त्व है । 
दर्शनमोहनीयके कारण निजको पर और परको निजकी रुचि होती हैं और वैसा 
ही प्रत्यय होता है और यह स्पष्ट हैँ कि वे दोनो मिथ्या हँ--मिथ्यात्व और 
मिथ्याज्ञान हैं। आचाय॑ समन्‍्तभद्रने लिखा हैं कि मोह (दर्शनमोहनीय) एक 
तिमिर है--अन्धकार है उसके दूर होनेपर ही दर्शन (स्वको स्व और परको पर 
देखना) होता है और तभी सम्यग्ज्ञान (स्वपरभेद-अ्रत्यय) होता है । यह 
सम्यरदर्शन जिसे हो जाता है उसकी आँखें खुल जाती हँ---चामकी नही, ज्ञानकी। 
और तब उसे मोक्ष दूर नही रहता । देर हो सकती है, भन्धेर नही होगा । 


डॉ० प० पन्तालालजी साहित्याचार्यने प्रस्तुत ग्रथमें उसी सम्यर्दर्शनपर 
विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है । उनकी यह सस्क्ृत-रचना मौलिक क्षति है । 
विविध छल्दोमें हसे उन्होने प्रस्तुत किया हैं। उन्द-वैविष्यसे जहाँ ग्रथके 
सौन्दर्यकी वृद्धि हुई है वहाँ पाठकोंको एक धर्मग्रथमें अनेक छन्दोके माध्यमसे 
मूल वस्तुको जाननेका अवसर मिलेगा ! कही-कही उन्हें लगेगा कि वे काव्यग्रथ 
पढ रहे हैं, धर्मग्रथ नही । उनका यह लगना स्वाभाविक होगा, क्योकि साहित्या- 
चार्यजी मूलत काव्यकार हैं और इससे उनकी रचनामें काव्यत्वका प्रतिबिम्ब 


१ दर्दात ज्ञानचारित्रात्साधिमानमुपाश्नुते । 
दर्शन कर्णघार तन्मोक्षमार्गे प्रचक्षते ॥॥--र२० क० इलो० ३१ । 
२ विद्यावृत्तस्य सभूतिस्थितिवृद्धि फलोदया । 
न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव ॥--र० क० इलो० ३२ । 


८! सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


मिलना ही चाहिए। किन्तु वे घर्मशास्त्रके भी मूद्धन्‍्य पण्डित हैं, यह उनकी 
विद्येषता है । 

हमें जहाँ तक ज्ञात है, वर्तमानमें श्ष० भ्रामलजी (आचार्य ज्ञानसागरजी) 
फी जयोदय, दयोदय आदि मौलिक सस्कृत-रचनाओंके बाद साहित्याचार्यजीकी 
ही यह प्रस्तुत मौलिक सस्कृत-रचना हैं। विद्ोपता यह हैं कि यह पूर्णतया 
घ॒र्मशास्त्र है ओर उपयुक्त कृतियाँ काव्य-रचनाएँ हैं । 

जैन लेखकोने युगानुरूप ग्रन्थ लिखे हैँ । प्राकृतके युगमें प्राकृतमें, सस्कृतके 
युगमें सस्कृतमें, अपभ्रशके युगर्में अपभ्रश्में और अब हिन्दीके युगमे हिन्दी में 
लिखे जा रहे हैं । 

हमें प्रसन्‍नता हैं कि डॉ० पनन्‍नालालजी जैन परम्परामें भी सस्कृत-भाषामें 
ग्रन्थ लिखनेकी धाराकों जीवित बनाये हुए हैं। हम उन्हें हादिक साधुवाद 
देते हैं । 


दिनाक ३१-५-१९८३, (डॉ०) दरबारीलांल फोठिया, 
वाराणसी (उ० प्र०), सेवानिवृत्त रीडर, जैन-बोद्ध दर्शन विभाग, 
काशी हिन्दू विष्वविद्यालय 


हृ दयोद्गार 


सन्‌ १९२५ ई० मे मैंने क्वीन्‍्स कालेज (सपूर्णातन्द स० विश्वविद्यालय) की 
प्रथमा-परीक्षा पास की थी । उस समय उसके पाठ्यक्रममे श्रुत-बोघ था। श्रुत- 
बोधमें सस्कृतके प्रसिद्ध छन्दोके लक्षण हैं। उसके आधारपर मैंने पयू षण 
पर्वके समय उत्तमक्ष मादि घ॒र्मोके विपयमें कुछ सस्कृत इलोक बनाकर पृण्य 
वर्णीजीको दिखाये । सिघषईजीके मन्दिरमें वर्णीजीकी शास्त्र-सभा होती थी । 
प्रवचनके बाद बोले-- 


भैया, ई ने सस्क्ृतमें इलोक-रचना करी है, सुतो । सब लोगोने शान्तभाव- 
से वे इछोक सुने । पश्चात्‌ वर्णीजीने मेरी प्रशसामें बहुत कुछ कहा । उत्साह बढ” 
गया और सस्क्ृत-कविताका प्रारम्भ हो गया । सन्‌ १९३६ में आचार्य॑-परीक्षा 
पास करनेके बाद भाव हुआ कि कोई प्रबन्ध-काव्य रचना चाहिए। भावनाके 
अनुसार 'ऋजुकाव्य!” नामक प्रबन्वकाव्य रचना प्रारम्भ किया। परन्तु राजाके 
वर्णनके बाद जब रानीके वर्णनका प्रसद्भ आया, तब चित्त हट गया । और मनमें 
निश्चय किया कि काव्य-निर्माण करनेकी शक्ति यदि प्रकट हुई है तो जिनेन्‍्द्र- 
देवकी पुजा, स्तुति तथा धर्मशास्त्रकी रचना की जाय । 


न्ऊ 


निश्चयानुसार सामायिकपाठ",  त्रैलोक्यतिलकक्नतोद्यापन", अज्ञोकरे- 
रोहिणीब्रतोद्यापन, “रविन्नतोद्यापन, "क्षत्रचूडालकार तथा प्रकीर्णक स्तोत्र आदि, 
की रचनाएँ हो जानेके बाद रत्नत्रयी” ग्रन्थकी रचनाका विचार किया । सकल्प 
था कि इसमें सम्यर्दर्शन, सम्यरज्ञान और सम्यक्‍चारित्र (मुनिधर्म-श्रावकधर्म) 
का विस्तृत वर्णन करू । सकल्पानुसार सम्यरदर्शनका वर्णन पूर्ण होनेपर गति रुक 
गई । गृहस्थीका जाल धीरे-धीरे बढता गया जौर उसके सचालतार्थ काव्य- 
रचनाका समय ट्यूशनोमें लग गया। भ्रीष्मावकाशके दो माह विविघ प्रन्थोके 
अनुवाद तथा सस्कृत-टीकाके निर्माणमें व्यतीत होने छगे । 





ऊ 


१, वर्णी-प्रन्थमालासे प्रकाशित २-३ सूरतसे प्रकाशित, 
४ भहावीरजीसे प्रकाशित ५ गद्यचिन्तामणिके परिशिष्टमें 
भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित । « 


सम्यग्दर्शन 


सोक्षमा्गं 

यद्यपि जीव ट्द्वोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाववाला हैँ तथापि अनादिकालमे कर्म- 
सयुवत दक्षामें रागी-द्व पी होता हुआ स्वभावसे ध्युत हो रहा हैँ तथा स्वभावसे 
घ्युत होनेके कारण ही चतुर्गतिरूप ससारमें भ्रमण फर रहा हैं! इस जीवका 
अनन्त काल ऐसो पर्यायमें न्यत्तीत हुआ हैँ जहाँ इसे एक ध्वासके भीतर अठारह 
बार जन्म-मरण करना पडा है । अन्‍्तमुंहृ्तके मीतर इसे छयासठ हजार तीनसौ 
उत्तीस क्षुद्रमव घारण करना पड़े हैं। इन क्षुद्रभवोके भीतर एकेन्द्रियसे छेकर 
पणम्चेन्द्रियों तककी पर्याय इसने धारण की हूँ । जिस प्रकार मातिशवाजीकी 
चकरीके घूमनेमें कारण, उसके भीतर भरी हुई वारूद हैं उसी प्रकार जीवके 
चतुर्गतिमें घुमनेका कारण, उसके भीतर विद्यमान रागादिक विकारी भाव हूँ । 
ससार दु खमय है, इस दु खसे छुटकारा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि 
मोक्षकी प्राप्ति नही हो जाती । जीव और कर्मरूप पुदूगलका पथक्‌-पृथक हो 
जाना ही मोक्ष कहलाता है । मोक्ष प्राप्तिके उपायोका वर्णन करते हुए आचार्योनि 
सम्पस्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्पक्चारित्रकी एकत्ताका वर्णन किया हैं । जब तक 
ये तीनो प्रकट नहीं हो जाते तब तक भोक्षकी प्राप्ति सभव नहीं हैं। 
सम्यग्दर्शनादिक जात्माके स्वभाव होनेसे धर्म कहलाते है और इसके विपरीत 
मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिध्याचारित्र अधर्म कहलाते हैं। भधर्मसे ससार 
झौर धर्मसे मोक्ष प्राप्त होता हैं। अत मोक्षके अभिलापी जीवोको सम्यग्दर्शन, 
सम्यसज्ञान और सम्यक्चारिश्ररूप घर्मका आश्रय लेना चाहिये । यहाँ तीनोंफे 
स्वरूपपर प्रकाश डाला जाता है । 
क्नुषोगोंके अनुसार सम्पग्द्शनफे विविध लक्षण 

जैनागम प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रन्यानुयोगके भेदसे 
चार प्रकारका हैँ । इन अनुयोगोमें विभिन्‍न दृष्टिकोणोसे सम्पर्दर्शनके स्वरूपकी 
चर्चा की गई हैं । प्रथमानुयोग और चरणानुयोगमें सम्यग्दर्शनका स्वरूप प्राय 
इस प्रकार बताया गया है कि" परमार्थ देव-शास्त्र-गुसका तीन मूढताओ गौर 


१. श्रद्धान परमार्थानासाप्तागमतपोभृतामु । 
तरिमूढापोढमष्टाडू सम्यर्दर्शनमस्मयम्‌ ॥---र० श्रा० ४ । 
अत्तागमत्तन्वाण सहहृण सुणिम्मल होइ । 
सकाइदोसरहिय त॑ सम्मत्त मुणेयव्व ६॥--वसुनन्दि० ८ ! 


सम्सग्दशन , पु 


'गराठ मर्दोंसे रहित तथा आठ अद्भोसे सहित श्रद्धान करना सम्पर्दर्शन है । वीत- 
राग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी व्यक्ति देव कहलाता है। जैनाग्रममें भरहन्त और 

"सिद्धपरमेष्ठीकी देवसज्ञा है। वीतराग सर्वज्ञदेवकी दिव्यध्वनिसे अवतीर्ण तथा 
गणघरादिक आचार्येकि द्वारा गुम्फित आग्रम शास्त्र कहलाता है और विपषयोकी 

“शाशोसे रहित निर्ग्रन्य निष्परिग्रह एवं ज्ञान, ध्यान और तपमें लीन साधु गुरु 
कहलाते हैं । हमारा प्रयोजन मोक्ष है, उमकी प्राप्ति इन्ही देव, पज्ास्त्र, गुरुके 

“आश्रयसे हो सकती है। अत. इनकी दृढ़ प्रतीति करना सम्यरदर्शन है । भय, 
आशा, स्नेह या लोभके वशीभूत होकर कभी भी कुँदेव, क्ुशास्त्र भौर कुगुरुओकी 
प्रतीति नही करना चाहिए । 

० द्रव्यानुयोगमें प्रमुखतासे द्रव्य, गुण, पर्याय मथवा जीव, अजीव, मास्त्रव, वन्ध, 
सवर और मोक्ष इन सात तत्त्वों एव पुण्य और पाप सहित नौ पदार्थोकी चर्चा आती 
है। अतः द्रव्यानुयोगमें सम्यर्दर्षानका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धानकों' बताया गया है । तत्व- 
रूप अर्थ, अथवा तत्त्व--अपने अपने वास्तविक स्वरूपसे सहित जीव, अजीवादि 
पदार्थोंका श्रद्धात करना सम्यर्दर्शन हैं। अथवा परमार्थ” रूपसे जाने हुए जीव, 
_अजीव, पुण्य, पाप, आख्रव, सवर, निर्जरा, वन्ध और मोक्ष ये नो पदार्थ सम्यग्‌- 
दर्शन हैं । यहाँ विषय और विपयीपें अभेद मानकर जीवादि पदार्थोको ही 
सम्यग्दर्शन कहा गया है । अर्थात्‌ इन नो पदार्थोका परमार्थरूपसे श्रद्धान करना 
'सम्पन्दर्शन है। इसी द्रव्यानु योगमें स्वपरके श्रद्धातको भी सम्यस्दर्शन कहा गया 
है, क्योकि आस्रवादिक तत्त्व स्व--जीव और पर--कर्मरूप अजीवके सयोगसे 
होनेवाले पर्यायात्मक तत्त्व हैं अत स्वपरमें ही गर्भित हो जाते हैं। अथवा इसी 
«£“्यानुयोगके अन्तर्गत अध्यात्मग्रन्थोमें परद्रव्योसे भिन्‍त आत्म द्रव्यकी प्रतीति- 
को सम्परदर्शन कहा है, क्योकि प्रयोजनभृत तत्त्व तो स्वकीय आत्मद्रव्य हो हैं । 
स्वका निदचय होनेसे पर वह स्वत छूट जाता है। 

।  मूलम तत्व दो ह--जीव और अजीव । चेंतनालक्षणवाला णीव है और 
उससे भिन्‍न मजीव है। अजीव पुदूगल, घ॒र्म, अधर्म, आकाश और कालके भेदसे 
पाँच प्रकारका है। परन्तु यहाँ उन सबसे प्रयोजन नही है । यहाँ तो जीवके साथ 
सयोगको प्राप्त हुए नोकर्म, द्रव्यकर्म और भावकर्मरूप अजीवसे प्रयोजन है । 
चैतन्यस्वभाववाले जीवके साथ अनादि कालसे ये नोकर्म--शरीर, द्रव्यकर्म-- 


आप प्राप-जफ्प्र्ज-+ 
९ तत्तार्थश्रद्धान सम्पस्दर्शनम्‌' ।--त० सू० १-२। 
र. भूयत्येणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्ण पाव च | 


आसवसवरणिज्जरवधो मोक्‍्खो य सम्मत्त ।--स० सा० १३। 
है। 'दर्शनमात्मविनिश्चिति.--पुरुषार्थन । _ न्‍े 


६ - सम्बत्वचिन्तामणि' 


श्रद्धांके बिना सम्यग्दर्शन कदापि नहीं होता । इसलिये अन्वयव्याप्तिके अनुसार 
कारणमें कार्यका उपचार कर इसे सम्यर्दर्णन कहा है । 


यही पद्धति तत्त्वार्थश्रद्धानडप लक्षणमें भी सघटित करना चाहिये, क्योकि 
द्रव्यलिंगी अपने क्षयोपशमके अनुसार तत््वार्थका ज्ञान प्राप्ककर उसकी श्रद्धा 
करता है, बुद्धिपूर्वक अश्रद्धाकी किसी बातकों आश्रय नहीं देता, तत्त्वार्थका ऐसा 
विक्दद व्याख्यान करता है कि उसे सुनकर अन्य मिथ्यादृष्टि सम्यग्दृष्टि हो जाते 
हैं; परन्तु परमार्थतरे वह स्वय मिथ्यादृष्टि ही रहता है। उसकी णठद्धामें कहाँ 
घूक रहती है, यह प्रत्यक्षज्ञानी जानते हैँ । इतना होने पर भी यह निश्चित है 
कि फरणानुयोगप्रतिपादित सम्पग्दर्शनकी प्राप्ति तत्त्वार्थ-श्रद्धानपूर्वक होगी । 
मत कारणमें कार्यका उपचार कर इसे सम्यग्दर्शन कहा है । थे 


स्थृलखूपसे “छारीर भिन्‍त है, आत्मा भिन्‍न है” ऐसा स्वपरका भेदविज्ञान 
द्रव्यलिंगी मुनिको भी होता है। द्रव्यलिंगी मुनि, घानीमें पेल दिये जानेपर भी 
सक्लेश नही फरता और ७ुक्ललेश्याके प्रभावसे नौवें ग्रेवेयक तकमें उत्पन्न 
होनेकी योग्यता रखता है फिर भी वह मिथ्यादृष्टि रहता है । उसके स्वपरमभेद- 
विज्ञानमें जो सुक्ष्म चूक रहती है उमे जनसाधारण नहीं जान सकता । वह चूक 
प्रत्यक्षज्ञानका ही विषय है । इस स्थितिमें यह कहा जा सकता है कि करणानु- 
योग प्रतिपादित सम्यर्दर्शन इससे भिन्‍न है परन्तु उसकी प्राप्तिमें स्वपरका 
भेदविज्ञान कारण पडता हैं। अत कारणमें कार्यका उपचार कर उसे सम्परदर्शन 
कहा है । 

कषायकी मन्दतासे उपयोगकी चण्म्बलता दूर होने लगती है, उस स्थितिमें 
द्रव्यलिंगी मुनिका उपयोग भी परपदाथसे हट कर स्वमें स्थिर होने लगता हूँ । 
स्वद्रव्य--आत्मद्रव्यकी वह बडी सूक्ष्म चर्चा करता है । भात्माके ज्ञाता-द्ष्टा 
स्वभावका ऐसा भावविभोर होकर वर्णन करता है कि अन्य मिध्यादृष्टि जीवोंको 
भी आत्मानुभव होने लगता है परन्तु वह स्वय मिध्यादृष्टि रहता है ! इस 
स्थितिमें इस आत्मश्रद्धानकों करणानुयोग प्रतिपादित सम्यग्दर्शनका साधन मान 
-कर सम्यरदर्शन कहा गया है । 

इन सब लक्षणोंमें जो सूक्ष्म चूक रहती है उसे छप्मस्थ जान नही सकता, 
इसलिये व्यवहारसे इन सबको सम्यर्दर्शन कहा जाता है । इनके होते हुए सम्थ- 
अत्वका घात करनेवाली सात प्रकृतियोका उपशमादिक होकर करणानुयोगप्रति- 
पादित सम्यर्दर्शन प्रकट होता है। देव-घशास्त्र-गुरकी प्रतीति, तत्त्वार्थअ्रद्धान, 
स्वपरश्रद्धान और आत्मश्रद्धान ये चारों लक्षण एक-दूसरेके बाघक नहीं हैं क्योंकि 
एकके होनेपर दूसरे लक्षण स्वय प्रकट हो जाते हैं। पात्रकी योग्यता देखकर 


सम्यग्दशन १७ 


आचार्योने विभिन्‍्म शैलियोसे वर्णन मात्र किया है । जैसे आचरणप्रधान शैलीको 
मुख्यता देनेकी अपेक्षा देव-शास्त्र-गुरकी प्रतीतिको, ज्ञानप्रधान शैलीको मुख्यता 
देनेकी अपेक्षा तत्त्वार्थश्रद्धाथों और कषायजनित विकल्पोंकी मन्द-मन्दतर 
अवस्थाको मुख्यता देनेकी अपेक्षा स्वपरश्रद्धान तथा भआत्मश्रद्धानको सम्यग्दर्शन 
कहा है । अपनी योग्यताके अनुसार चारो शैलियोको अपनाया जा सकता है। 
इन चारो शौलियोमें भी यदि मुख्यता और अमुख्यताकी अपेक्षा चर्चा की जावे 
तो तस्वार्थश्रद्धानरूप ज्ञानप्रधान शैली मुख्य जान पडती है क्योकि उसके होने 
प्र ही शेष तीन शैलियोको बल मिलता है । 
सम्यग्वर्शन किसे प्राप्त होता है ? 

सिथ्यादृष्टि दो प्रकारके हैं-“एक भनादि मिथ्यादुष्टि और दूसरे सादि 
भिथ्यादृष्टि । जिसे आज तक कभी सम्यर्दर्शन प्राप्त नही हुआ हैं वह भनादि 
सिथ्यादृष्टि है और जिसे सम्यरदर्शन प्राप्त होकर छूट गया है वह सादि मिथ्या- 
दृष्टि जीव है । अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके मोहनीयकमंकी छब्बीस प्रकृतियोंकी 
सत्ता रहतो है क्योकि दर्शनमोहनीयकी मिथ्यात्व, सम्यकमिथ्यात्व और सम्यकक्‍्त्व- 
प्रकृति इन तीन प्रकृतियोमेंसे एक मिथ्यात्वप्रकुतिका ही बन्ध होता है, शेष 
दोका नही । प्रथमोपशम सम्परग्दर्शन होने पर उसके प्रभावसे यह जीव मिथ्यात्व- 
प्रकृतिके मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृतिके भेदसे तीन खण्ड 
करता हैं । इस तरह सादि मिथ्यादृष्टि जीवके ही सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्‍त्व 
प्रकृतिकी सत्ता हो सकती हैं। सादि मिथ्यादृष्टि जीवोमें मोहनीयकर्मकी सत्ताके 
तीन विकल्‍प बनते हँ--एक अट्टाईस प्रकृतियोकी सत्तावाला, दूसरा सत्ताईस 
प्रकृतियों की सत्तावाला और तीसरा छब्बीस प्रकृतियोकी सत्तावाला । जिस 
जीवके दर्शनमोहकी तीनो प्रकृतियाँ विद्यमान हैं वह अद्ठाईस प्रकृतियोकी 
सत्तावाला हैं। जिस जीवने सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना कर ली है वह सत्ताईस 
प्रकृतियोकी सत्ता वाला हैं और जिसने सम्यक्मिथ्यात्वप्रकृतिकी भी उद्देलना कर 
ली हैँ वह छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला है । 

सम्यग्दर्शनके औपशमिक, क्षायोपश्चमिक और क्षायिक इस प्रकार तीन भेद 
हैं। यहाँ सर्वप्रथम ओपशमिक सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिकी अपेक्षा विचार करते हैं, 
क्योकि अनादि मिथ्यादृष्टिको सर्वप्रथम औपशमिक सम्यर्दर्शन ही प्राप्त होता 
हैं। औपशमिक सम्यरदर्शन भी प्रथमोपशम और द्वितीयोपशमके भेदसे दो प्रकार- 
का है। यहाँ प्रथमोपशम सम्यर्दर्शनकी चर्चा हैं। द्वितीयोपशमकी चर्चा आगे 
की जायगी । 

इतता निद्िचत है कि सम्यरदर्शन सज्ञी, पण्चेन्द्रिय, पर्याप्तक, भव्य जीवकों 
ही होता है क्षन्यको नही। भ्रव्योमे भी उसीको होता है जिसका ससारभ्रमणका 

रु न 


१्८ सम्यक्त्व-चित्तामणि: 


काल अर्घपुद्गल परावर्तनके कालसे अधिक बाकी नही है । छेश्याओंके विषयमें 
यह नियम हैं कि मनुष्य और तिर्यव्चोंके तीस छुम लेश्याओमेंसे कोई लेश्या हो 
और देव तथा नारकियोंके जहा जो लेद्या बतलाई है उसीमें औपशमिक सम्यग- 
दर्शन हो सकता है । सम्यरदर्शनकी प्राप्तिके लिये गोत्रका प्रतिवन्ध नही है 
अर्थात्‌ जहाँ उच्च-नोच गोत्रोंमेंसे जो 'भी समव हो उसी गोत्र सम्यर्दर्शन हो 
सकता हैँ। कर्मस्थितिके विषयमें चर्चा यह है कि जिसके बध्यमान कर्मोंकी स्थिति 
अन्त कोडाकोडी ,सागर अमाण हो तथा सत्तामें स्थित कर्मोंकी स्थिति सख्यात 
हजार सागर कम अन्त कोडाकोडी सागर प्रमाण रह गई हो वही सम्यर्दर्शन 
प्राप्त कर सकता है, इससे अधिक स्थितिबन्ध पटनेपर सम्यन्दर्षन प्राप्त नही हो 
सकता। इसी प्रकार जिसके अग्रशस्त-प्रकृतियोंका अनुभाग द्विस्थानगत और 
प्रशस्त प्रकृतियोका अनुभाग चतु स्थानगत होता है वही औपशमिक सम्यरदर्शन 
प्राप्त कर सकता है। यहा इतनी विशेषता और भी ध्यानमें रखना चाहिये कि 
जिस सादि मिथ्यादृष्टिके आहारकशरीर और आहारकदशरीराज्ेपाज़ुकी सत्ता 
होती है उसे प्रथमोपद्मम सम्यरदर्गन नहीं होता । अनादि मिथ्यादृष्टिके इनकी 
सत्ता होती ही नही है । इसी प्रकार प्रथमोपशम सम्यरदर्शनसे च्युत हुआ जीव 
दूसरी बार प्रथमोपशम सम्यकत्वको तबतक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह 
वेदक कालपें रहता है । वेदक काछके भीतर यदि उसे सम्यःरदर्शन प्राप्त करनेका 
अवसर आता है तो वह वेदक--क्षायोपशमिक सम्यरदर्शन ही प्राप्त करता है । 
वेदककालके विषयमें यह कहा गया है कि सम्यर्दर्शानसे च्युत हुआ जो मिध्यादृष्टि 
जीव, एकेन्द्रिय पर्यायमें भ्रमण करता है वह सज्ञी प्॑चेन्द्रिय होकर प्रथमोपद्म 
सम्यग्दर्शनको तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके सम्यवत्व तथा सम्यडूमिध्यात्व 
इन दो प्रकृतियोकी स्थिति एक सागरसे कम छोष रह जावे । यदि इससे अधिक 
स्थिति शेष हैं तो नियमसे उसे वेदक--क्षायोपद्ममिकसम्पर्दर्शन ही हो सकता 
है । यदि सम्यर्दर्दानसे च्यूत हुआ जीव विकलत्रयमें परिभ्रमण करता है तो उसके 
सम्यकत्व और सम्यड्मिथ्यात्वप्रकृतिकी स्थिति पुथवत्वसागरप्रभाण दोष रहनेतक 
उसका वेदककाल कहलाता है। इस कालमें यदि उसे सम्पग्दर्शन प्राप्त करनेका अव- 
सर आता है तो नियमसे वेदक--क्षायोपश्मिक सम्यग्द्शनको ही प्राप्त होता है । 
“हाँ, सम्यक्‍त्वप्रकृतिकी अथवा सम्यकत्वप्रकृति और सम्यझूमिध्यात्वप्रकृति 
दोनोकी उद्दे लना हो गई है तो ऐसा जीव पुनः सम्यग्दशन प्राप्त करनेका अवसर 
आने पर प्रथमोपशम सम्यक्‍त्वको प्राप्त होता है। वात्पर्य यह है कि अनादिमिथ्या- 
दृष्टि जीवके सर्वप्रथम प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन ही होता है और सादिमिध्या- 
दृष्टियोंमें २६ या २७ प्रकृतियोंको सत्तावाले जीवके दूसरी वार भी प्रथमोपद्षम 
सम्यच्दर्शन होता है. किन्तु २८ प्रकृतिकी सत्तावाड़े ज्ञीवके वेदक कालके भीतर 


सम्यग्दर्शन १९, 


दूसरी बार सम्यग्दर्शन हो तो वेदक--क्षायोपशमभिक ही होता हैं। हाँ, वेदक 
कालके तिकल जानेपर प्रथमोपशम सम्परदर्धन होता है । 


इस प्रकार सम्य्दर्शन प्राप्त करनेकी योग्यता रखने वाला सज्ञी पम्चेन्द्रिय 
पर्याप्तक, विशुद्धियुक्त, जागुत, साकार उपयोगयुक्त, चारो गति वाला भव्य जीव 
जब सम्यर्दर्शन धारण करनेके सम्मुख होता हैं तब क्षायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, 
प्रायोग्य और करण इन पाच लरूब्वियोको प्राप्त होता हैं । इनमें करण लब्विको 
छोडकर शेष चार लब्धिया सामान्य हैं अर्थात्‌ भव्य और अभव्य दोनोंको प्राप्त 
होती हैं परन्तु करण लूब्धि भव्य जीवको ही प्राप्त होती है । उसके प्राप्त होने- 
पर सम्यरस्दर्शन नियमसे प्रकट होता है। उपर्युक्त लब्धियोका स्वरूप इस 
प्रकार हैं-- 

(१) क्षायोपशनिक छव्घि--पूर्व ' सचित कमंपटलके अनुभागस्पर्धकोंका 
विशुद्धिके द्वारा प्रतिसमय अनन्तगुणित होन होते हुए उदीरणाको प्राप्त होना 
क्षायोपश्मिक लब्धि है। इस लब्धिके द्वारा जीवके परिणाम उत्तरोत्तर निर्मल 
होते जाते हैं । 

(२) विशुद्धि छब्पि--साता वेदनीय आदि प्रशस्त प्रकृतियोके बन्धर्मे कारण- 
भुत परिणामोको प्राप्तिको विशुद्धि रूब्धि कहते हैं । 


(३) देशना लब्धि--छहो द्रव्य भौर नो पदार्थके उपदेशको देशना कहते 
हैँ । उक्त देशनाके दाता आचार्य आदिकी लब्धिको और उपदिष्ट भर्थके ग्रहण, 
घारण तथा विचारणाकी शक्तिकी प्राप्तिको देशना लब्धि कहते हैँ । 


(४) प्रापोर्य लब्धि--आयुकर्मकों छोडकर शेष कर्मोंकी स्थितिको अन्त,- 
कोडाकोडी सागर प्रमाण कर देना और अशुभकर्ममेंसे घातिया कर्मोके अनुभागकों 
लता और दाझ इन दो स्थानगत तथा अधातिया कर्मोके अतुभागको नीम और 
फाजी इन दो स्थान गत कर देना प्रायोग्य रब्धि है । 

(५) करण लबव्धि--करण भावोको कहते हैँ । सम्यग्दर्णन प्राप्त कराने वाले 
फकरणो--भावोकी प्राप्तिको करण लब्बि कहते हैं । इसके तीन भेद हैँ--अथाप्रवृत्त- 
करण अथवा अध'करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण । जो करण--परिणाम 
इसके पूर्व प्राप्त न हुए हो उन्हें अथाप्रवृत्तकरण कहते हैँ । इसका दूसरा सार्थक 


१ चदुगदिभव्यों सण्णी पज्जत्तो सुज्ञगो य सागारो | 
जागारो सल्लेस्सो सलडदिगो सम्ममुपगमई ॥--जी० का० ६५१ ॥ _- 
खउठउवसमियविसोहि देसणपाउग्गकरणलड्ी य । 
चत्तारि वि सामण्णा करण पुण होदि सम्मत्ते /--जी० का० ६५० । 


२० सम्यक्त्वचिन्तामणि: 


माम अघ करण है । जिसमें आगामी समयमें रहने वाले जीवोके परिणाम पिछले 
समयवर्ती जीवोके परिणामोसे मिलते जुलतें हो उसे अघ,प्रवृत्तकरण कहते हैं । 
इसमें समसमयवर्ती तथा विषमसमयवर्ती जीवोंके परिणाम समान और असमान- 
दोनो प्रकारके होते हैं। जैसे पहले समयमें रहने वाले जीवदोके परिणाम एकसे 
लेकर दस नम्बर तकके हैं. और दूसरे समयमें रहने वाले जीवोके परिणाम छहसे 
लेकर पन्द्रह नम्पर तकके हैं। पहले समयमें रहने वाले जीवके छहसे लेकर दण 
नम्वर तकके परिणाम विभिन्‍न समयवर्ती होने पर भी परस्पर मिलते-जुलते हूँ । 
इसी प्रकार प्रथम समयवर्ती अनेक जीवोके एकसे लिकर दस तकके परिणामोंमसे 
समान परिणाम हो सकते हैं भर्थात्‌ किन्ही दो जीवॉके चौथे नम्बरका परिणाम 
हैं और किन्‍्ही दो जीवोके पाँच नम्बरका परिणाम हैं । यह परिणामोकी समानता 
और असमानता नाना जीवोकी अपेक्षा घटित होती हैं। इस फरणका काल 
अन्तमुंहर्त है और उसमें उत्तरोत्तर समान वृद्धिकों लिए हुए असरुयात छोक 
प्रमाण परिणाम होते हैं । 

जिसमें प्रत्येक समय अपूर्व अपूर्व--नतये नये परिणाम होते हैं उसे अपूर्वकरण 
कहते हैं । जैसे पहले समयमें रहने वाले जीवोंके यदि एकसे लेकर दस नम्बर 
तकके परिणाम हैं तो दूसरे समयमें रहने वाले जीवके ग्यारहमे बीस नम्बर तकके 
परिणाम होते हैं। अधूर्वकरणमे समसमयवर्ती जीवोके परिणाम समान औौर 
असमान दोनो प्रकारके होते हैं. परन्तु भिन्‍न समयवर्ती जीवोंके परिणाम असमान 
हो होते हैं । जैसे, पहले समयमें रहनेवाले और दूसरे समयमें रहनेवाले जीवोके 
परिणाम कभी समान नही होते परन्तु पहले अथवा दूसरे समयमें रहनेवाले जीवो 
के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी। यह चर्चा भी नाना 
जीवोंकी अपेक्षा हैं। इसका काल भो अन्‍्तमु हुर्त प्रमाण हैं। परन्तु यह भन्त- 
मुहूर्त अध प्रवृत्ततरणके अन्‍्तमुहतसे छोटा हैं। इस अन्तमुंहृ्त प्रमाण कालमें 
भी उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होते हुए असख्यात लोक प्रमाण परिणाम 
होते हैं । 

जहाँ एक समयमें एक ही परिणाम होता है उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैँ । 
इस करणमें समसमयवर्ती जीवोके परिणाम समान हो होते हैं और विपमसमय- 
वर्ती जीवोंके परिणाम असमान ही होते हैं। इसका कारण है कि यहाँ एक 
समयमें एक हो परिणाम होता है इसलिये उस समयमें जितने जीव होगे उन 
सबके परिणाम समान ही होगे और भिन्न समयोमें जो जीव होगे उनके परिणाम 
भिन्न हो होंगे । इसका काल भी बन्तर्मुहर्त प्रमाण है। परच्चु अधुर्वकरणकी 
अपेक्षा छोटा अन्तर्मुहूर्त है। ' इसके प्रत्येक समयमें एक ही परिणाम होता है | 
इन तोनो करणोंमें परिणामोंकी विशुद्धता उत्तरोत्त र बढ़ती रहती है ॥। 


संम्यग्दरान २१ 


उपयुक्त तीन करणोमेंसे पहले अथाप्रवृत्त अथवा अधः:करणमें चार आवश्यक 
होते हैं--(१) समय समयमे अनन्तगुणी विशुद्धता होती है । (२) प्रत्येक अच्त- 
मुह्॒तमें नवीन बन्धकी स्थिति घटती जाती है। (३) प्रत्येक समय प्रशस्त 
प्रकृतियोका अनुभाग भननन्‍्तगुण बढ़ता जाता है और (४) प्रत्येक समय अप्रशस्त 
प्रकृतियोका अनुभाग अनन्‍्तवा भाग घटता जाता है। इसके बाद अपूर्वकरण 
परिणाम होता है । उस आपूर्वकरणमें निम्नलिखित आवश्यक और होते हैं । (१) 


सत्तामें स्थित पूर्व कर्मोक्ो स्थिति प्रत्येक्र अन्तर्मु हर्तमें उत्त रोत्तर घटती जाती है 
अत स्थितिकाण्डक घात होता है (२) प्रत्येक अन्तर्मुहर्तमें उत्त रोत्तर पूर्व कर्मका 


अनुभाग घटता जाता है इसलिये अनुभागकाण्डक घात होता है और (३) गुण- 
श्रेणीके कालमें क्रसे असख्यातगुणित कर्म, निर्जराके योग्य होते हैं इसलिए 
गुणश्रेणी निर्जरा होती है । इस अपुर्वकरणमें गुणसक्रमण नामका आवश्यक नही 
होता । किन्तु चारित्रमोहका उपशम करनेके लिए जो अपूर्वकरण होता है उसमें 
होता है ।अपुर्वकरणके बाद अनिवृत्ति करण होता हैं उसका काल अपुर्वकरणके 
कालके सख्यातवें भाग होता है । इसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल 
व्यतीत होने पर' अन्तरकरण होता है अर्थात्‌ अनिवृत्तिकरणके कालके पीछे उदय भाने 
योग्य मिथ्यात्वकर्मके निषेकोका अन्तमुंह॒र्तके लिए अभाव होता है । अच्तरकरणके 
पीछे उपशमकरण होता है भर्थात्‌ अन्तरकरणके द्वारा अभावरूप किये हुए निषेको: 

के ऊपर जो सिथ्यात्वके निषेक उदयमें आनेवाले थे उन्हें उदयके अयोग्य किया 
जांता है । साथ ही अनन्‍्तानु बन्धीचतुष्कको भी उदयके अयोग्य किया जाता हैँ । 
इस तरह उदययोग्य प्रकृतियोका अमाव होनेसे प्रथमोपशम सम्यकत्व होता है । 
पदचात्‌ प्रथमोपशम सम्यकत्वके प्रथम समयमें मिथ्यात्वप्रकृतिके तीन खण्ड करता 
है । परन्तु राजवातिकरमें, अनिवृत्तिकरणके चरम समयमें तोन खण्ड करता है, 
ऐसा सूचित किया है ।* तदनन्तर चरम समयमें मिथ्यादर्शनके तीन भाग करता 


१, किमन्तरकरण नाम ? विवविलियकम्माण हेट्ठिमोवरिमद्टिदीओ मोत्तृण मज्झे 
अतोमुहुत्तमेत्ताण ट्विदीण परिणामविसेसेण णिसेगांणगमभावीकरणमतरकरण- 
मिदि भण्णदे ।--जयघचल अ० प्र० ९५३। 
अर्थ--अन्तरकरणका कया स्वरूप है ? उत्तर--विवक्षित कर्मोकी अघस्तन 
ओर उपरिम स्थितियोंकों छोडकर मध्यवर्ती अन्तमु ह्॒त मात्र स्थितियोके 
निषेकोका परिणामविद्येषके द्वारा अभाव करनेको अन्तरकरण कहते हैं । 

२ ततश्चरमसमये सिथ्यादर्शन त्रिधा विभक्‍त करोति--सम्यक्त्व मिथ्यात्व 
सम्ग्रडिमध्यात्व चेति । एतासा तिसृणा प्रकृतीनाम्‌ अनन्तानुवन्धिक्रोधमान- 
मायालोभाना चोदयाभावेःन्तमु ह॒र्तकाल प्र थमसम्यक्त्व भवति ।--त० वा[० 
अ० ९, पृष्ठ ५८९। 





२२ सम्यवत्व-चिन्तामणि 


है--सम्पगत्व, मिध्यात्य भौर सम्गगमिच्यात्य | इन धोम प्ररृतियों तथा बनन्‍्ता- 
नुवन्धी फ्रोप, मान, माया, खो एन घार प्रयुतियोंतरा एस प्रकार सात प्रयुतियोपि 
उदयका अमाय द्वीगे पर प्रयमोपशम पस्वकय होता है । यही भाव पदयण्टागम 
(घवला पुस्तफ ६) मे निम्नलिरित थो सूतोम भी प्रप्ट दिया गया हैं-- 
'ओएट्रेंदण मिष्छत तिण्णि भाग फरेदि तम्मत्त मिच्छतत समाभिच्छत वीजा] 
अरप--अन्तरकरण मरके मिच्यात्य गर्मगे सोने भाग करता ट--साम्यवत्य, 
मिध्यात्व और सम्पझुमिध्याट्य । 
घइसणमोहणीय कम्म उयस्तामेदि ॥८॥ 
हय--मिध्यात्यके सीन भाग मगरग्नेफे परशान्‌ दर्शनमोहनीयकर्मको 
उपदामाता है । 
द्वितीपोपशमराध्यरदर्शन 


ओपदामिक रास्यगदश्नियें: प्रयमोपशम सौर द्वितीयोपशम इस प्रकार दो भेद 
हैं। इनमेंसे प्रधयोपशम ॥गफे भर गय होता है । दसफो पर्चा ऊपर था चुकी 
है। द्वितीयोपणमफी घर्चा एम प्रफार हं। प्रयोपथम और क्षायोप्रप्मिक 
सम्पस्दर्दनका सस्तित्य शतुर्धगुणस्थानमे लेकर सातयें गुणस्थान तक ही रहता है । 
धायोपशमिक सम्पस्दर्दतकों घारण करनेयाला कोई जीव जब सातयें गुणस्पानके 
सातिषय अप्रमत भेंदमें उपद्षमश्र णो माइनेफ़े मम्मुप होता है तय उसके द्वितीयो- 
पद्म सम्यग्दर्दन उत्पन्त होता हैं। इस सम्यर्दर्यानर्में अनम्तानुबन्धी चतुप्कको 
विस्तयोजना मौर दर्शनमोहनीयफी तीन प्रणुतियोका उपद्मम होता हैं। इस 
सम्यग्दर्शनफो घारण गरनेयाछा जीव उपशमश्न णी माठकर ग्यारहयें गुणस्‍््यान तक 
जाता है औौर यहांसे पतन फर सीखें माता हूँ । पतनकी झपेक्षा चतुर्थ, पल्चम 
ओर पप्ठ गुणस्थानमें भी इसका सदृभाव रहता हू । 
क्षापोपशमिक अपया येवफ सम्पग्द्शन 

मिध्यात्व, सम्यडमिध्यात्य, अनन्तानु वन्‍्धी क्रोध, मान, माया, छोम इन छह 
सर्वधातो प्रफृतियोके वर्तमान फालमें उदय आनेवाले निर्षेफोका उदयामावी क्षय 
तथा आगामीकालमें उदय आनेयाऱे निर्षेफोका सदबस्यारूप उपशम और सम्यक्‍त्व 
प्रकृति नामक देशधाती प्रकृतिका उदय रहनेपर जो सम्यक्त्व होता है उसे क्षायो- 
पशमिक सम्यपत्व कहते हैं । इस सम्यक्ट्वमें सम्यवत्वप्रकृतिका उदय रहनेसे चल, 
मऊ और भअगाढ़ दोप उत्पन्न होते रहते हैँ । छह सर्वघाती प्रकृतियोके उदयामायी 
क्षय और सदवस्थारूप उपशमको प्रवानता देकर जब इसका वर्णन होता है तब 
इसे क्षायोपशमिक कहते हैं और जब सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयको अपेक्षा वर्णन 
होता है तब इसे वेदक सम्यरदर्णन कहते हैं । वैसे ये दोनो हैं पर्यायवाची । 


* सम्यंग्दर्शत 7 २३ 


इसकी उत्पत्ति सादि मिथ्यादृष्टि और सम्यस्दृष्टि दोनोके हो सकती है । 
सादि मिथ्यादुष्टियोमें जो वेदककालके भीतर रहता है उसे वेदक सम्यग्दर्शान ही 
होता है । सम्यग्दृष्ठियोमें जो प्रथमोपदाम सम्यग्दुष्टि है उसे भी वेदक सम्यग- 
दर्शन ही होता है । प्रथमोपशम सम्यर्दुष्टि जीवकों, चौथेसे लेकर सातघें गुणस्थान 
तक किसी भी गुणस्थानमें इसकी प्राप्ति हो सकती है । यह सम्यग्दर्शन चारो 
गतियोमें उत्पन्न हो सकता है । 
क्षायिफ सम्पस्द्शन 


मिथ्यात्व, सम्यड्मिथ्यात्व, सम्यवत्वप्रकृति और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, 
माया, लोस इन सात प्रकृतियोके क्षयसे जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह क्षायिक 
सम्यक्त्व कहलाता है ।' दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका आरम्भ कर्ममृमिज मनुष्य हो 
करता है और वह भी केवली या श्रुतकेवली के पादमूलमें ।* परन्तु इसका निष्ठापन 
चारो गतियोमें हो सकता है। यह सम्यग्दर्शन वेदकसम्यकृ्त्वपूर्वक ही होता है 
तथा चौथेसे सातवें गुणस्थान तक किसी भी गुणस्थानमें हो सकता है। यह सम्यरदर्शन 
सादि अनन्त है । होकर कभी छूटता नही हैं जब कि औौपशमिक भौर क्षायोपण्ममिक 
सम्पग्दर्दान असख्यात बार होकर छूठ सकते है । क्षायिकसम्यरदृष्टि या तो उसी 
भवसे मोक्ष चला जाता है या तीसरे भवमें, चौथे भवमें, चौथे भवसे अधिक ससारमें 
नही रहता ।* जो क्षायिकसम्यरदृष्टि बद्धायुष्क होनेसे नरकमें जाता है अथवा 
देवगतिमें उत्पन्त होता है वह वहाँसे मनुष्य होकर मोक्ष जाता है । इस प्रकार 
तीसरे भवमें मोक्ष जाता है और जो वद्धायुष्क होनेसे भोगभूमिमें मनुष्य या 
तिय॑च होता है वह वहाँसे देवगतिमें जाता है। वह वहाँसे आकर मनुष्य हो, मोक्ष 
जाता है । इस प्रकार चौथे भवमें उसका मोक्ष जाना बनता है ।* चारो गति- 
सम्बन्धी आयुका बन्ध होनेपर सम्यक्त्व हो सकता है, इसलिये बद्धायुष्क सम्यगे- 
दृष्टिका चारो गतियोमें जाना सभव है। परच्तु यह नियम है कि सम्यक्त्वक्रे 





१ दसणमोहक्खवणापद्ुवगों कम्मसुमिजादो हु । 
मणुसो केवलिमूले णिट्ठवगो होदि सव्वत्य ॥६४॥--जी का० । 
२ स्वय श्रुतकेवली हो जाने पर फिर केवल्ली या श्रुतकेवलीके सॉच्निधघानकी 
आवश्यकता नही रहती । 
३. दसणमोहे खवबिदे सिज्ञदि एक्केव तदिय-तुरियभवे । 
णादिक्कदि तुरियभव ण विणस्सदि सेससम्म वा.॥--क्षे ० जी० का० स० मा० 
४. चत्तारि वि खेत्ताइ, आयुगवधेण होइ सम्मत्त। , 
अणुवद-मसहव्वदाइ ण॑ लह॒॑इ देवाउगं मोत्तु ॥+-६५२ ॥-जी० का०। 


(7९ सम्यक्त्व-चिन्तामणि' 


कालमें यदि मनुष्य और तिय॑न्चके आयुवन्ध होता है तो नियमसे देवायुका ही 
बन्ध होता है और नारकी तथा देवफे नियमसे मनुष्यायुका ही बंध होता है । 
सम्यग्दर्धानफी उत्पत्तिफे बहिरजु फारण 

कारण दो प्रकारका होता है--एक उपादानकारण और दूसरा निमित्तकारण । 
जो स्वय कार्यरूप परिणत होता है वह उपादानकारण फहलाता है । और जो 
कार्यफी सिद्धिमें सहायक होता हैं वह निमित्तकारण कहलाता हैं । अन्तरजु भौर 
बहिरजुके भेदसे निमित्तके दो भेद हैँ । सम्यरदर्शनकी उत्पत्तिका उपादानकारण' 
गासन्नभव्यता आदि विशेषताओोंसे युक्त आत्मा हैं। अन्तरज्धभ निर्मित्तकारण 
सम्यकत्वकी प्रतिबन्धक सात प्रकृतियोका उपणम, क्षय अथवा क्षयोपश्यम है और 
बहिरज्भु निमित्तकारण सदगुरु आदि है। अन्तरज्ज निमित्तकारणके मिलनेपर 
सम्यग्दर्शन नियमसे होता है परन्तु बहिरज्भ निमित्तके मिलनेपर सम्यग्दर्शन 
होता भी है और नही भी होता है । सम्यरदर्शनफे वहिरज्गजू निमित्त चारो गतियोमें 
विभिन्‍न प्रकारके होते हैं । जैसे नरकगतिमें तीसरे नरक तक जातिस्मरण, 
धर्मश्रवण और तीक्नवेदनातुभव ये तीन, चौथेसे सातवें तक जातिस्मरण भौर 
तीम्षवेदनानुभव ये दो, तिर्यव्भ्व और मनुष्यगतिमें जातिस्मरण, घर्मश्रवण और 
जिनविम्बदर्शन ये तीन, देवगतिमें बारहवें स्वर्गतक जातिस्मरण, घधर्मश्रवण, 
जिनकल्याणकरदर्शन और देवद्विदर्शन ये चार, तेरहवेंसे सोलहवें स्वर्गतक 
देवद्धिदर्शनको छोडकर तीन और उसके आगे नौवें ग्रवेयक तक जातित्मरण 
तथा धर्मश्रवण ये दो बहिरड्भ निमित्त हूँ। ग्रेवेयकके ऊपर सम्यर्दृष्टि ही 
उत्पन्न होते हूँ, इसलिये वहाँ वहिरज्जनिमित्तकी आवदयकता नही है। इस 
सन्दर्भमें सर्वार्थसिद्धिका 'भिर्देशस्थामित्व” आदि सूत्र तथा घवला पुस्तक ६ पृ० 
४२० आदिका प्रकरण द्रष्टब्य है । 
पस्पग्वर्शनके भेद 

उत्पत्तिकी अपेक्षा सम्परदर्शनके निर्र्गण और मधिगमजके भेदसे दो भेद 
हैं। जो पूर्व सस्कारकी प्रवलताप्ते परोपदेशके बिना हो जाता है वह तिसगंज 
सस्यग्दशंन कहलाता है ओर जो परके उपदेश्पूर्वक होता है वह अधिगमज 
पम्परवर्शन कहलाता है । इन दोनो भेदोमें कन्तरद्भू कारण--सात प्रकृतियोंका 
उपशमादिक समान होता है, मात्र वाद्यकारणकी भपेक्षा दो भेद होते हैं । 

करणानुयोगकी पद्धतिसे सम्यग्दशंनके मौपश मिक, क्षायिक और क्षायोपश्षमिक, 
ये तीन भेद होते हैं । जो सात प्रकृतियोंके उपश्षमसे होता है वह औपपदमिक 


१. आसन्‍्नभव्यताकर्महानिस शित्वशुद्धिभाक्‌ । 
देशनायस्तमिथ्यात्वों जीव... सम्यवत्वमइनुते ॥--सा० घ० । 


'सम्यग्दशन १५ 


कहलाता है । इसके प्रथमोपशम और द्वितीयोपशमकी अपेक्षा दो भेद हैँ । जो 
सात प्रकृतियोके क्षयसे होता है उसे क्षायिक कहते है और जो सर्वधाती छह ह 
प्रकृतियोके उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशम तथा सम्यक्त्वप्रकृतिनामक 
देशधाती प्रकृतिके उदयसे होता है उसे क्षायोपशसिक अथवा वेदक सम्यर्दर्शन ' 
कहते हैं। कृतकृत्यवेदक सम्यस्दर्शन भी इसी क्षायोपशमिक सम्यरदर्शनका 
अवान्तरभेद है। दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जिस क्षायोपशमिक 
सम्यर्दृष्टिके मात्र सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय शेष रह गया है, शेषकी क्षपणा हो 
चुकी हैं उसे कृतकृत्यवेदकसम्प+्दृष्टि कहते हैं । 

चरणानुयोगकी पद्धतिसे सम्यग्दश तके निश्चय और व्यवहारकी अपेक्षा दो 
भेद होते हैं। वहाँ परमार्थ देव-शास्त्र-गुरकी विपरीत्ताभिनिवेशसे रहित श्रद्धा करने- 
को निश्चयसम्यग्ददंन कहा जाता है और उस सम्यग्दृष्टिकी पच्चीस दोषोसे रहित 
जो प्रवृत्ति है उसे व्यवहारसम्पग्वर्ध कहा जाता हैं। शद्भूादिक आठ दोष, भाठ 
मद, छह अनायतन और तीन मूढ्ताएँ ये व्यवहारसम्यग्दर्शनके पच्चीस दोष 
कहलाते है ।' 

दृव्यानुयोगकी पद्धतिसे भी सम्यस्दर्दानके निरचय और व्यवहारकी अपेक्षा 
दो भेद होते हैं । यहाँ जीवाजीवादि सात तत्त्वोके विकल्पसे रहित शुद्ध आत्माके 
श्रद्धानको निदचरयसस्यग्दर्शन कहते हैं भौर सात तत्त्वोके विकल्पसे सहित श्रद्धानको 
स्यवहारसम्पादर्शन कहते हैं। * 

भ्ध्यात्ममें वीतरागसम्यग्दर्दत और सरागप्रम्यर्दर्शकके भेदसे दो भेद 
होते हैं । यहाँ आत्माकी विशुद्धि मात्रको बीतराग सम्यग्वर्शन कहा है और प्रश्म, 
सवेग, अनुकम्पा ओर आस्तिक्य इन चार गुणोकी अभिव्यक्तिको सराग सम्यगृ- 
वर्शन कहा है । 

भात्मानुशासनमें? ज्ञानप्रधान निमित्तादिककी अपेक्षा १. आज्ञासम्यक्त्व, 
२ मार्य-सम्यक्त्व, रे उपदेशसम्यक्त्व, ४. स्‌त्रसम्यक््व, ५ बीजसम्यकत्व, 
६ सक्षेपसम्पक्त्व, ७ विस्तारसम्यक्त्व, ८ अर्थसम्यक्त्व, ९. अवगाढ सम्यक्त्व 
और १०, परमावगादसम्यवत्व ये दश भेद कहे हैं । 


१. मूठत्रय मदाबचाष्टा तथाइनायतनानि पद । 

धष्टो शक्धूदयइचेति दुग्दोषा पञ्चविशति ॥ ' 
रै, जीवादीसहहण सम्मत्त जिणवरेहि पण्णत्त । 

ववहारा णिच्छयदो अप्पाण हुवद् सम्मत्त ॥२०॥--दर्दानपाहुड । 
हे आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेश्ात्सूत्रबीजसक्षेपात्‌ । 

विस्तारार्थाम्या भवमवगाढपरमावगाढ च्‌ ॥११॥--आत्मानुशासन 


श्र सम्यक्त्वचिन्तामणि. 


मुझे जिन-आज्ञा प्रमाण है, इस प्रक्रार जिनाज्ञाकी प्रधानतासे जो सूक्ष्म, 
अन्तरित एव दूरवर्ती पदार्थोका श्रद्धान होता है उसे आाज्ञासम्पक्त्व कहते हैं । 
निर्म्नन्ध मार्गके अवछोकनसे जो सम्यर्दर्शन होता है उसे मार्गसम्यवत्व कहते हैं । 
आगमज्ञ पुरुषोके उपदेशसे उत्पन्न सम्यन्दर्शन उपदेदसभ्यकत्व कहलाता है । मुनि- 
के आचारका प्रतिपादन करनेवाले आचारसूत्रको सुनकर जो श्रद्धान होता है 
उसे सूत्रसम्पक्त्व कहते हैं । गणितज्ञानके कारण बीजोके समूहसे जो सम्यक्‍त्व 
होता हैं उसे घीजसम्यकक्‍त्व कहते हैं । पदार्थोंके सक्षेपरूप विवेचनकों सुनकर जो 
श्रद्धान होता है उसे सक्षेपसम्यवत्व कहते हूँ । विस्ताररूप जिनवाणीको सुननेसे 
जो श्रद्धान होता है उसे विस्तारसम्पफ्त्व कहते हैं। जैन शास्त्रके वचन बिना 
किसी अर्थके निमित्तसे जो श्रद्धा होती है उसे अर्थसम्पवत्व कहते हैं । श्रुत- 
फेवलीके तत्त्वश्नद्धानमों अवगाढ़ सम्पकत्व कहते हैं। भौर केवलीके तत्त्वश्रद्धानको 
परसावगाठ सम्पकत्व कहते हैं । इन दक्ष भेदोमें प्रारम्भके आठ भेद कारणकी 
अपेक्षा मौर अन्तके दो भेद ज्ञानके सहकारीपनाकी अपेक्षा किये गए हूँ । 


इस प्रकार छाव्दोंकी अपेक्षा सख्यात, श्रद्धान करनेवालोंकी मपेक्षा भअसख्यात 
ओऔर श्रद्धान करने योग्य पदार्थोकी अपेक्षा सम्यग्दर्शनके अनन्त भेद होते हैं । 


सम्यग्दर्धानका निर्देश आधिकी अपेक्षा वर्णन 


तत्त्वार्थसृश्रकार उमास्वामीने पदार्थके जाननेके उपायोका वर्णन करते हुए 
निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान इन छह उपायोंका 
वर्णन किया है ।' यहाँ सम्यग्दर्शनके सदर्भमें इन उपायोंका भी विचार करना 
उचित जान पडता है। वस्तुके स्वरूप निर्देशको निर्देश कहते हैं। वस्तुके आधि- 
पत्यकों स्वासित्व कहते हैं । वस्तुकी उत्पत्तिके निमित्तको साधन कहते हैं । वस्तु- 
के आधघारको अधिकरण कहते हैं । वस्तुकी कालावधिको स्थिति कहते हैं और 
वस्तुके प्रकारोको विधान कहते हैं । ससारके किसी भी पदार्थके जाननेमें इन 
छह उपायोका भालम्बन लिया जाता है । 


यहाँ सम्यग्व्शनका निर्देश--रुघरूप फ्या है ? इसका उत्तर देनेके लिए कहा 
गया है कि यथार्थ देव-शास्त्र-गुरुका श्रद्धान करना, अथवा सप्त तत्त्व, नौ पदार्थ- 
का श्रद्धान करना भादि सम्यग्दर्शनका निर्देश है। सम्यग्वर्धनका स्वासों कोन 
है ? इस प्रदनका विचार सामान्य और विद्ेषख्पसे किया गया हैं । सामान्यकी 
अपेक्षा सम्पन्दर्शन सज्ञी, पम्चेन्द्रिय, पर्याप्तक, भव्य जीवके ही होता है गत 








१ “निर्देशस्वामित्वताघनाधिकरणस्थितिविघानत “>त्त० सू० (-७। 


>+ध-> 


* भ्म्यग्दर्शन २७ 


है । विशेषकी अपेक्षा विचार इस प्रकार है --- 

हे पा । सभी पृथिवियोंफे पर्याप्तक नारकियोके औप- 
शमिक और क्षायोपशमिक ये दो सम्पग्दर्शन होते है। प्रथम पृथिवीमे पर्योप्तकोफे 
आपशपिक, क्षायोपश्सिक और क्षायिक ये तीन सम्यग्दर्दान होते हैँ तथा अपर्याप्त- 
कोंके क्षायेक और क्षायोपदशमिक ये दो सम्यग्दर्शन होते है । हितीयादि पृथि- 
वियोगें अपर्याप्तकोक्ो एक भी सम्यग्दर्शन नहीं होता | तिर्यच्गतिमें औपशमिक 
सम्परदर्शन वर्याप्तकव तियंचोके ही होता है और क्षायिक तथा क्षामोपशमिक 
सम्यग्दर्शन पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनोके होते हूँ | अपर्याप्तक तिय॑चोके सम्यरदर्दान 
भोगभूमिज तिय॑चोको अपेक्षा होते है। तिरश्चियोंके पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक दोनो 
हो अवस्थाओं में क्षायिक सम्यग्दर्शन नहीं होता, क्योंकि दर्शनमोहकी क्षपणाका 
प्रारम्भ कर्मभूमिज मनुष्यके ही होता हैं और क्षपणाके पहुले तिर्यव्व आयुका 

चच्च करते वाला मनुष्य, भोगभूमिके पुरुषवेदी तिर्य॑चोमें उत्पन्न होता है 
स्त्रीवेदी तिय॑चोंमे नहीं । नवीन उत्पत्तिकी म्पेक्षा पर्याप्तक तिरश्चियोकि 
ओपदामिक और क्षायोपशमिक ये दो सम्यग्दर्शन होते हैँ । मनुष्यगतिमें पर्याप्तक 
और अपर्याप्तक भनुष्योके क्षायिक और क्षायोपशमिक ये दो सम्फदर्शन हीते हूँ । 
ओऔपशमिक सम्यरदर्शन पर्याप्तक मनुष्योके ही होता है, अपर्याप्तक मनुष्योके नही, 
क्योंकि प्रथमोपशम सम्यग्दर्शतमें किसोका मरण होता नही हैँ और द्वितीयोपशम 
सम्यग्दर्शनमें भरा हुआ जीव नियमसे देवगतिमें हो जाता है । भानु पो--स्त्रीवेदी 
मनृष्योंके पर्याप्तक अवस्थामें तीनो सम्यरदर्सन होते हैं परन्तु अपर्याप्तक अवस्थामें 
एक भी नही होता । मानुषियोके जो क्षायिक सम्यर्दर्शन बतलाया हैँ वह भाव- 
वेदकी अपेक्षा होता है द्रव्यवेदकों अपेक्षा नही । देवगतिमें पर्याप्तक और अप- 
यॉप्तक दोनोके तीनो सम्यग्दर्शन होते है । द्वितीयोपशम सम्यग्दुष्ठि जीव मरकर 
देवोमें उत्पन्न होते हैँ इस अपेक्षा वहाँ अपर्याप्तक अवस्थामे भी औपशमिक 
सम्यग्दर्शनका सद्भाव रहता है । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिष्क देव, उनकी 
देवाज़नाओं तथा सोधरमैशानकी देवागनाओके अपर्याप्तक अवस्थार्मे एक भी 
सम्यग्दर्शन नही होता, किस्तु पर्याप्तक अवस्थामें नवीन उत्तपत्तिकी अपेक्षा 
भोपशमिक और क्षायोपशम्तिक ये दो सम्परदर्शन होते हैं। स्वर्गमें देवियोंको 
संदूभाव यद्यपि सोलहवें स्वर्ग तक रहता है तथापि उन्तकी उत्पत्ति इसरे 
स्वर्ग तक ही होती है इसलिये आगेकी देवियोका समावेश पहुछे-दूसरे स्वर्गकी 
देवियोंमें ही समझना चाहिये । 

१. विशेषकी अपेक्षा निम्नलिखित चौदह मार्गणाओमें होता है-- 
गई इदिये च काये जोगे बेंदे कत्ताय णाणे ये । 
सजम दंसण लेस्सा भविया सम्भत्त सण्पि आहारे ॥--ज्ञी० का० | 


२५८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


इन्द्रियोकी अपेक्षा सज्ञी पश्चेन्द्रयोंकी तीनो सम्यस्दर्शन होते हैं। अन्य 
इन्द्रियवालोके एक भी नहीं होता । कायकी अपेक्षा श्रशकायिक जीवोंके तीनों 
होते हैं परन्तु म्थावरकायिक जीवोके एक भी नहीं होता। त्रियोगियोंके तीनो 
सम्यर्दर्शन होते हैं परन्तु अयोगियोके मात्र क्षायिक ही होता हैं। वेदकी अपेक्षा 
तीनो वेदोमें तीनो सम्यग्दर्शन होते हैं परन्तु अपगतवेद वालोंके औपशमिक गौर 
क्षायिक ही होते हैं । यहाँ वेदसे तात्पर्य भाववेदसे है। कपायकी अपेक्षा क्रोधादि 
चारों कपायोमें तीनो होते हूँ परन्तु अकपाय--कपाय रहित जीवोके औपशमिक 
और क्षाथिक ये दो होते हैं ॥ ओऔपशद्ञमिक मात्र ग्यारहवें गुणस्थानमें होता है । 
ज्ञानकी अपेक्षा मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यय ज्ञानके घारक जीवोके तीनो 
होते हैं परन्तु केवलज्ञानियोके एक क्षायिक ही होता है । सयमकी अपेक्षा सामा- 
यिक और छेदोपस्थापना सयम के धारक जीवोंके तीनो होते हैं, परिहारविशुद्धि- 
चालोके औपशमिक नही होता, शेप दो होते हैं, सृक्ष्मसाम्पराय और यथास्यात- 
चवालोके औपशमिक ओर क्षायिक ये दो होते हैँ और सयतासयत तथा असयततोंके 
तीनो होते है । दर्शनकी अपेक्षा चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शनके घारक जीवोंके 
तीनो होते हैँ. परन्तु केवलदर्शनके धारक जीवोके एक क्षायिक ही होता है। 
लेद्याकी अपेक्षा छहों लेश्या वालोके तीनो होते हैं परन्तु लेद्यारहित जीवोंके 
एक क्षायिक ही होता है । भव्य जीवोकी अपेक्षा भव्पोके तीनो होते हैं. परन्तु 
धभव्योंके एक भी नही होता । सम्यवत्वकी अपेक्षा जहाँ जो सम्यग्दर्शन होता 
है वहाँ उसे ही जानना चाहिये । सज्ञाकी अपेक्षा सज्नियोंके तीनो होते हैँ 
असज्ियोके एक भी नही होता । सज्ञी भौर असन्ञोके व्यपदेशसे रहित सयोग- 
केवली और अयोगकेवलीके एक क्षायिक ही होता है। भाहारकी भपेक्षा 
आहारकोंके तीनो होते हैं, छद्मस्थ अनाहारकोके भी तीनो होते हैं परन्तु 
समुद्घातकेवली अनाहारकोंके एक क्षायिक ही होता है । 


सम्यग्वर्शनके साधन क्या हैं ? इसका उत्तर सम्यस्दर्शनके अन्तरज्ध भौर 
बहिरज्ध कारणोंके सदर्भमें भा चुका है । 
सम्यग्दर्शनका अधिकरण क्या है ? 

अधिकरणके बाह्य और आस्यन्तरकी अपेक्षा दो भेद हैं । आस्यन्तर अधि- 
करण स्वस्वामिसम्बन्धके योग्य आत्मा ही है और बाह्य अधिकरण एक राजू 
चौडी तथा चौदह राजू लम्बी लोकनाडी है । है 


सम्पग्वर्शनकी स्थिति कया हे ? ध 
ओऔपदामसिक सम्पग्दर्शनकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्‍्तमूंहर्तकी हूँ । 
क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहर्त॑ भौर उत्क्ृष्ठ छयासठ 


ही विनिकल- सकता नकल 


संम्यग्दर्शन २५, 


सागर प्रमाण है । क्षायिक सम्पग्दर्शन उत्पन्न होकर नष्ट नही होता, इसलिये 
इस अपेक्षा उसकी स्थिति सादि अनन्त है परस्तु समारमें रहनेकी अपेक्षा जघन्य 
स्पिति बन्तमु हुर्त जोर उत्कृष्ट स्थिति जनन्‍्तर्मुहर्त सहित आठ वर्ष कम दो 
करोड वर्ष पूर्व तथा तेंतीस सागरकी है । 
पम्पदर्शनक्ा विधान कया हें ? 

सम्पग्दर्शतके विधान--मभेदोका वर्णन पिछले स्तम्भमे आ चुका है । 
सम्यकत्वस्मा्गणा और उसका गुणस्पानोंमिं अस्तित्व 

सम्यवत्वमार्गणाके औपद्ामिक सम्यग्दर्शन, क्षायिक सम्यग्दर्शन, क्षायोप- 
शमिक सम्पग्दर्शन, सम्पडमिध्यात्य, सासादन और मिध्यात्व ये छः भेंद हैं । 
ओपक्षमिक सम्यस्दर्शनके दो भेद हँ--प्रथमोपशम भौर टवितीयोपशम । इनमें 
प्रयमोपशम चोथेसे छेकर सातवें तक और द्वितोयोपशम चौथेसे लेकर ग्यारहवें 
गृणस्थान तक होता हैं। क्षायोपशमिक सम्यर्दर्शन चौथेसे लेकर सातवें तक 
होता है ओर क्षायिक सम्यग्दर्शन चौथेसे लेकर चौदह॒यें तक तथा सिद्ध भवस्थामे 
भी रहता है। सम्यड्मिथ्यात्व मार्यणा तीसरे गुणस्थानमें, सासादनमार्गणा 
दूसरे गुणस्थानमें और मिथ्यात्वमार्गणा पहले गुणस्थानमें हो होती है । सम्बड- 
मिध्यात्वमार्गणा सम्पदमिध्यात्वप्रकृतिकि उदयम होती हैँ। इसमें जीवके 
परिणाम दही और गुडके मिले हुए स्वादके समात सम्पवत्व और मिथ्यात्व 
दोनोरूप होते हैं । इस मार्गणामें किसीका मरण नही होता और न मारणान्तिक 
समुद्यात हो होता है । औपशमिक सम्यवत्वका काऊ एक समयसे लेकर छह 
आवली तक छ्षेप रहने पर अनन्तानुतन्धी क्रोघ-मान-माया-लोभमेमे किसी एक 
कपायका उदय आनेसे जिसका सम्पवत्व आसादना--विराधनासे सहित हो गया 
है वह सासादन कहलाता हूँ । जहाँ भिध्यात्वप्रकृतिके उदयमे अतत्त्वश्रद्धानरूप 
परिणाम होता है वह मिथ्यात्व है । मिथ्यात्वके अगुद्दीत और गृहीतकी अपेक्षा 
दो भेद, एकान्त, विपरीत्त, सशय, अज्ञान और वैनयिककी कपेक्षा पाँच भेद 
अथवा गृहीत, अगृहोत और साशयिककी अपेक्षा तीन भेद होते है ।" 


सम्पगदर्शनके भार बज 


है जिन्हें मिला कर अज्भीको पूर्णता होती हैँ अथवा अद्भीको अपना कार्य पूर्ण 
फरतेमें जो सहायक होते हैँ उन्हें अज्भ कहते हैं। मनुष्यके शरीरमें जिसप्रकार 
हाय, पर जादि आठ अच्च होते हैं उन आठ अंगोंके मिलनेसे ही मनुष्यके शरीर- 


१. फैपाचिदन्धतमसायते5गृहीत ग्रहायतेध्न्येपाम । 
” मिश्यालवमिह गृहीत घाल्यत्ि साशयिकमपरेषाम्‌ ॥--सा० घर १-५ 


३० सम्यक्त्व-चिन्तामणि- 


की पूर्णता होती है और वे अग हो उसे अपना कार्य पूर्ण करनेमें सहायक होते 
हैं उसी प्रकार सम्यन्दर्शनके नि शक्कित आदि आठ अगर हैं। इन आठ अगोंके 
मिलनेसे ही सम्यग्दर्शनकी पूर्णता होती है और सम्यग्दर्शनको अपना कार्य करनेमें 
उनसे सहायता मिलती है। कुन्दकुन्यस्वामीने अष्टपाहुडके अन्तर्गत चारित्र- 
पाहुडमें चारित्रके सम्यकत्वाचरण और सयमाचरण इस तरह दो भेद कर 
सम्यक्त्वाचरणका निम्नलिखित गायाओ में वर्णन किया है-- 


एव चिय णाऊण ये स्व मिच्छत्तदरोससकाई । 
परिहरि सम्मत्तमला जिणभणिया तिधिहजोएण ॥६॥ 
णिल्सकिय णिक्कखिय णिव्विविगिछा अमूढ॒विट्वी या 
उचगूहण ठिदिकरणं घच्छल्‍ल पहावणा य ते मट्ट ॥णा 
त चेवब गुणविसुद्ध जिणसस्पत्तं सुमुक्लठाणाय । 

ज चरहद णाणजुत्त पढम सम्मतवरणचारित्त ॥८॥ 


ऐसा जान कर हे भव्य जीवो | जिनेन्द्र भगवान्‌के हारा कहे हुए तथा 
सम्यक्त्वमें मल उत्पन्न करनेवाले शक्कर आदि मिथ्यात्वके दोषोंका तीनों योगेसि 
परित्याग करो । 


निशद्धूत, निकाइश्ित, निविचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थिति- 
करण, वात्सल्य और प्रभावना ये आठ सम्यक्त्वके गुण हैं । 

नि क्षद्धितादि गुणोसे विशुद्ध वह सम्यवत्व ही जिनसम्यवत्व कहलाता है 
तथा जिनसम्यक्त्व ही उत्तम मोक्षरूप स्थानकी प्राप्तिके लिये निमित्तभूत है । 
ज्ञानसहित जिनसम्यक्त्वका जो मुनि आचरण करते हैं वह पहला सम्यवत्वाचरण 
नामक चारित्र हूँ । 

तात्पर्य यह है कि शद्भादिक दोषोंकों दूर कर नि शक्धित आदि गुणोंका 
आचरण करना सम्पवत्वाचरण कहलाता है, यही दर्शनाचार कहलाता है। 
स्वरूपाचरण इससे भिन्न हैं ! 


अष्टपाहुडके अतिरिक्त समयसारकी ग्राथाओं (२२९ से लेकर २३५) में भी 
कुन्दकुन्द स्वामीने सम्यग्दृष्टिकि नि शकित आदि गुणोंकरा वर्णन किया है । यही 
आठ गुण आगे चछकर आठ अग्ोके रूपमें प्रचलित हो गये । रत्नकरण्डश्आावका- 
धारमें समन्तमभद्रस्वामीने इन ओठ अगोका सक्षिप्त किन्तु हृदयग्राही वर्णन किया 
है । पुरुषार्थसिद्धयुपायमें अमृतचन्द्रस्वामीने भी इनके लक्षण बतलानेके लिए आठ 
इलोक छिखे हैं। यह आठ अगोकी मान्यता सम्यग्दर्शनका पूर्ण विकास करनेके 
लिए आवश्यक है। अगोंकी आवश्यकता व्रतलाते हुए समन्तमद्रस्वामीने लिखा 


_,सम्यग्दर्शन ३१ 


है कि जिस प्रकार कम अक्षरों वाला मन्त्र विष-वेदनाको नष्ट करनेमे असमर्थ 
रहता है उसी प्रकार कम अज्भोवाला सम्यग्दर्गन संसारकी [सन्ततिके छेदनेमें 
असमर्थ रहता है।' अगोका स्वरूप तथा उनमें प्रसिद्ध पुरुषोका चरित रत्वकरण्ड- 
श्रावकाचारके प्रथम अधिकारसे ज्ञातव्य है । 


सम्पग्दर्शनके अन्य गुणोंकी घर्चा 


प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और आपस्तिक्य ये सम्यग्दर्शनके चार गुण हैं । 
बाह्य दृष्टिसे ये भी सम्यर्दर्शनफे लक्षण हैं। इनके स्वरूपका विचार पञ्चा- 
घ्यायीके उत्तरार्धमें विस्तारसे किया गया है। सक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है-- 


'  श्पज्चेन्द्रियोके विषयोमें और असख्यात लोक प्रमाण क्रोधादिक भावोमें 
स्वभावसे मनका शिथिल होना प्रशम भाव हैं। अथवा उसी समय अपराध 
करनेवाले जीवोके विषयमें कभी भी उन्तके मारने आभादिकी प्रयोजक बुद्धिका न 
होना प्रशमभाव है । 


अधर्ममें और धर्मके फलमें आत्माका परम उत्साह होना अथवा समानधर्म- 
चालोमें अनुरागका होना या परमेष्ठियो मे प्रीतिका होना स्वेग है । 


अअनुकम्पाका अर्थ कृपा है या सब जीवोपर अनुग्रह करना अनु कम्पा है या 
मैत्री भावका नाम अनुकम्पा है या मध्यस्थभावका रखना अनुकम्पा है या 
शन्नुताका त्याग कर देनेसे नि शल्य हो जाना अनुकम्पा है । 


“स्वत सिद्ध तत्त्वोंके सद्भावमें निश्वय भाव रखना तथा धर्म, धर्मके हेतु 
और घर्मके फलमें आत्माकी अस्ति आदि रूप बुद्धिका होना आस्तिक्य है । 


१ नाज़ुहोनमल छेत्तूं दर्शात जन्मसन्ततिम्‌ । 
न हि मन्‍्त्रोउक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदताम ॥॥ 
२ प्रशमों विषयरेषुच्चै्माविक्रोधादिफेषु च 
लोकासख्यातमात्रेषु स्वर्पाच्छिधिल मन ॥४२६॥ 
सद्य कततापराधेषु यद्दा जीवेषु जातुचित्‌ । 
तद॒धादिविकाराय न बुद्धि प्रशमो मत” ॥४२७।।--पचाध्यायी । 
३ सवेग' परमोत्साहो धर्म ध्मंफले चित । 
... सघमंस्वनुरागो वा प्रीतिरवा परमेष्ठिषु ॥४३१॥ 
४. अनुकम्पा छुपा ज्ञेया सर्वसत्तवेष्वनुग्रह । 
मैत्रीभाचो5्य माध्यस्थ्य नैशल्य वैरवर्जनातु ॥४३२।॥। 
५, आस्तिक्य तत्वसद्भावे स्वत सिद्धे विनिष्चितिः । 
धर्मे हेती च धर्मस्य फले चास्त्यादिमतिदिचत॒, ॥४५२॥--पचाष्यायी उ० । 


र्‌ सम्यव्त्व-चिन्तामणि* 


उपयु क्त प्रशमादिगुणोसे अतिरिक्त सम्पग्दर्शनके आठ गुण और भी प्रसिद्ध 
हैं । जैसा कि निम्नलिखित गाथासे स्पष्ट है-- 
पघ्वेभी णिव्वेशी णिदा गयहा ये उबसमो भत्तो। 
वच्छलल अणुकपा छटठ गुणा हूँति सम्मत्ते ॥ 
(वसु० श्रावकाचार) 
सवेग, निर्वेद, निन्‍दा, गहा, उपशम, भवित, वात्सल्य और भनुकम्पा ये 
सम्यक्त्वके आाठ गुण हैं । 
वास्तवमें ये आठ गुण उपयुक्त प्रशमादि चार गुणोंके अतिरिक्त नहीं हूँ 
क्योकि सवेग, उपशम और अनुकपा ये तीन गुण तो प्रशमादि चार गुणोमें 
नामोवत ही हैं । निर्वेद, सवेगका पर्यायवाची हैं। तथा भक्ति और वात्सल्य 
स्वेगके अभिव्यजक होनेसे उसमें गतार्थ हैं तथा निन्‍दा और गा -उपशम 
(प्रशम) के अधिव्यजक होनेसे उसमें गतार्थ हो जाते हैं ! है 


सम्पग्वर्शन मोर स्वानुभूति ध 


सम्यग्दर्शन दर्शनमोहनीयका त्रिक और अनन्तानुबन्धीका चतुष्क इन सात 
प्रकृतियोंके अभाव ( अनुदय ) में प्रकट होनेवाला श्रद्धागुणका परिणमन है और 
स्वानुभूति स्वानुभत्यावरणनामक मतिज्ञानावरणके अवान्तरभेदके क्षयोपश्मसे होने- 
वाला क्षायोपशमिकर ज्ञान हैं। ये दोनों सहभावी हैं, इसलिए कितने ही लोग स्वानु- 
भूतिको ही सम्यग्दर्शन कहने छगते हैं पर वस्तुत बात ऐसी नहो है । दोनों ही 
पृथक्‌-पुथक्‌ गृण हैं । छद्यस्थका ज्ञान लब्धि और उपयोगरूप होता है अर्थात्‌ उसका 
ज्ञान कभी तो आत्माके पिषयमें ही उपयुक्त होता है और कभी ससारके अन्य 
घट-पटादि पदार्थामें भी उपयुक्त होता है। अत सम्यग्दर्शन और उपयोगरात्मक 
स्वानुभृतिकी विषम व्याप्ति है | जहाँ स्वानु भूति होती है वहाँ त्तम्यग्दर्शन अवश्य 
होता है पर जहां सम्यग्दर्शन है वहाँ स्वानुभूति भी होती है और घट-पटादि अन्य 
पदार्थोकी भी अनुभूति होती है । इतना अवश्य है कि लब्बिरूप स्वानुभूति 
सम्यग्दर्शनके साथ नियमसे रहती है । यहाँ यह भी घ्यानमें रखने योग्य है कि 
जीवको ज्ञान तो उसके क्षयोपशमके अनुसार स्व और परकी भूत, भविष्यत्‌, 
वर्तमानकी अनेक पर्यायोका हो सकता है परन्तु उसे अनुभव उसकी वर्तमान 
पर्यायमान्रका ही होता है । वस्तुत  सम्यरदर्धन सक्षम है और वचनोंका अविपय 





१ सम्यमत्व वस्तुत सूक्ष्मस्ति वाचामग्रोचरम्‌ । । 
तस्मादु बबतु व श्लोत्तु च नाधिकारी विधिक्रमात्‌ ॥४००। ।--परचाध्यायी उ, 
सम्यकत्व वस्तुत स्पष्ट केवलज्ञानगोचरम्‌ । 
गोचर स्वावधिस्वमन पर्यमज्ञानयोद्यों ॥३७५॥ 


५ 


सम्यग्दर्शन ३३ 


हैं। इसलिए कोई भी जीव विधिरूपसे उसके कहने और सुननेका अधिकारी नहीं 
है अर्थात्‌ यह कहने और सुननेको समर्थ नही है कि यह सम्यर्दृष्टि है अथवा इसे 
सम्यग्दर्शन है । किन्त ज्ञानके माध्यमसे ही उसकी सिद्धि होती है । यहाँ शञानसे 
स्वानुभूतिर्प ज्ञान विवक्षित है। जिस जीवके यह स्वानुभूति' होती है उसे 
सम्यग्दर्शन अवश्य होता हैं क्योकि सम्यर्दर्शनके बिना स्वानुभूति नहीं होती । 
प्रषन उठता है कि जिस समय सम्यग्दृष्टि जीव विषयभोग या युद्धादि कार्योमें 
संलग्न होता है उस समय उसका सम्यग्दर्शन कहाँ रहता है ? उत्तर यह है कि 
उसका सम्यग्दर्शन उसीमें रहता है परन्तु उस कालमें उसका ज्ञानोपयोग स्वात्मामें 
उपयुक्त न होकर अन्य पदार्थोर्में उपयुक्त हो रहा हैं। इसलिए ऐसा जान पडता 
हैं कि इसका सम्यग्दर्शन नष्ट हो गया है पर वास्तविकता यह है कि उस अवस्था 
में भी सम्यग्दर्शन विद्यमान रहता है। लब्वरि और उपयोगरूप परिणमन ज्ञानका 
है सम्यग्दर्शनका नही । सम्यग्दर्गन तो सदा जागरूक ही रहता है । 
पम्फावर्शनकों घातनेवाली प्रकृतियोंकी अन्तर्दशा 


मुख्यरूपसे सम्यग्दर्शनको घातने वाली दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियाँ हैं-- 
मिथ्यात्व, सम्यडमिध्यात्व और सम्यकक्‍त्व प्रकृति । इनमें मिथ्यात्वका अनुभाग 
सबसे अधिक है, उसके अनन्त्वें भाग सम्यध्ट॒मिथ्यात्वका है और उसके अनन्‍्तर्वें 
भाग सम्यक्‍त्वप्रकृतिका है । इनमें सम्यकत्वप्रकृति देशधाती है। इसके उदयसे 
सम्यग्दर्शनका घात तो नही होता, किन्तु चल, मलिन और अगाढ दोष लगते 
हैं । यह भरहन्तादिक मेरे हैं यह दूसरेके हैं” इत्यादिक भाव होनेको चल दोष 
कहते ह। शकादिक दोषोका लगना मल दोष है और शान्तिनाथ शान्तिके कर्ता 
हैं इत्यादि भावका होना अगाढ़ दोष है । ये उदाहरण व्यवहारमात्र है नियमरूप 
नही । परमार्थसे सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयमें क्या दोष लगते हैं, उन दोषोके समय 
आत्मामें कैसे भाव होते हैं, यह केवलोके प्रत्यक्ष ज्ञानका विपय है । इतना नियमरूप 
जानना चाहिये कि सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयमें सम्यग्दर्शन निर्मल नही रहता। 
क्षायोपशमिक या वेदक सम्यग्दर्शनमें इस प्रकृतिका उदय रहता है । 


क्षायोपशमिक सम्यर्दर्शनको घारण करनेवाक्ला कर्मभूमिज मनुष्य जब 
क्षायिक सम्यग्दर्शनके सम्मुख होता है तब वह तीन करण करके सर्वप्रथम अनस्ता- 
नुबन्धीचतुष्कका विसयोजन--शअप्रत्याख्यानावरणादिख्प परिणमन कर अभाव 
करता है। पश्चात्‌ पुन, तीन करण करके मिथ्यात्वके परमाणुओको सम्यड्‌मिथ्यात्व- 
रूप या सम्यकत्वप्रकृतिरूप परिणमाता है उसके बाद सम्यड्मिथ्यात्वके परमाणुओको 
सम्यक्त्वप्रकृतिरूप परिणमाता है, पश्चात्‌ सम्यवत्वप्रकूतिके निषेक उदयमें आकर 
खिरते हैं । यदि उसकी स्थिति आदि झुघिक हो तो उन्हें स्थितिकाण्डकादि घातके 

। 


३४ सम्यक्त्व-चिन्तामणि* 


हारा घटाता है। जब उसकी स्थिति अन्तर्मुहर्तकी रह जाती है तब कृतक्ृत्यवेदक- 
सम्यग्दृष्टि कहलाता है। पश्चात्‌ क्रमसे इन नि्षेकोंका नाश कर क्षायिक सम्यगून 
दृष्टि होता है। अनन्तानुबन्धोका प्रदेशक्षय नही होता किन्तु अप्रत्याख्यानावर- 
णादिरूप करके उसकी सत्ताका नाश करता है । इस प्रकार इन सात प्रक्ृतियों- 
को सर्वथा नष्ट कर क्षायिक सम्यग्दृष्टि होता है । 


सम्यक्त्व होते समय अनन्तानुवन्धीकी दो अवस्थाएँ होती हँ---या तो अप्र- 
शस्त उपशम होता है या विसयोजन होता है । जो अपूर्वादि करण करनेपर 
डपदशमविघानसे उपष्ठम होता हैं उसे प्रशस्त उपशम कहते है और जो उदयका 
अभाव है उसे अप्रशस्त उपद्याम कहते हैं | इनमें अनन्तानुवन्धीका तो प्रदास्त उपशम 
होता नही है, मोहकी अन्य प्रकृतियोका होता हैं। इसका अप्रद्मस्त उपशम होता 
है । तीन करण कर अनन्तानुबन्धीके परमाणुओको जो अन्य चारित्रमोहनीयकी 
प्रकृतिरूप परिणभाया जाता हैं उसे विसयोजन कहते हैं । प्रथमोपशम सम्यदत्वमें 
अनन्तानुबन्धीका अप्रश्वस्त उपशम ही होता हैं। द्वितीयोपशम सम्यवत्वकी प्राप्ति 
में अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना नियमसे होती है ऐसा किन्ही आचार्योका मत है 
और किन्ही आचायोंका मत हैँ कि विसयोजनाका नियम नहो है। क्षायिक 
सम्यक्त्वमें नियमपूर्वक विसयोजना होती है । जिस उपश्षम और क्षयोपशम 
सम्यग्दृष्टिकि विसयोजनाके द्वारा अनन्तानुबन्धीकी सत्ताका नाश होता है वह 
सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट होकर मिथ्यात्वमें माने पर अनन्तानुवन्धीका जब नवीन 
बन्ध करता हैं तभी उसकी सत्ता होती है । 

यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि जब अनन्तानुबन्धी चारित्रमोहनीयको 
प्रकृति है तब उसके द्वारा चारित्रका ही घात होना चाहिये, सम्यर्दर्शनका घात 
उसके द्वारा क्यो होता है ? इसका उत्तर यह है कि अनस्तानुबन्धीके उदयसे 
क्रोधादिकछूप परिणाम होते हैँ, अतत्त्वश्नद्धान नही होता, इसलिये परमार्थसे अन- 
स्तानुबन्धी चारित्रमोहनीयकी ही प्रकृति है परन्तु अनन्तानुवन्धीके उदयमें होने 
वाले क्रोधादिकके कालमें सम्यग्दर्शन नही होता, इसलिये उपचारसे उसे भी सम्पर्ग्‌- 
दर्शनका घातक कहा है । जैसे त्रसपनाका घातक तो स्थावरनामकर्मका उदय है 
परन्तु जिसके एकेन्द्रियजाति नामकर्मका उदय होता है उसके त्रसपना नही हो 
सकता, इसलिये उपचारसे एकेन्द्रियजाति नामकर्मको भी श्रसपनाका घातक केहा 
जाता है । इसी दृष्टिसे कही अनन्तानुबन्धीमें दो प्रकारकी शक्तियाँ मान ली 
गई हैं चारित्रको घातनेकी और सम्यग्दर्शनको धातनेकी । 

प्रषन--यदि अनन्तानुवन्धी चारित्रमोहनीयकी प्रकृति है तो उसके उदयका 
अभाव होने पर असयत सम्यर्दुष्टि ग्रुणस्थानमें भी कुछ चारित्र होना चाहिये, 
उसे असयत क्यो कहा जाता है 


सम्यग्दर्शन ३५ 


उत्तर--अनस्तानू बन्धी आदि भेद कषायकी तीत्रता या मन्दताकी अपेक्षा 
नही हैं, क्योंकि मिथ्यादृष्टिके तीन्र या मन्द कषायके होते हुए अनन्तानुबन्धी 
आदि चारो कषायोका उदय युगपत्‌ रहता हैं । मिथ्यादृष्टिके कषायका इतना 
मन्‍्द उदय हो सकता है कि उस कालमें शुक्ल लेश्या हो जावे और असयत 
सम्फाद्ष्टिके इतनी तीज कषाय हो सकती है कि उस कालमें कृष्ण लेश्या हो 
जाय । जिसका अनन्त अर्थात्‌ मिथ्यात्कके साथ अनुबन्ध-गठबन्धन हो वह अन- 
न्तानुबन्धी है। जो एकदेशाचारित्रका धात करे वह अप्रत्याख्यानावरण है, जो 
सकलचारित्रका घात करे वह प्रत्याख्यानावरण है और जो यथाख्यातचारित्रका 
घात करे वह सज्वलन है । असयत सम्यग्दुष्टिके अनन्तानुबन्धीका अभाव होनेसे 
यद्यपि कषायको मन्दता होती है परन्तु ऐसी मन्दता नही होती जिससे चारित्र 
नाम प्राप्त कर सके । कषायके असख्यात लोकप्रमाण स्थान हैं उनमें सर्वत्र पूर्व- 
की भपेक्षा उत्तरोत्तर मन्दता पायी जाती है परन्तु उन स्थानोमें व्यवहारकी 
मपेक्षा तीन मर्यादाएँ की गई हैं---१ प्रारम्भसे लेकर चतुर्थ गुणस्थान तकके 
कषायस्थान असयमके नाससे, २ पञ्चम गुणस्थानके कपायस्थान देशचारित्रके 
नामसे और ३. पषष्ठादि गुणस्थानोके कषायस्थान सकलचारित्रके नामसे कहे 
जाते हैं । 
सम्परदर्शनकों महिमा 

सम्यग्दर्शनकी महिमा वतलाते हुए समन्तभद्रस्वामीने कहा हैं -- 

ज्ञान और चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दर्शन श्रेष्ठताको प्राप्त होता है इसलिये 
मोक्षमार्गमें उसे कर्णधार--खेव टिया कहते हैं । 

जिस प्रकार वीजके अभावमें वुक्षकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलकी 
प्राप्ति नही होती उसी प्रकार सम्पर्दर्शनक्े अभावमें सम्यरश्ञान और सम्य- 
पचारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलकी प्राप्ति नही होती । 

निर्मोेह->मिथ्यात्वसे रहित--सम्यग्दुष्टि गृहस्थ तो मोक्षमार्गमें स्थित है 
परन्तु भोहवान्‌ू--मिथ्यादृष्टि मुनि मोक्षमार्ग में स्थित नही है । मोही मुनिकी 
अपेक्षा मोहरहित गृहस्थ श्रेष्ठ है ।' 

'तीनो कालों और तीनो लोकोमें सम्यग्दर्शनके समान अन्य कोई वस्तु देह- 
प्रारियोंके लिए कल्याणरूप और मिथ्वात्वके समान अकल्याणरूप नही है । 

'सम्यर्दर्शनसे शुद्ध मनुष्य ब्रतरहित होने पर भी नरक और तिर्यञ्नच गत्ति, 
नपुसक और स्त्री पर्याय, नीचकुल, विकलाज्भता, अल्पायु झौर दरिद्गताको 
प्राप्त नहो होते ।' 





१, शत्नकरण्डक्रावकाचार ३१-४१ तक | 


डे सम्यवत्व-चिन्तामणि 


यदि सम्यग्दर्शन प्राप्त होतेफे पहले किसी मनुष्यने नरक आयुका वन्ध कर 
लिया है तो वह पहले नरकसे नीचे नही जाता है । यदि तिर्यब्च और मनुष्यका 
बन्ध कर लिया है तो भोगमृमिका तिर्यन्च और मनुष्य होता है और यदि 
देवायुका बन्ध किया है तो चैमानिक देव ही होता है, भवनत्रिकोंमें उत्पन्न नहीं 
होता । सम्यग्दर्शनके कालमें यदि तिर्यघ्न्च और मनुष्यके आयुवनन्‍्ध होता है तो 
नियमसे देवायुका हो वन्‍्ध होता है और नारकी तथा देवके नियमसे मनुष्यायुका 
ही बन्ध होता हैं ।* सम्यग्दृष्टि जीव किसी भी गतिकी स्थ्रीपर्यायको प्राप्त नही 
होता | मनुष्य और तिर्यज्च गतिमें नपुसक भी नहीं होता । 


'सम्यग्द्शनसे पवित्र मनुष्य, ओज, तेज, विद्या, वीर्य, यश, वृद्धि, विजय 
और वैमवसे सहित उच्च कुलोन, महान्‌ अर्थसे सहित श्रेष्ठ मनुष्य होते है ।” 


'सम्यग्दृष्टि मनुष्य यदि स्वर्ग जाते है तो वहाँ अणिमा आदि भाठ'गुणोकी 
पुष्टिसे सतुष्ट तथा सातिशय शोभासे युक्त होते हुए देवाज्भूनाओके समूहमें चिर 
काल तक क्रीडा करते हैं ।' 


'सम्यग्दृष्टि जीव स्वरगसे आकर नौ निधि और चौदह रत्नोंके स्वामी समस्त 
मूमिके अधिपति तथा मुकुटवद्ध राजाओके द्वारा वन्दित चरण होते हुए सुदर्शन 
क्रफो वर्तानेमें समर्थ होते हैँ--चक्रवर्ती होते हैं । 

'सम्यग्दर्शनके द्वारा पदार्थोका ठीक-ठीक लिशचय करने वाले पुरुष अमरेन्द्र, 
असुरेन्द्र, नरेन्द्र तथा मुनीन्द्रोके द्वारा स्तुतचरण होते हुए लोकके शरण्यभूत 
तीथ॑कर होते हैं ।' 

'सम्यग्दृष्टि जीव अन्तमें उस मोक्षको प्राप्त होते हैं जो जरासे रहित है, 


रोग रहित है, जहाँ सुख और विद्याका वैभव चरम सीमाको प्राप्त है तथा णो 
कर्ममलसे रहित है ।' 


'जिनेन्द्र भगवानूमें भक्ति रखने वाला--सम्यग्दृष्टि भव्य मनुष्य, अपरिमित 
महिमासे युक्त इन्द्रसमूहकी महिमाको, राजाओंके मस्तकसे पूजनीय चक्रवर्तीके 
घक़रत्नको और समस्त लोककों नीचा करने वाले पर्मेच्द्रवक्न--तीर्थंकरके 
धर्मचक्रको प्राप्त कर निर्वाणको प्राप्त होता है । 


१ दुर्गतावायुषों बन्धे सम्यकत्व यस्य जायते । 
गतिच्छेदो न तस्यास्ति तथाप्यल्पतरा स्थिति ॥। 
२ हेटिठमछप्पुढवीण जोइसिवणभवणसब्वइत्यीण । 
पुण्णिदरे ण हि सम्मो ण सासणों णारयापुष्णे ।११७॥--जी९ का० । 


संम्यग्दर्शन ३७ 
सम्यग्द्दंत और अनेकान्त 


पदार्थ द्रव्यपर्यायात्मक हैं। अत उसका निरूपण करनेके लिए आचार्योनि 
द्रव्याथिक तय और पर्यायाथिक नय इन दो नयोको स्वीकृत किया है । द्रव्पाथिक 
नय मुख्यख्पसे द्रव्यका निरूपण करता है और पर्यायाथिक नय मुख्यरूपसे पर्यायको 
विषय करता है। अध्यात्मप्रधान ग्रथोमें निश्चयनय और व्यवहारनयकी चर्चा 
आती है। निशचयनय गुण-गुणीके भैदसे रहित तथा परके सयोगसे शून्य शुद्ध 
वस्तुतत्त्वको ग्रहण करता है और व्यवहारनय, गुण-गुणीके भेदरूप तथा परके 
सयोगसे उत्पन्न अशुद्धतासे युक्त वस्तुतत्त्वका प्रतिपादत्त करता है। द्रव्याथिक 
और पर्यायाथिक तथा निश्चय और व्यवहार नयके विषय परस्परविरोधी हैं । 
द्रव्याथिकनय पदार्थकी नित्य तथा एक कहता हैं तो पर्यायाथिकनय भनित्य तथा 
अनेक कहता है। निश्चयनय आत्माको शुद्ध तथा अभेदरूप वर्णन करता है तो 
व्यवहारनय अशुद्ध तथा भेदरूप बतलाता हैं । नयोके इस विरोधको दूर करनेवाला 
अनेकान्त है । विवक्षावश् परस्पर विरोधी धर्मोको गौणमुख्यरूपसे जो ग्रहण 
करता है उसे अनेकान्त कहते हैं। सम्यग्दृष्टि मनुष्य इसी अनेकानन्‍्तका आश्रय 
लेकर वस्तुस्वरूपको समझता है और पात्रकी योग्यता देखकर दूसरोको समझ्ाता 
हैं । सम्यग्दर्शनके होते ही इस जीवकी एकान्तदृष्टि समाप्त हो जाती है, क्योकि 
निश्चय और व्यवहारके वास्तविक स्वरूपको समझकर दोनो नयोके विषयमें 
मध्यस्थताको ग्रहण करने वाला मनुष्य ही जिनाग्रममें प्रतिपादित 
अच्छी तरह समझ सकता है ।" सम्यरदुृष्टि जीव निरचयाभास, 
और उभयाभासको समझकर उन्हें छोडता है तथा वास्तविक 
ग्रहणकर कल्याणपथमें प्रवर्तता है । 
सम्यर्दृष्टिकी अन्तदु षिटि 

श्री अमृतचन्द्र स्वामीने कहा है--- सम्यर्दृष्ठेभंवति नियत ज्ञान-वेराग्यशक्ति ! 
सम्यग्दृष्टि जीवके नियमसे ज्ञान और वैराग्यकी शक्ति प्रकट हो जाती है इसलिए 
वह ससारके कार्य करता हुआ भी अपनी दृष्टिको अन्तमुखी रखता है। 'मैं 
अनन्तज्ञानका पुज्ज, शुद्ध--रागरादिके विकारसे रहित चेतनद्रव्य हूँ, मुझमें अन्य 
द्रव्य नही हैं, मैं अन्य द्रव्यमें नही हूँ और आत्माके अस्तित्वमें दिखनेवाले 
रागादिक भाव मेरे स्वभाव नही है । इस प्रकार स्वरूपकी ओर दृष्टि रखनेसे 
सम्यग्दृष्टि जीव, अनन्त ससारके कारणभूत बन्धसे बच जाता है। प्रशम- 
स्वेगादि भुणोके प्रकट हो जानेसे उसकी कषायका घेग ईंघन रहित अग्तिके समान 


वस्तुस्वरूपको 
व्यवहाराभास 
वस्तु स्वरूपको 





१ व्यवहारनिश्चयों य प्रबुध्य तत््वेन भवति मध्यस्थ । 
प्राप्नोत्ति देशनायाः स एवं फलमविकल शिष्य --पुरुषार्थ ० ।- 


३८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि. 


उत्तरोत्तर घटता जाता है। यहाँ तक कि बुराई होने पर उसकी कपायका संस्कार 
छह महीनेसे ज्यादा नही चलता । यदि छह माहसे अधिक कपायका सस्कार किसी 
भनुष्यका चलता है तो उसके अनन्तानुन्धी कपायका उदय है और उसके रहते 
हुए वह नियमसे मिथ्यादृष्टि है” ऐसा समझना चाहिये । सम्यग्दुष्टि जीव अपनी 
वेराग्यशक्तिके कारण सासारिक कार्य करता हुआ भी जलमें रहनेवाले कमलपत्रके 
समान निलिप्त रहता हैं। वह मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष्यका त्यागी हो 
जाता है । भय, आशा, स्नेह या लोभके वशीभूत होकर कभी भी क्षुदेव, कुशास्त्र 
शर कुगुशओकी उपासना नहीं करता । किसी पर स्वय भाक्रमण नही करता । 
हाँ, किसीक्रे द्वारा अपने ऊपर आक्रमण होने पर आत्मरक्षाके लिए युद्ध भादि 
भी करता हैं। मास-मदिरा आदि अभक्ष्य पदार्थोका सेवन नहीं करता । 
तात्पर्य यह है कि सम्पक दृष्टिको चाल-ढाल ही बदल जाती हैँ ।' 


विनीत 
पन्‍नालाल जेत 


है. 


६. बवोकात हित 
१, अतोमुदुत्त छम्मास सख सख णतमव । 
वासणकालो दु णियेमण ॥-न्‍्यो०क०का० । 


२ रत्नकरण्डकश्नावकाचारकी प्रस्तावनाका एक अछश । 





विषयानुक्रमणिका 


प्रथम मयूख 


मद्ुलाचरण-पश्च वालयतियोको नमस्कार, पूर्वाचार्यस्मरण, वर्तमान 
स्वकोय-गुरुस्मरण, ग्रन्थ-प्रतिज्ञा 

मिध्यात्वके वर्णनमें कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरुका वर्णन 
अतत्त्वश्रद्धानके अन्तर्गत सात तत्त्वोकी विपरीत मान्यताका वर्णन 
मिथ्यात्वके फलस्वरूप नरकादि गतियोके दु खोका वर्णन 
मिथ्यादृष्टिकी प्रवृत्तिका वर्णन 

सप्त भय वर्णन 

शज्भादिक आठ दोषोका वर्णन 

अष्टमदो तथा तीन मूढताओका वर्णन 

सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति किस जीवके होती है 

सम्यग्दर्शनका माहात्म्य 

सम्यर्दुष्टि सात भयसे रहित होता है 

सम्यग्दर्शनके आठ अजद्भोका वर्णन 

सम्यग्दृष्टिकि आठ मदोका अभाव होता है 

षडायतन और तीन मूढ्ताओके अभावका वर्णन, प्रथम मयूखका 
समारोप 


द्वितीय मयूख 
सभ्यग्दर्शनके भेद 
सात तत्त्वोंके वर्णनमें जीवतत्त्वका वर्णन 
जीवके मौपशमिकादि भावोका वर्णन 
जीवके भेदोके अन्तर्गत मुक्त जीवोका वर्णन 
ससारी जीवोके वर्णनमें पाँच परिवर्तनोंका स्वरूप 
चौदह गुणस्थानोका वर्णन 
जीवसमासोका वर्णन 
पर्याष्तियोका वर्णन 
दक्ष प्राणोंका वर्णन 
चार सज्ञाओका वर्णन, द्वितीय मयूखका समारोप 


१-४ 
४-५ 
७-१० 
११-१५ 
१६०१७ 
१७-१८ 
१८-२० 
२०-२१ 
२२-२७ 
२८-३२ 
३३-३६ 
३७-४५ 
४६-४७ 


४७-४८ 


४९-५४ 
५४-५७ 
५७-५८ 
५९-६१ 
६१-६७ 
६७-७६ 
७६-७९ 
७९-८२ 
८२-८३ 
८३०८६ 


४० सम्यक्त्व-चिन्तामणि 
तृतीय मयुख 


१४ मार्गणाओोके अन्तर्गत गतिमार्गगाका चर्णन सात पृथिवियोका 
वर्णन नारवियोके दु खोका वर्णन, वेदना तथा लेक्याओरोका विवेचन 


शरीरकी अवगाहनाका निरूपण ८७-९४ 
कौन जीव नरकोमें कहाँ तक उत्पन्न होते हैं ” नारकियोके सम्यरद- 

दान, गुणस्थान तथा भायुका वर्णन ९५-९८ 
तिर्यग्गति मार्गणाके अन्तर्गत त्तिय॑ंजझुचोंके मेंद-प्रभेदोंका वर्णन ९८-९९ 
मनुष्यगति मार्गणाके अन्तर्गत मनुष्योका लक्षण, उनके आर्य, म्लेच्छ, 

भोगभूमिज, कुभोग भूमिज आादिका वर्णन १००-१०३ 
आर्थों और म्लेच्छोका विद्योष वर्णन १०३-१०४ 
जीवोके आधारभूत मध्यलोकका वर्णन, सर्वप्रथम द्वीप-समुद्रोंकी 

नामावली १०५-१०६ 
जम्बूद्वीपके छेत्र, कुलाचल, नदी, सरोवर आदिका वर्णन १०७-१११ 
घातकीसण्ड आदि द्वीपोका वर्णन १११-११२ 
मनुष्यगतिमें कौन जीव उत्पन्न होते हैँ ११२-११३ 
देवगतिका वर्णन, देवोके भेद, उनके आवासस्थान ११३-११६ 
ऊर्ष्वलोकके अन्तर्गत वैमानिक देवोका वर्णन, शरीरकी अवगाहना, 

भायु आदिका वर्णन ११७-१२१ 
देवों कौन जीव कहाँ तक उत्पन्न होते है ? १२१-१२२ 
देवोके गुणस्थान आादिका वर्णन, तृतीय मयूखका समारोप (२३ 

चतुर्थ सयुख 


मगलाचरण, इन्द्रियमार्गगांके आधारपर जीवतत्त्वका वर्णन, 
एन्द्रियका लक्षण, उनके भेद, विपयक्षेत्रका वर्णन, एकेन्द्रियादिक 
जीवोकी अवगाहनाका निरूपण १२४-१२७ 
काथमार्गणाके अन्तर्गत पटुकाय जीवोका वर्णत, पृथिवीकायिक आदि 
जीवॉके आकार तथा साधारण और प्रत्येक वनस्पतिकायिक 
जीवोका विश्लेषण १२७-१२९ 
योगमार्गगाके अन्तर्गत योगोका लक्षण, उनके प्रभेद, काययोगके 
भेदोका विद्यद वर्णन १२९-१३६ 
वेदसार्गणाके अन्तर्गत द्रव्यवेद, भाववेद तथा उनके परिणामोंका 
सोदाहरण वर्णन १३६-१ ३८ 
कषायमार्गणाके अन्तर्गत कषायके छक्षण, उनके अवान्तर भेद, तथा 
अनन्तानुवन्धी आदि कषायोंके लक्षण आदिका निरूपण १३९-१४२ 


विषयानुक्रमणिकां ४९० 


ज्ञानमार्गणाके अन्तर्गत ज्ञानके पाँच भेद तथा उनका स्वरूप १४३-१४६ 
समममार्गणाके अन्तर्गत सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविषुद्धि, 
सूक्षसापराय और यथाख्यात चारित्रके लक्षण तथा? उनका द 


गुणस्थानोमें सत्त्व आदिका वर्णन १४६९-०१४९ 
दर्शतमार्गणाके अन्तर्गत चक्षुर्दर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन तथा 
केवलदर्शनके लक्षण हे १४९-१५० 


लछेश्यामार्गणाके अन्तर्गत लेक्याका लक्ष ण, उसके द्रव्यलेश्या और भाव- ५ 
लेश्या, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म तथा शुक्ललेद्या वाले 


जीवोके लक्षण, लेश्याओका गुणस्थानोमें विभाजन १५०:-१५५ 
भव्यत्वमार्गणाके अन्तर्गत भव्य और भअभव्यका लक्षण १५५: 
सम्यक्त्वमार्गणाके अन्तर्गत सम्यक्त्वका लक्षण, उसके औपशमिक 

भादि ६ अवान्तर भेदोका निरूपण १५५०१५८: 


सज्ञीमार्गणाके अन्तर्गत, सज्ञी, असज्ञी और उभयव्यवहारसे अतीत 
जीवोका प्रतिपादन 


भाहारकमार्गणाके अन्तर्गत आहारका लक्षण, भाहारक भनाहारक 
जीवोका विश्लेषण -. - 


१५८-१५९, 


१५९-१६० 
समुद्धातका स्वरूप तथा उसके सात भेदोका निरूपण १६०-१६१८ 
उपयोगप्ररूपणाके द्वारा जीवतत्त्वका वर्णन, उपयोगके ज्ञानोपयोग 
तथा दर्शनोपयोग भेदोका निर्देश, चतुर्थ मयूखका समारोपः १६१०१६४ 

पञचम मसयुख 

मज़ुलाचरण, अजीवतत्त्वके निरूपणकी प्रतिज्ञा, भअजीवका लक्षण तथा' 
उसके पुदुगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल भेद १६४०१ ६५ 
पुदूगलद्रब्यका लक्षण, पुदुगलद्रव्यके पर्याय, पुदुगलके अणु भौरे 
स्कब्धमेद, परमाणुका लक्षण, स्कन्धका लक्षण तथा उसके 
बननेकी प्रक्रिया। १६३-१७२ 
धर्मद्रव्य और अधर्मद्रग्यका लक्षण १७२०१७३ 
भाकादाद्रव्यका लक्षण १७३-१७४ 
कालद्रव्यका वर्णन, उसका स्वरूप तथा भेद १७४ 


द्रव्यस्वरूपके अन्तर्गत उत्पाद, व्यय और क्रौव्यका वर्णन,कालद्रव्यकी, 
उपयोगिता 


१७४-१७७ 
गुणोका लक्षण १७८ 
पर्यायका लक्षण १७९ 


मस्तिकायका लक्षण, पञुचम मयूखका समापन हा 7+... १८०-१८१ 


$ 


२ सम्यक्त्व-चिन्तामणि' 


मज़ुलाचरण, आमस्रवका लक्षण तथा उसके भेद १८२-१८१ 
जीवाधिकरण और मजीवाधिकरण आखस्रवके भेद १८३-१८४ 
आस्रवके भेद, मिथ्यात्व, अविरति, १५ प्रमाद, २५ कषाय तथा १५ 

प्रमादोंका नामोल्लेख १८४-१८७ 
मिध्यात्वादि भावास्रवोंका गुणस्थानोंमें भेदवर्णन १८७ 
ज्ञानावरणके आम्नव १८८ 
दर्शनावरणके आस्रव १८८-१८९ 
असद्व थके आस्रव १८९-१९० 
सहेधके आस्रव १९० 
दर्शनमोहफे आख्रव १९० 
फषायवेदतीय और अकषायवेदनीयके आद्रव १९१-१९२ 
मतरकायुके आम्रव १९३-१९४ 
तियंगायुके आास्रव १९४ 
मनुष्यायुके आस्रव १९५ 
देवायुके आस्रव, सम्यक्ट्व बन्धका कारण फैसे हैं--शझ्बार समाधान १९५-१९६ 
अशुभनामकर्मका आख्रव १९७ 
छुमतामकर्मका आज्चव १९८ 
तीरथैकरनामकर्मका आख्रव १९८-१९९ 
नीचगोश्रकर्मका आस्रव १९९-२०० 
उच्चगोन्रकर्मका आस्नव_, । २०० 
अन्तरायकर्मका आासख्रव २०००-२० १ 
संक्षेपसे शुभाणुभकर्मोका आस्रव २०१ 
भिन्‍न आज्रव बतलानेकी सार्थकता २०१ 
शुभनन्‍अश्युभ, दोनों आस््रवोंकी समानताका वर्णन, षष्ठ मयूखका 

समापन २०१-२० ३ 

सप्तम मयुख 
मज़ुलाचरण, बन्ध और उसके कारणोंका निरूपण २०४-२०६ 


प्रकृतिबन्धका लक्षण तथा उसके मूछभेद, मृलकर्मोके उदाहरण, २०६-२०८ 
घाति, अधाति कर्मोंफे नामोल्लेख, ज्ञानावरणादि कर्मोंका 

सामान्य स्वरूप और क्रम २०८-२०९ 
कर्मोके उत्तर भेद २०९ 
ज्ञानावरणके भेदोंका निरूपण २१० 


विषयानुक्रमणिकां 


दर्शनावरणके नौ भेदोका वर्णन 

वेदनीयकर्मके भेद 

मोहनीयकर्मके भेदोंका वर्णन 

आयुकर्मके भेद 

नामकर्मकी उत्तरप्रकृतियोका वर्णन 

गोत्र और अन्तरायकी उत्तरप्रकृतियोका वर्णन 
भेदाभेदविवक्षामें बच्चयोग्य प्रकृतियोकी सख्या 
गुणस्थानोमे बन्धकी चर्चाके अन्तर्गत विशेष वर्णन 
गुणस्थानोमें वन्धव्युक्छित्तिका वर्णन 

मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोमें बन्धयोग्य प्रकृतियाँ 
मिथ्यादृष्टि आदि गुृणस्थानोमें अवन्धयोग्य प्रकृतियाँ 
स्थितिबन्धका वर्णन, मूलोत्तरप्रकृतियोकी स्थितिका निरूपण 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका कारण तथा उसकी विशेषता 
मूलोत्तरप्रक तियोका जघन्य स्थितिबन्ध 

जधन्य स्थितिबन्धके स्वामी 

भाबाधाका लक्षण तथा उसकी व्यवस्था 
भनुभागबन्धका वर्णन 

उत्कृष्ट भनुभागबन्धकी सामग्री भौर स्वामी 

जधन्य अनुभागबन्धके स्वामी 

दृष्ठान्त द्वारा घातिकर्मोकी अनुभागशक्तिका वर्णन 
अधातिकर्मोकी अनुभागद क्तिका दृष्टान्त सहित वर्णन 
भघाति कर्मोके अन्तर्गत पुण्यप्रक्ृतिया 

». पापप्रकृतिया 


सर्वधाति, देशघाति, पुदुगलविपाकी, क्षेत्रविषाकी, भवविपाकी 
और जीवविपाकी प्रकृतियोका वर्णन 


प्रदेशवन्धका लक्षण और मूलोत्तरप्रकृतियोमें समयप्रवद्धका 
वेंटवारा 


ग् 39 


उत्कृष्ट प्रदेशवन्धकी सामग्री और स्वामी 
जघत्य प्रदेशवन्धके स्वामी 


वन्धके अनादि सादि आदि भेद तथा बन्ध ही दुःखका कारण है, 
इसका वर्णन 


४्रे 


२१०-२११ 
२११ 
२११-२१२ 
२१३ 
२१३-२२० 
२२०-२२१ 
२२१-२२२ 
२२२ 
२२३-२२६ 
२२६०२२७ 
२२७०२२८ 
२२८-२३० 
२३००२३२ 
२३२-२३३ 
२३३-२३४ 
२३४-२३६ 
२३६-२३७ 
२३७-२४० 
२४०-२४२ 
र४र 
२४३-२४४ 
२४४ 
२४४०२४१ 


२४५०२४६ 
२४७-२५२ 
२५२-२५३ 


२५३-२५४ 


२५४-२५७ 


४४८ सम्यकत्व-चिन्तामणिः 


जे अष्टम भयूख 

मर्ज़ुलाचरण, सवरका लक्षण तथा उसके गुप्ति, समिति आदि 
कारणोंका वर्णन र२५८-२५९ 
सर्मितियोंका विस्तृत वर्णन २५९-२६६ 
ददा्मधर्मोके अन्तर्गत उत्तम क्षमाघर्मका वर्णन २६६-२६७ 
जा मार्दवधर्मका ल्‍ २६७-२६९ 
गा बार्जवधर्मका . ,, २६९-२७१ 
न शौचधर्मका 2 २७१-२७३ 
का सत्यधर्मंका गा २७३-२७५ 
सयमघर्मका  ,, २७५-२७७ 
का तपोघमंका हा २७७-२७९ 
हा त्यागधर्मका दर २७९-२८३ 
हा आकिल्चन्यघर्म ,, २८३-२८५ 
ड50. का ब्रह्मचर्य १) २८५-२८८ 
द्वादश अनुप्रेक्षाओंके अन्तर्गत अनित्यानु प्रेक्षा २८८-२९० 
| मशरण अनुष्रेक्षा २९०-२९२ 
हर ससार ५ २९२-२९४ 
उ। एकत्व भर २९४-२९६ 
कि श्न्यत्व हर २९६-२९८ 
५५ अदज्ुचि ३5 २९८-३०० 
आस्रव कै ३०००३०१६ 
हा सवर हि ३०१०-३० ३ 
हे निर्जाय ,, ३०३-३०४ 
हे छोक. ,, ३०५-३०६ 
हर वोधि-दुलंभ ,, ३०६-३०८ 
घमभावना ,, ३०९-३१० 
बाईस परीपहजयोंका वर्णन ३१०-३२१ 
सब्रके साधक चारित्रका वर्णन ३२१-३२३ 

नवम मयूख 

मज़ूलाचरण, वाह्य तपोंका वर्णन ३२४-३२६ 
ज् तपोंके अन्तर्गत प्रायश्चित तपका वर्णन ३२६-३२९ 


३२९-३३० 
३३०-३३१ 


विषयानुक्रमणिका 


स्वाध्याय तप 
ब्युत्सर्ग तप 
ध्यान तपके अन्तर्गत भार्त्तृध्यान 
0 रौद्रध्यान 
9... 7 धर्म्यध्यानके चार भेदोका वर्णन 
हा । 7) शुक्लध्यान बडे हा 
गुणश्रेणी निर्जराके दश स्थान तथा तपका माहात्म्य 
दशम सयुख 


मद्भलाचरण, मोक्षका स्वरूप, केवलज्ञानपूर्वक ही मोक्ष होता है, 


अहंत्परमेष्ठीका वर्णन 


सिद्धोंका वर्णन तथा सिद्धोके ऊर्ष्वग्मन स्वभावका सदुष्टान्त वर्णन 
सिद्धोका क्षेत्र, काल, गति आदि अनुयोगोके द्वारा वर्णन 


भोक्षकी प्रशसा 


व्यवहारसम्यस्दर्शनके विषयभूत देव, शास्त्र, गुरुका स्वरूप, ग्रन्थका 


समारोप 


डप 


३३१-३३२ 

३१२ 
३३४ २-३२३४ 

३२४ 
३३५-३३६ 
३३६०३ २८ 
३३८-३३५९ 


३४००३४२ 
रे४ ३- ३४४ 
३४४-३४९ 
३४९-३५० 


३५१-३५६ 


सम्यक्तव-चिन्तामणिमें 


प्रयुक्त छन्‍्दोंकी नामावली 
१. मालिती ११. भुजद्भप्रयात 
२. स्वागता १२ द्वुतविलम्बित 
३. उपजाति १३. वंशस्थ 
४. इन्द्रवजा १४, खग्धरेा 
५, आर्या १५, शालिनि 
६. अचुष्ट॒प्‌ १६ मज्जुभाषिणी 
७, शालदूलविक्रीडित १७, शिखरिणी 
८. वसन्ततिलका १८, रथोद्धता 
९, उपेन्द्रवज्ा १९, हिन्दीगीतिका 
१०, प्रमदानव 


श्रीवीतरागाय नस: । 
सध्यकत्व-लिल्तामरियः 
प्रथमो मयखः 


निविध्नुछूपने प्रारिष्वित ग्रस्थकं समाष्निके लिए पाच बालयति 
तीर्थंकर वामुपूज्य मल्लिताथ-नेमिनाथ-पार्ण्वनाथ और वर्धभान भगवावका 
स्ववन करते हुए मद्भलाचरण*करते है-- 
मालिनी छन्द 
जयति जनसुवन्धयशिचच्चमत्कारनन्ध: 
शससुखभग्कन्दोष्पास्तकर्मा रिवृन्दः । 
निश्विलमुनिगग्ष्ठिः कीर्तिसत्तावरिष्ठ! 
सकलसुरपपूज्य! श्र।जिनों वासुपूज्यः || १॥ 
अर्थ--जों समम्त भनुष्योके द्वारा वन्‍्दनीय है, चेतन्य-चमत्कारसे 
समृद्वियुबत है, सहूज शान्ति और सुखसमृहके कन्द है. कर्मरूप द्ञत्रुओके 
समूहको नष्ट्र ऋरतेवाले हैं, अखिल मुनियोमे श्रेष्ठतम हैं, कीतिके 
सद्भावस लाकोत्तम है तथा समस्त इन्द्रोंके द्वारा पूज्य है, वे वासुपूज्य 
जिनेन्द्र जप्रवस्त रहे ॥१॥ > 
स्वागता छन्‍्द 
मोहमल्लमदभेदनधीर कीर्तिमानमुखरीकृतवीरम । 
पयसन्ञावतिपानितमार त नम्मास्ति वरमल्लिकुसासर्स ॥२॥ 
॥॒ अथ-मों मोहरूपी मल्लका मद भेदन कस्तेमे धीर है, जिन्होने 
फोतिफे मानस व, शेका मुब्वरीकृत् किया है--समस्त वीर जिनका सुयश् 
गाते है और धं्येल्वी कृपाणक द्वारा जिन्होने कामको मार गिराया है उन 
बाजयति मल्लिनाव भगवानूफा नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 
कद # _ उपजाति छन्द 
शंतल्ाफकानत्रतय समन्तादनच्तत्रीधेन चुधाधिनाथम्‌ | 
पे सानेनीय मनिताथनेमि नोमीस्वर घमरथस्य नेमिम्‌ ॥रे॥ 
॥॒ अय--जिल्दोन अनन्तज्ञानके द्वारा तीनो छोकोक्ी जान लिया है, 
है सवस विद्वादोक अधिपति है, सानवीय है तथा धर्मरूपी रथके अ्वर्तक 
ह उन भुनिशज नमिनाथभगवानुकों में नमस्कार करता हूँ ॥रा। 


२ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 
इन्द्रवजा 


येनातिमान। कमठस्य मानो ध्वस्तोश्समस्थंयंशुणाणनैव | 
देहप्रमादीपितपाश्व देश त॑ पाश्वनाथं सततं नमामः || 9 ॥ 


अथ--जिन्होने कमठके बहुत्त भारी मानकों अपने अनुपम धेयंरूपी 
गुणक्रे एक अशमात्रसे नष्ट कर दिया था तथा जिन्होने अपनी प्रभास 
समीपवर्ती प्रदेशको देदीप्यमान कर दिया था, उन्न पाइवंनाथ भगवानुको 
हम सदा नमस्कार करते है ॥४॥ 


उपजाति 
य॑ं जन्मकल्याणमहोत्सवेषु सुरा। समागत्य सुरेशलोकात | 
प्षीगब्धिनीर रधिमेरुशड्भ समभ्यसिश्चन्‌ चरभक्तिभावात्‌ ॥५॥। 
त॑ बधमान श्रुवि वर्धभान श्रेय:श्रिया ध्वस्तसमस्तमानम्‌ | 
भकत्या भृतः सम्मुदितिइच नित्य नमामि वीर हतकमंतानम्‌ [4॥ 
अर्थ--जन्मकल्याणकके महोत्सवोमे देवोने स्वगंलोकसे आकर सुमेरु 
पर्वतके शिखरपर उत्कृष्ट भक्तिभावसे क्षीरसागरके जलसे जिनका 
अभिषेक किया था, जो पृथ्वीपर वल्याणकारी रक्ष्मीसे बढ रहे है 
जिन्होने समस्त मानकों नष्ट कर दिया है तथा कर्मसमूहकी नष्ट कर 
दिया है ऐसे भगवान्‌ वर्धभाव स्वामीकों भक्तिसे परिपूर्ण तथा भ्रकृष्ट 
हष॑से युक्त हो निरन्तर नमस्कार करता हूँ ॥५-९॥ 
अब पूर्वाचार्यप २म्पराके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते है-- 
आर्या 
कुन्दकुसुमसमकीति मूर्ति हध्यात्मतत्त्तविद्यानाम्‌ । 
बुधव॒ुन्दारकवुन्दवन्ध वन्दे चे कुन्दकुन्द तम्‌ | ७ ॥| 
अनुष्दुप्‌ 
उमास्वामिंगुरु शास्त्राम्भीधिमन्थनमन्द्र। । 
तत्त्वा्थप्रत्रकृदू वन्ध्रः केषां नाम न भूतले ॥ ८ ॥| 
उद्ण्डवादिपेतण्ड-गण्डमण्डलद्ण्डनः | 
जीयात्समन्तभद्रोड्यं॑ वन्‍दनीयः सता सदा ॥ ९॥ 


प्रथमो मयूख* रे 


आर्या 
येन सर्वार्थसिद्धी रचिता सर्वाथसिद्धिदा पुसाम्‌ | 
कप ९ 
जीयाज्जगति स पूज्यः प्राचायः पूज्यपादोष्ियम ॥|१०।। 
व्यपगतकर्मकलड्/ं सकल विकलं मदेन शास्त्रज्ञस्‌ | 
८5 ४ 0 

कोविदकमलदिवाकरमीडे द्याचायमकलझ्ूम्‌ ॥|११॥ 

सुपदा शोभनवर्णा विभाति कान्तेव भारती यस्य । 

तमह जिनसेनगुरुं महाकवीन्द्र नमामि सद्भवत्या ॥|१२॥ 

अम्नतोषमा यदीया वाचां धारा बुधेन्द्रसंश्छाध्या । 

प्रवदति लोके सततं वन्दे$सृतचन्द्रखरिं तम्‌ ॥१३॥ 

अपहतबुधजनतन्द्र व्यपगतनिद्रं परोपहितदक्षस्‌ । 

«० > (0 
प्रणमामि नेमिचन्द्र चन्द्र शास्त्राम्बुधे! पुर्णम्‌ ॥१४॥ 
अरुष्हुप्‌ 
यसय लोके लसत्कीर्त्या पूर्णचन्द्रोषपि लज्जितः । 
जयाताच्छुमचन्द्रोडयं चिरं चारुगुणाल्य' ॥ १५॥ 
अर्थ--जिनको कीति कुन्दकुसुमके समान उज्ज्वल है, जो अध्यात्म- 

तत्त्व सम्बन्धी विद्याओकी मूर्ति है और बडे-बडे चिद्वानोके समूह जिन्हें 
वन्दता करते है उन कुन्दकन्दाचार्यको मै नमस्कार करता हूँ ॥७॥ जो 
शास्त्ररूपी समुद्रका मन्‍्थन करनेके लिये मन्दराच्ररक है तथा तत्त्वार्थ- 
सूत्रकी जिन्होने रचना की है ऐसे उमास्वामी गुरु पृथ्वीतलपर किनके 
वन्दनीय नही हैं ॥८।॥| जो उद्ृण्डवादीरूप हाथियोंके गण्डस्थलकों दण्डित्त 
करनेवाले है तथा सत्पुरुषोंके सदा दन्‍्दना करनेके योग्य है वे समन्‍्तभद्राचार्य 
सदा जयवन्त रहे ॥९॥ जिन्होने ने मनुष्योके समस्त प्रयोजनोकी सिद्धि करने 
वाली स्वार्थेसिद्धि--तत्त्वाथंसूत्रकी टीका रची है तथा जगत्‌मे जो सबके 
पूज्य है वे पृज्यपाद महान्‌ आचार्य जयवन्त रहे ॥१०॥ जिन्होने कमंरूपी 
कलडूको दूर किया है, जो अनेक कलाओसे सहित है, गवंसे रहित है । 
शास्त्रके ज्ञाता है तथा विद्वज्जनरूपी कमलछोको विकसित करनेके लिये 
सूर्य है उन आचाय॑ अकलद्डूदेवकी मैं न्‍्तुति करता हूँ ॥१*॥ जिनकी वाणी 
कान्ताके समान सुपदा--अच्छे पदोसे सहित (कान्तापक्षमे सुन्दर चरणो- 
से सहित) और सुवर्णा--उत्तम अक्षरोसे युक्त (कान्‍्ता पक्षमे सुन्दर रूपसे 
युक्त) सुशोभित है उत महाकवी द्रव जिनसेन गुरुकों मै उत्तम भक्तिसे 


हि सम्गवत्व-निन्तामणि 


नमस्कार वार्ता हूँ ॥(ण। बड़े-बड़े विद्वानोके द्वारा प्रणसनीय जिनकी 
अमृततुल्य बचनधारा लायमे निरन्तर बढ़ती रहती है उन अमृतचन्द्र 
सूरिकों मैं तमस्क्रार करता हूँ ॥१३॥ जिन विहृज्जनोकी नन्द्राको नप्ट कर 
दिया है, जिनकी स्वगक़ी निद्रा--प्रमादद्ा नष्ट हो गई है जो परोपकार- 
में निपुण हैं तथा शास्त्रस्पी समुद्रकों वृद्धिद्धात करनेक छिये वर्ण चन्द्रमा 
उन नेमिच-द्र आचार्यकों में प्रणाम करता हू ॥(४॥ लोकम जिनको 
शोभावगान कीतिसे पूर्ण चन्द्रमा भी लज्जित हो जाता है उत्तम गुणोके 
गृहस्यरूप वे शुभचन्द्राचायं चिरकाल तक जयवन्त रहे ॥१५॥ 
आगे गन्धकर्ता अपने वतमान धर्मविद्यागुरओका स्तवन करते है-- 
उपजात्ति 
गेषां रृपाको मलदृष्टिपातें! सुपुष्पिताभून्मम सक्तिवल्ली | 
तान्प्राथये वर्णिंगणेश्रपादान्‌ फलोदय तत्र नतेन मूर्ध्ना ॥१६.। 
यस्याजबो5सी सतत मनो में घिनोति शिष्यरुपसेव्यमानम्‌ । 
नमाम्पह्ठ धमंगरु सुभक्‍त्या दयासुधादीधितिमालिन तम्‌ |१७॥ 
अर्थ--जितक कृपावोमलदूष्टिपानसे मेरी सूक्तिरुपी लता सुपुष्पित 
हई है उन वर्णी गणेशक चरणोमे में उस छता पर नश्नीभूत मस्तकसे 
फलोदयकी प्रार्थना करता हू ॥१६॥ जिनकी सरलता सदा मेरे मनको 
सतुष्ट करती रहती है तथा जो अनेंक शिष्योके द्वारा सेवनीय हैं उन 
धर्भगुरु श्रीदयाचन्द्रकों मै भांक्तपूवंक नमस्कार करता हूं ॥१७॥ 
आगे ग्रन्यकर्ता गथ करनेकी प्रतिज्ञा करते है-- 
जादूल विक्रोडित 
पूर्वाचायपरम्परामनुगतः. सन्मार्गनिर्देशनी 
शास्त्रागारविशस्प्रमुग्धननतासक्लेशतापापहस्‌ । 
सम्यक्‍त्वनिघरत्नरश्मिविमलालोकेन सशोभित 
बश्ये ग्रन्थमपर्चिम लघुमिम सम्यक्त्वचिन्तामणिम्‌ |। १४। 
वसन्ततिलका 
इशाहिप्रपकुजयुग॑ हतपापपुञ्ज 
सज्जुप्रभ प्रचुरभक्तिभरेण नत्वा। 
अज्ञानगाढठतमसा हतनेत्रजाल--- 
वालप्रवोधविधये विद्धामि यत्नस ॥१९ 


प्रथमो मयूख ४ 


- अर्थ--सन्मार्गंका निर्देश करनेवाली पूर्वाचार्योकी परम्पराका अनुसरण 
करता हुआ मै शास्त्रहूपी गृहमे प्रवेश करनेवाली प्रमुग्ध जनताके 
सवलेदजन्य तापको हरनेवाले तथा सम्यवत्व नामक रत्तकी किरणोके 
निर्मल प्रकाणसे सुशोभित इस सम्यवत्वचित्ता्माण नामके लघुकाय किल्तु 
श्रेष्ठ ग्रस्थको कहूँगा ॥१८॥ पापपुञजको नष्ट करनेवाले श्री जिनेन्द्र 
भगवानके सुन्दर चरणकमल-युगलको बहुत भारी भक्तिसे नमस्कार कर 
भज्ञानरूपी गाढ अन्धकारसे दृष्टिहीत वालकोके प्रबोधके लिये प्रयत्न 
करता हूँ ॥१९७॥ 

। अनुष्ठुपू. ६ 
अथातः सम्रव्याम सम्यस्द्शनसल्प्+ | 
ससारसिन्धुमग्नानां. पोतपात्र मनुत्तमस्‌ || २० ॥। 
तत्र सहृशनाभावरे भुज्जानो दृःखसन्ततिम्‌ | 
वर्ण्यते पुरुष: पू इलोफमव्यतमाक्षर ॥ २१ ॥ 
अथं--अब आगे उस सम्यर्दशनका सद्षोपमे कथन करूँगा, जो ससार- 
सागरमे निमग्न जीवोके लिये उत्तम जहाजके समात है ॥२०) इस सदर्भमे 


सबत पहले सम्यग्दशंनके अभावमे दु खसमूहकी भोगनेवाले,पुरुष (आत्मा )का 
उत्तम अक्षरावलीसे युक्त इलोकोके द्वारा निरूपण किया जाता है ॥२१॥ 


आगे सम्यग्दर्णन प्राप्त करनेके पहले इस जीवकी कैसी परिणत्ति होती 
है, यह कहते है। मिथ्यादृष्टि जीव कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु और कुधर्मकी 


सेवा 38 है, इसलिये कुदेवादिकका वर्णन भी यहा प्रसद्भवश किया 
जाता है-- 


अनादिबद्धमिथ्यात्वगादध्वान्तापलोचनः । 
हिताहितानभिज्ञो5्य शाख्योपहतमानस ॥| २२ ॥| 
रागहपादिदोपाणां सघेन परिसस्कृतम्‌ | 
गदाब्रायुधशुस्भन्त॑ भामिनीहतमानसम्‌ |। २३ ॥ 
अविद्याया कुलागारं मायामोहनिकेतनस । 
कदम्बक कुंदेवानामयमचति जातुचित्‌ ॥ २४ ॥ 
पूर्वापरविरोधेन पूरितोद्रसभृतम्‌ । 
हिंसादिपापपुण्जानामसाधारणदेशनमू_॥ २७ ॥ 
अबोधोपहतस्वान्तेमेहिदूदूपतमानसे। | 


प्रकृतेजातनिर्माण मिथ्याशास्त्रकदम्भकस ||२६ ॥ 


६ सम्यवत्व-चिन्तामणि 
सादर वन्दते नित्य हितलाभमसनीषया । 
तदम्राप्त्या भृश भूयः क्‍्लेशमाप्नोति सन्‍्ततम्‌ ॥२७॥ 
मिथ्यातपश्चमत्कारेस ग्यमत्येविमोहितम । 


हिंसासकेतसदनं कामकेलिकुलालयम्‌ ।।२८॥ 
नेकदु खतरद्भाणामाश्रये मवसागरे । 
तितीपृणां नृणां नून पापाणसयपोतकम्‌ ॥२९॥ 
अभिमानमहीकान्त दीर्घससारससृ तिम्‌ । 


संघ ॒तापसपधूर्तानां घुक्तिहेतुं च भन्यते ॥|३०॥ 
संसारेध्वारपारेइस्मिन्मज्जन्त्या. जनतातते । 
दृढ हस्तावलम्ब त सद्धम प्रविद्याय हा ॥३१॥ 
हिंसास्तेयाभय नून॒ पातालपुरपद्धतिम्‌ । 


० 


शिवद्वारागंलठ धर्म दु/खिनां दुःखदायकम्‌ ॥३२॥ 
श्रद्धघाति सदा काम कामिताभुतमानसः । 
इृष्टानिष्टपदार्थेप तोष रोष च गच्छति ॥३३॥ 
अर्थ--अनादि कालसे बंधे हुए मिथ्यात्वरूपी सघन अन्धकारसे जो 
दृष्टिहीन हो रहा है, हित और अहितसे अनभिज्ञ है तथा शठता--क्षज्ञान 
दशासे जिसका मन आधातको प्राप्त हो रहा है ऐसा यह मिथ्यादृष्टि जीव 
कभी उन्त कुदेवो--मिथ्या देवोके समूहकों पूजता है, जो रागद्वेषादि 
दोषोके समूहसे सहित है, गदा आदि शस्त्रोसे सुशोभित हैं, स्त्रियोंके द्वारा 
जिनका मन हरा गया है, जो अविद्या--अज्ञानके कुलभवन हैं और 
माया तथा मोहके घर हैं ॥२२-२४॥ 
कभी मिथ्याशास्त्रोके उस समूहकी हितवुद्धिसे बडे आदरके साथ 
वन्दना करता है और हितकी प्राप्ति नही होनेसे अत्यधिक क्लेशको प्राप्त 
होता है, जो पूर्वापर विरोधसे भरा हुआ है, हिंसादि पाच पापोका असा- 
धारण उपदेश देता है, तथा अज्ञानी और मोहसे दुषित हृदयवाले साधारण 
मनुष्योके द्वारा जिसकी रचना हुई है ॥२५-२६॥ 
कभी धूत॑ तापसोके उस समृहको मुक्तिका हेतु मानता है जो मिथ्या 
तपके चमत्कारोसे भोले-भाले मनुष्योको विमोहित करने वाला है, हिंसा- 
का सकेत-गुह है, कामक्रीडाओका कुलभवन है, अनेक दु'खरूपी तरज्ीके 


प्रथमो मयूख ७ 


अधारभूत ससार-सागरमे पार होनेके इच्छुक मनुष्योके लिये जो मानो 
पत्थरकी नाव है, अभिमानका स्वामी है तथा जिसका ससार-अमण लम्बा 
है ॥२७-२९॥ 

कभी इच्छाओसे परिपूर्ण हृदय होता हुआ इस ससार-सागरमे डूबते 
हुए जनसमूहको सुदृढ हस्तावलम्बन स्वरूप समीचीन धर्मकों छोडकर 
उस धमंकी सदा इच्छानुसार श्रद्धा करता है और इष्ट-अनिष्ट पदार्थोमे 
रागद्वेष करता है, जो हिसा और चोरीको आश्रय देनेवाला है, मानो 
पातालपुरी -नरकका मार्ग है, मोक्षके ढ्वारपर लगा हुआ आगल है और 
दु खी मनुष्योको दु ख देनेवाला है ॥३०-३३॥ 


बह, मिथ्यादृष्टि जीवकी अतत्त्वश्रद्धानहप परिणतिका वर्णन 
करते है-- 
स्चेतन्यचमत्कार जीवतच्तममूर्तिमत्‌ । 


न बुद॒ध्वा हन्‍्त देह वे जीवत्वेन प्रमन्यते ॥३४।। 
ततबचेम कृश स्थूल जीण शीण च॒ दुबंलम | 
बलात्य व हत॑ जात निज मत्वा तथेव हा ॥३५॥ 
क्षणमात्रन्दमाप्नोति क्षणं च इसति क्वचित्‌ | 
क्षणं रोरुद्ममानोध्यं क्षणं किश्विप्रजल्पति ॥३६॥ 
आत्मानं नित्यमश्रान्तमजीर्णमपुरातनम्‌ । 
अकर्तारमभोक्‍्तार श्रद्धाति न जातुचित्‌ ॥३७॥ 
शरीराभ्रितसम्बन्ध पूत्र मित्र सहोदरम । 
भगिनीं गेहिनीं किश्व पितर मातर तथा ॥३८॥ 
प्तृव्यं तस्य पुत्र च मातामहपितामही । 
आतस्त्री मातुलानीं च मातुलं भगिनीपतिम्‌ ॥३९॥ 
भागिनेय महाभाग्यं भागिनेयीं च सत्कृताम | 
इसुर च तथा इ्वश्रं ।याल श्यालस्य मानिनीम्‌ | ०॥ 
श्यालपुत्र निज पोन्र दोहित्र मित्रमण्डलम्‌ । 

सब स्वात्ममव हन्त मन्यते हतसमानस ॥४१॥ 
एतेषां हि क्ृते नित्य क्लेशमाप्नोति विस्तृतम । 
बहुनालं क्वचित्पाणान्‌ त्यक्तमिच्छति कामितान्‌ ॥ ४ २॥| 


८ सम्पपत्व-चिन्तामणि 


एतानात्मानुकूलांस्तान्‌ कतुमिच्छुस्तदा तदा | 
तादृशान्न च दृष्ट्वाथो भृश क्रोधादू विताम्यति ॥४३॥ 
मर्थ--खेद है कि मिथ्यादृष्टि जीव चेतन्यचमत्कारस सहित अमृतिक 
जीवत्तत्वको न जानकर शरीरको ही जीवरूप मानता है ॥३४॥। तदनन्तर 
इस शरीरको कृश, स्थूल, जीणं, शीर्ण, दुबंछ, बलवानु, मृत और उत्पन्न 
जानकर अपने आपको बेसा ही मानता है ॥३५॥ और उसके फलस्वरूप 
किसी क्षण रोने लगता है, किसी क्षण हँसने छगता है, किसी क्षण रोता 
हुआ कुछ प्रलाप करने हूगता ह ।३६॥ आत्मा नित्य, श्रान्तिरहित, 
अजीर्ण, अपुरातन, अवर्त्ता और भभोवता है ऐसी श्रद्धा कभी नही करता 
॥5७॥ जिनका सम्बन्ध शरीरके आश्षित है ऐसे पुत्र, मिष्र, भाई, बहिन, 
स्त्री, माता, चाचा, चाचाका पुत्र, नाना, बाबा, भाभी, मामी, मामा, 
वहितोई, भाग्यशाली भानेज, सुमत्कृत भानेजन, पवसुर, सासू, साछा, 
सालेकी स्त्री, सालेका पुत्र, पौन्र, धेवता तथा मित्रसमूहु इन सबको अपने 
आत्मासे उत्पन्न मानता है और निविचार होकर दु खी रहता है ॥३८- 
४१॥ इन सबके लिये निरन्तर बहुत भारी बलेणको प्राप्त होता है। भधिक 
क्या कहा जाय, अपने श्रिय प्राणोका भी परित्याग करना चाहता है। 
मिथ्यादृष्टि जीव इन सबको अपने अनुकूल करना चाहता है परन्तु 
विभिन्‍न अवसरोमे जब अपने अनुकूल नही देखता है तब क्रोधसे अत्यन्त 
दु खी होता है ॥४२-४३॥ 
आगे मिथ्यादृष्टिकी और भी मान्यताओका वर्णन करते है-- 

सबंषां हि पदार्थानां परिणामों नियतो भवेत्‌ । 

आत्माधीन न किच्चितू स्थादिति हन्त न मन्यते ॥४४॥ 

रागादयो विभावा ये स्वात्मन्येव भवन्ति हि। 

(0 5 

शात्या तानू सवंथा भिन्‍नान्‌ स्वच्छन्द विचरत्यसों ॥४५॥ 

कदाचिन्नूनमात्मानं मत्वा सिद्ध च नि्मलम्‌। 

मुकक्‍त्यथ न अयत्नेन चेष्टतेड्यं ब्रतच्युत ॥४६॥ 

तपसा सप्रयोगेणानुष्ठानादिविधानत । 

कदाचित्स्वणितां आ्रप्य नित्य तत्रापि ताम्यति ॥४७॥ 

दुःखरोधस्य निदोप-कारणं. मोहरोधनग्र्‌ । 

हन्त इन्त न कुत्रापि श्रद्धाति कंदाबन ॥४८॥ 


प्रथमो मयूख' के 


अथ--समस्त पदार्थोका परिणमन उनके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावके अनु- 
सार नियत है, अपने अधीन कुछ नही है, खेद है क वह ऐसा नही मानता 
॥४४॥ जो रागादिक विभाव भाव अपनी आत्मासे ही उत्पन्न होते है 
उन्हें वह सर्वथा आत्मासे भिन्‍त मानकर स्वच्छल्द प्रवृत्ति करता है॥४५॥ 
कभी निश्चयसे अपने आपको सिद्ध परमेप्ठोके समान निर्मल म नकर 
मुक्तिके लिये पुरुषार्थपूर्वक चेष्टा नही करता है, किन्तु ब्रतस च्युत हो 
जाता है ॥४६॥ त्तपोके योगसे और ब्रत अनुष्ठान आदिसे यदि कभो देव 
पर्यायको प्राप्त होता है तो वहाँ भी निरन्तर दु खो रहता है ॥४७॥ दू ख 
दुर करनेका निर्दोष कारण मोहका रोकना है परल्तु अत्यन्त खेद है कि 
मिथ्यादृष्टि इसकी कभी और कही भी श्रद्धा नहीं करता है ॥४८॥ 
भागे अजीवतत्त्वके विषग्रमे मिथ्यादृष्टिकी कैसी परिणात होती है, 
इसका वर्णन करते है-- 
चेतनालक्षणाद्‌ भिन्‍नादजीवादू गतचेतनात्‌ । 
आत्मानं भिन्‍्नमत्यन्तं॑ सन्‍्यते नेव जातुचित्‌ ॥ ४९ ॥| 
०७ बम... चते 4 05 45. 
सवेपी खलु चेतेषां परिणाम कतुमिच्छति । 
आत्माघधीन न तू दृष्ट्वा पूत्करोति निरन्‍्तरम्‌ ॥| ७५० ॥ 
अर्थ--जो चैतन्यलक्षणवाले जोवसे भिन्‍त है तथा स्वय अचेतन है 
ऐसे अजीवमे आत्मा अत्यन्त भिन्‍न कभी नही मानता है ॥४९॥ इन सबके 
परिणमनको वह अपने अधीन करना चाहता है पर जब अपने अधीन 
नहीं दे पता है तब निरन्पर सेता है--दु खो होता है ॥५०॥ 
अब आख़बनत्त्व विययक विपरीत मान्यताका कथन करते है-- 
आस्त्रमंशित तत्च काययोगादिभेदितम । 
हे का 5 (३ क- 
उपादेय विजानाति दीघससारविश्रम: ॥ ४१ ॥ 
हिंसास्तेशयुपावाक्यात्रवावित्तादिसंज्ञतस | 
मोदते सतत मोहदात्कू्वणः पापपथ्कम्‌ ॥ ५२ ॥ 
देवपूजात्रताघानप्रमुख शुभसज्ञितय | 
आस सर्वधा श्राह्मं बुद्ष्या स्वर्गेप सीदति ७३ ॥ 
कर्मणां दुरविषाकेन जात॑ दुश्खाग्निकारणम्‌ । 
द्वेष्टि दस्त न तन्पृछुमासवं बन्धकारणम्‌ || ५४ || 


१० सम्पक्त्व-चिन्तामणि 


अरथ--जिसका ससार-परिभ्रमण दीघे है ऐसा मिथ्याहृष्टि जीव 
काययोगादिके भेदसे युक्त आख्रवतत््वको उपादेय जानता है ॥५१॥ मोह- 
वश हिसा, चोरी, असत्य वचन, कुशील तथा परिग्रह इन पाँच पापोको 
करता हुआ निरन्तर हंको प्राप्त होता है ॥५२॥ देवपूजा तथा ब्रतग्रहण 
आदि शुभासख्रवको स्वथा ग्राह्म मानकर स्वगंकी प्राप्त होता है तथा वहा 
सामारिक सुखमे निमग्न हो दु खी होता है ।५३॥ कमकि दुरविपाकसे यदि 
दुःखरूप अग्निके कारण उपस्थित होते हैं तो यह जीव उनसे द्वेष करता 
है परन्तु उस दु खका मूल हेतु वन्धका कारण जो आद्धवभाव है उससे 
हेंष नही करता ॥५४॥ 
आगे बन्धतत्त्वका यथार्थ ज्ञान न होनेसे मिथ्यादृष्टि जीव दु खी 
होता है, यह कहते है-- 
इष्टानिष्टपदार्थप पुरा. रागादिकल्पनात्‌ । 
आत्मनेव कृत कर्म दुःखदं यदू बहुविधम्‌ ॥ ५५ || 
उदये तस्य मोहेनेतरद्‌ दुःखस्य कारणम | 
ज्ञात्व तत्प्रतीकारामावे बहंवथ ताम्यति ॥ ५३ ॥ 
अथ्थं--दृष्टानिष्ट पदार्थोगे रागादि भावोके करनेसे इस जीवने पहले 
जो दु खदायक नाता प्रकारके कर्म किये थे उन्हीका उदय होनेपर दु खका 
कारण उपस्थित होता है! परन्तु यह जीव दु खका मूल कारण न जानकर 
अज्ञानवद् दूसरेको दु खका कारण मानकर उसका प्रतिकार करता है 
और जब प्रतीकारमे सफल नही होता है तब बहुत दु खी होता है। तात्पर्य 
यह है कि दु खका मूलकारण बन्धतत्त्व है। परन्तु मिथ्यादुष्टि जीव अन्य 
किसी दूसरे पदार्थंकों दु खका कारण मानकर उससे द्वेष करता है॥५५-५६॥ 
आगे सवर, निजंरा और मोक्ष तत्त्वकी भी यथार्थ रुचि न होनेसे 
मिथ्यादृष्टि जीव दु खी होता है, यह कहते है-- 
(0 दुवेरिद्य 
आगच्छत्कमदुवरिद्वा ररो धविधायकम्‌ | 
संवर शंकरं नाम मनसापि न बचुध्यते || ५७ ॥ 
कर्मणां निर्जां नेव कृत्वा सौख्यमभीप्सति । 
अहो वहिमनाशाम्प शीतत्वममभिकादक्षत्ति || ५८ | 
भुत सौख्यसुधासारेरनित्य चेतन्यशालिनम्‌ | 
अपवबर्ग न विज्ञाय संसारे बहु सीद॒ति ॥ ५९ | 


प्रथमो मयूख. ११ 


अथ--आते हुए कमंरूपी दुष्ट शत्रुओके द्वारको रोकनेवाले सुखदायक 
सवर तत्वका यह मनसे भी कभी विचार नही करता है ॥५७॥ कर्मोंकी 
निर्जरा किये बिना ही यह जीव सुखकी इच्छा करता है । अहो, आश्चर्य 
है कि यह अग्निको बुझाये विना ही शीतलत्ताकी इच्छा करता है ॥५८॥ 
सुखरूपी अमृतके सारसे निरन्तर भरे हुए, चेतन्यगुणसे सुशोभित मोक्ष 
तत्वको न जानऋर यह जीव ससारमे बहुत दु खी होता है ॥५९॥ 
आगे मिथ्यात॒वके कारण यह जीव नरकादि चारो गतियोमे दुख 
उठाता है, यह कहते हुए सर्वप्रथम नरकगतिके दुं खोका सक्षिप्त वर्णन 
करते है-- 
कदाचिन्नारकागारे ताडन पीडन॑ तथा । 
तर्जनं॑ भत्संन चेब दात्रवुन्देश्व कतनम्‌ ॥ ६० ॥ 
विकृतश्वापदादीनां तिग्मदन्तमुखेनखेः । 
दंशनं स्कोटनं भूय' पुटपाकाग्निषातनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
शाल्मल्यारोहणं तीत्रज्वालाजालाभिदाहनम्‌ । 
वेतरणीवगाह पुत्तलिका. प्रतिलिद्दनम्‌ || ६२ ॥ 
तप्तायोरसपानं च शेत्य तीत्र॑ च निस्तुलूम्‌ । 
औष्ण्य वसुन्धराजातमसुरें! कारित तथा ॥ ६३॥ 
शुधाबाधाससुत्पन्‍्नमुदन्याजन्यतापनसू | 
तोमरासिगदाप्रासभिण्डिपाकशिलायुधेः. ॥ ६४ ॥ 
मुद्गरभेंदन॑ किश्व रसपार्क॑ चिस्न्तनम्‌ । 
दुःखजातमहो भुकत्वा भृश हन्त विषीदति || ६७ ॥। 
अर्थ--कदाचित्‌ यह जीव नरकगतिमे जाता है तो वहाँ ताडन, 
पीडन, त्जन, तिरस्कार, शस्त्रोके द्वारा काटा जाना, विक्रियासे निमित 
हिंसक जीवोके तीक्ष्ण दात, मुख और नखोके द्वारा काटा जाना, फाडा 
जाना, पुटपाक, अग्निमे ग्रिराया जाना, सेमरके वुक्षपर चढाया जाना, 
ज्वालाओके समूहमे जलाया जाना, वेतरणीमे प्रवेश कराना, पुतलियोका 
आलिज्भधन, सतप्त लोहके रसका पिलाग्रा जाना, बेजोड ठण्डका दु ख, 
गर्मीका दू ख, पृथिवीके स्पर्शसे होनेवाला दु ख, असुरकुमार देवोके द्वारा 
कराया हुआ दु ख, भूख और प्याससे उत्पन्त दु ख, तोमर, तलवार, गदा, 
भाकछा, भिण्डिपाल नामक तीछषण शस्त्र तथा मुदगरोसे भेदा जाना और 


१२ सम्यवत्व-चिन्तामणि 
चिरकालतक रसमे पकाया जाना भादिके बहुत भारी दू खोको भोगकर 
दु खी होता है ॥६०-६५॥| 
आगे तिर्यव्चगतिमे भी दु ख उठाता है, यह वहते है-- 
मध्ये जातु निगोदस्योत्पब्नते प्रियते क्षणम्‌ । 
भूजलानलवातद्रकायिकेष्‌ परुन॒ पुना ॥ ६६ ॥ 
छेदन भेदन किश्व प्रोडन ताडन तथा। 
खनन रोधनं हन्त हन्त वाधासहख्कम्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रतीकारापरत्वेन विपाक॑ कर्मणां सदा । 
भ्रुडक्ते ससारपाथोधिनिमग्नोड्य निरन्तरम्‌॥ ६८ ॥ 
ततो भाग्यवशाल्लब्ध्वा विकलेपु सम्ुक्भवम्‌ । 
क्षत्पिपासाविदीणोज्य.. नानादुःखप्मुपाइलुते || ६९ ॥ 
काकतालीयवस्प्राप्प सकलेन्द्रियतां तत । 
उत्पद्य क्रूरजीबेपु हन्ति निर्धलबन्तुकान्‌ || ७० ॥ 
कदाचिद्‌ भारवाहित्व ताडन॑ पीडन तथा | 
अन्नपाननिरोध॑ च हिमानीं वष्मशातिनीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
औष्ण्य वर्षाप्रयोग च दुष्टदशामिद्शनम्‌ | 
अड्गच्छेदमुपाड़ानां भेदन ग्रोडन तथा ॥ ७२ ॥ 
कामवाधां रुजाबाधां तप्ताय)परितापनम्‌ | 


अश्चानोध्य चिर॑नामानारत हन्त सीदति ॥ ७३ ॥ 

अर्थ--यदि कभी निगोंद पर्यायमे उत्पन्त होता है तो वहाँ क्षण-क्षणमे 
जन्म-मरण करता है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति का्यिकोमे 
उत्पन्त होकर वार-वार छेदा जाना, भेदा जाना, मोडा जाना, ताडिति 
होना, खोदा जाना और रोका जाना आदिके हुजा रो दु खोकी उठाता है। 
अत्यन्त खेदकी बात है कि यह जीव कर्मोका प्रतिकार करनेमे असमर्थ हो 
निरन्तर उनके विपाकको भोगता ? तथा ससाररूपी समुद्रमे निरन्तर 
निमग्न रहता है। यदि भाग्यवश्ञ उस एकेन्द्रिय पर्यायसे निकलकर विंक- 
लत्रय जीवोमें जन्मको प्राप्त होता है तो वहाँ भी भूख-प्यासके दु खसे 
विदीर्ण हुआ नाना दु खोको प्राप्त होता है। यदि काकतालीय न्यायसे 
कदाचित्‌ सकलेन्द्रिय--पसण्चेन्द्रिय जीवोमे जन्म लेता है तो वहाँ सिंहादिक 


रे 
प्रथमो मगृल हे 


बिल जीवोका घात करता है। उस पड्चे- 


ग अन्त-्पावका 
22० पक ताड़ जाता, पीदा जानो, 
जय कभी भार ढगीं, पह़े है । गर्मी, वर्षो, दुष्ट डागि- 


गिरती ; ठ्ण्ड 

78 शब्य भगीखी कंप्ट पहुंचलिवाली | रे 
(पार क्ञन शीट बावा, अजूच्छेद, उपागोका भेदा रा । रा 
+ | शत गेगबावा और तपे हुए लेहेके ढाए तप्त रा | 

+ (जेह विसारनत भोगता हुआ यह दुखी होता है । ६६७ 


गो गकुगगतिम किस प्रकारके दुख उजता है, यह कहते हैं 


छाक्िपागवेगेव महता. केनचित्युन। । 
गुणा. उदरे नानामछुपुत्रादिसंभते ॥ ७४ ॥ 
मद दृणिनातस्प रब्ध्याय वसति अ्रुबभू। | 
पहरोध॑ धुधाव्याधिपुदन्पोपहव॒ च तम )| ७५ ॥, 
अरीगनभध्यरय भक्तणं च करोर्पसी। 
तः प्रपृतिवेकायों दु।खभारनिपरीड्यते ॥ ७६ ॥ 
ह)शक्लितया बढ़े पन्नेप्ल्थर्घारएणे। ' 
गण एतललादुदु|खभार मरत्यस्ो ॥ ७७.) 
पललापजेत. ग्राताष्रोवियोजनातू । , 
उकजनों पूछा भुज दुखप॒पेत्यपण  ७८'॥ 
बदधा प ट। 
के के शपध्नवाइतति। । ७९ ॥ 
जे“ व|तविनाशतः । 
हा अपर तारप््यातिविपीदति )॥ ८० 0७ 
बा जो ,.. दाजिदरख्णात्‌ । 
अर समाप्ति कशाक्त्व हतते 
३ विपक्ेदायां 2 जे | के 
+ापा भवनों बहु छिबते ॥ «९ १५ 
मन सन साथवियोगतः । 


हैः 


धिमदापपस्स्त भणा वक्त 02320 लॉ ट:म के 


फर्श छगत्त रोकिर 


हक 


श्ड सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


जातुचित्कलीवको भूत्वा सततं कामबाधया | 
अशक्तत्वात्क्रियापूर्तावधिकाधिम्रुपान्‍लुते_ ॥ ८४ ॥ 
जराजीर्णशरीरत्वाद्‌ वाधक्ये. ह्यनिवारिते । 
शक्तेविरलमावत्वादिच्छायाइश्वच विवर्धनात ॥ ८५ ॥ 
पुत्रपौत्रप्रपौत्राणां स्वाशयाननुवर्तनात्‌ । 
श्रमोपाजितवित्तस्य व्यर्थव्ययविधानतः ॥| ८६ ॥ 
कि. बहुना ततस्तीव्र-कपायस्य विवर्तनें। । 
नित्य खेंदमवाप्नोति मानवो गतदर्शनः | ८७ ॥ 


अर्थ--क्रभी किसी बडे भाग्यसे नाना प्रकारके मलमूत्रादिसे भरे हुए 
मानुषीके उदरमे कृमिकुलकी सदृशताको प्राप्तकर निश्चयसे निवास करता 
है। वहाँ अद्भोका सकोच, भूखका दुख और प्यासका उपद्रव भोगता 
है। माताके द्वारा खाये हुए भोजनका भक्षण करता है। पश्चात्‌ प्रसूतिके 
समय दु खसमूहसे अत्यधिक पीडित होता है ॥७४-७६॥ 

यह जीव बाल्यावस्थामे हीनभक्ति होनेसे खाने, पीने तथा वस्त्र 
धारण करनेमे परतन्त्र होनेसे दु खके भारकों भरता है ॥७७॥ पूर्वकृत 
पापकरमंके उदयसे यदि माता-पिताका वियोग हो जाता है तो बहुत दु ख- 
को प्राप्त होता है ॥॥७८॥| यदि कभी नीचगोजरमे उत्पन्न हुआ तो दूसरोकी 
सेवा करनेसे खिन्‍न रहता है और ममंघाती-तिरस्कारके वचन सुनता 
हुआ पृथ्वीपर भ्रमण करता है ॥७५॥ कभी पुत्रके न होनेसे, कभी पुत्रके 
मर जानेसे और कभी पुत्रके कुपथगामी होनेसे दु खी होता है ॥८०॥कभी 
धनके नाशसे, कभी धनकी रक्षासे और कभी धनके उपार्जनसे बहुत भारी 
खेदको प्राप्त होता है ॥८९॥ 

कभी निर्धन अवस्थामे बहुत सनन्‍्तानोका जन्म हो गया भौर उनके 
सरक्षण-सवर्धंनके साधन नही हुए तो बहुत खिन्‍न होता है ॥८२॥ कभी 
स्त्रीपर्याथमे उत्पन्न हुआ और वहाँ पतिका वियोग हो गया तो वृक्षसे 
गिरी हुई छताके समान सुशोभित नही होता है ॥८३॥ कभी नपुसक हुआ 
तो क्रियाकी पूतिमे अशक्त होनेसे कामबाधाके द्वारा अत्यधिक मानसिक 
पीडाको प्राप्त होता है ॥८४॥ जब अनिवाये बुढापा आता है. तब बृद्धा- 
वस्थाके कारण शरीर जी हो जाता है, शक्तिका हास हो जाता है, 
इच्छाए बढने लगती है, पुत्र पौत्र और प्रपौत्र अपनी इच्छाके अनुसार नही 
चलते है, बडे श्रमसे उपाजित घनका अपव्यय करते है तब अधिक क्या 


प्रथमो मयूख श्ष 


कहा जाय, तीब्रकषायकी प्रवृत्तिसे यह मिथ्यादृष्टि जीव नित्य ही खेदको 
प्राप्त होता है ॥८५-८७॥ 
आगे यह मिथ्यादृष्टि जीव देवगतिमे किस प्रकारके दुं ख उठता है, 
यह कहते है-- 
अथ  मन्दकपायेण कदाचिदू. भवनामरे । 
व्यन्तरे ज्योतिष ' वापि देवस्वेन विराजते ॥ <4 ॥ 
तत्रापि नाम भोगानां मध्ये मग्नतया सदा । 
जातदुष्करम बन्धेन सततं . दइन्त सीदति ॥ ८९ ॥ 
इच्छाया बहुलीभावादिष्टानाअच समासतः | 
चिरखेदमवाप्नोति दीव्यद्देवीमिरज्चितः || ९० ॥| 
ततो निर्गत्य लोकेषस्मिन्‌ तियक्नामनि स्वतः । 
चिर बश्रम्यमाणोष्यं दुःखराशिमुपाइलुते | ९१ ॥ 
अथापि भागधेयर्य महतः खलु योगतः । 
वेमानिकेषु देवत्वं लब्ध्चा दुःखं ब्रजत्यसो ॥ ९२ ॥ 
ज्र्‌ ५. ५ 
तत्रेतरेषां देवानामतिवृड्धिं दशनाव्‌ । 
अभ्यस्यावशान्नित्यं सुदुःखी भवति श्षुवम ॥| ९३ || 
आयुरन्ते च मालाया राज़न्त्या धमनीधमे । 
स्लानत्वाद्‌ दुःखजालेन भाविभोगामिकाडुक्षया ॥९४॥ 
आकुलाकुलचित्तत्वाद्‌ बद्धदुष्कमंसंचयः । 
एकाक्षिषु समुत्पद्यानन्तदुःखप्पारनुते ॥। ९५ ॥ 
अथे--प्रदि कदाचित्‌ मन्दक्षायसे भवनवासी, व्यतर और ज्योतिष्क 
देवोमे देवत्व पदसे सुशोभित होता है अर्थात्‌ उत्पन्त होता है तो वहाँ 
भो निरन्तर भोगोमे निमग्न रहनेसे सदा दुष्कर्मोका बन्ध होते रहनेके 
कारण दु खी होता है। यर्याप वहाँ क्रीड़ा करतो हुई देवियोसे सहित 
होता है तथापि इच्छाओकी बहुलता और दइष्ट पदार्थोको अल्पता होनेसे 
चिरकाल तक खेदको प्राप्त होता रहता है। वहाँसे निकलकर इस मध्यम 
लोकमे परिभ्रमण करता हुआ दु खसमूहको प्राप्त होता है ॥८८-९१॥ 
यदि किसी महान्‌ भाग्यके उदयसे वेमानिक देवोमे भी उत्पन्त होता 
है तो वहाँ भोदु खको प्राप्त होता है। वहाँ दूसरे देवोकी बडी-बड़ी 


१६ सम्यवत्व-चिन्तामणि 


ऋड्धियो--विभूतियोको देखकर ईर्ष्पयविण निरन्तर दु खी होता है। आयु- 
के अन्तमे जब कण्ठमे सु तेभित रहनेवालो माछा म्लान हो जाती है तब 
अत्यन्त दु खो होता है और आगामी भोगोकी इच्छासे अत्यन्त व्याकुछ 
होकर खोटे कर्मसमूहका वन्ध करता है तथा उसके फलस्वरूप एफेन्द्रियो- 
में उत्पन्न होकर अनन्त दु खको प्राप्त होता है। भावाथं--आततं॑ध्यानके 
कारण दूमरे स्वर्ग तकके देव एकेन्द्रियोमे जन्म ले सकते हैं और बारहवें 
स्वर्ग तकके देव पत्चेन्द्रिय तियश्व हो सकते है ॥९२-९५॥ 
इस प्रकार मिथ्यादृष्टि जीवके चतुर्गति सम्बन्धी दु खोका वर्णन कर 

उसकी सामान्य प्रवृत्तिका वर्णन करते है-- 

एव द्रव्य च॒ क्षेत्र च कालभावी भव तथा। 

८ ८0 

आजवजवम ध्येडरिमन्‌ परिवतेनपश्चकम || ९६ ॥॥ 

कुव तोउनन्तकालेन निजाग्राप्त्या ह्यनारतम्‌ | 

उमत्तस्थेव  मृढस्थेपोत्कीर्णस्येशव कफेनचित्‌ | ९७ ॥ 

आहतस्येव. चौरेणाविष्टस्पेव. दैत्यततः | 

चित्रतसयेव दीर्णस्पेव सखलितस्थेव दैवतः ॥| ९८ ॥ 

क्रध्यतो मानयुकतस्थ मायाधारस्य लोमिनः । 

बायुरोगाभिभूतरय लोकस्येव._ कदाचन ॥ ९९ ॥ 

हसतो रोदतइचापि मुकीभवतः क्वचित्‌ | 

क्वचिच्च जल्पतः किश्वित्‌ किज्चिहकुप्यतः क्वचित्‌ ॥ १ ००॥ 

क्वचिद्रागामिभूतस्य क्वचिद्‌ द्वेपतिधायिनः | 

क्वचिच्छोकभराक्रान्तचेतसा व्िम्पतः क्‍्वॉचत्‌ ॥|[१०१॥ 

पुमांस रसममाणस्य ललनां वाज्छतः क्वचित्त्‌ । 

कुत्रचिच्चतयोइन्द्रमिच्छतों जातुचित्खलु ॥१०२॥ 

बातव्याधिधरस्पेव मिद्यमानाज सहतेः | 

मिथ्यादृशः पर दुख केन व्यावण्यत्रे श्रुवि ॥१०३॥ 

अर्थ--इंग प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव निज--द्वात्मतत्त्वकी उपलब्ध्रि 

न होनेसे अनन्तकालसे इस समा रमे द्वव्ण, क्षेत्र, काल, भव और भाव इन 
पांच परिवतनोंकों कर रहा है। यह कभी उनन्‍्मत्तक समान, कभी किसीके 


प्रथमो मयूख १७ 


के द्वारा उकेरे हुए_के समान, कभी चोरोसे लुटे हुए के समान, कभी 
पिशाचग्रस्तके समान, कभी चित्रलिखितके समान, कभी विदीर्णके समान, 
कभी भाग्यसे स्खलितके समान, कभी क्रोध करता है, कभी अहकार 
करता है, कभी माया करता है, कभी लोभ करता है, कभी वायुरोगसे 
आक्रान्त मनुष्पक्रे समान हँसता है, कभी रोता हैं, कभी मोन रहता है, 
कही कुछ निरर्थक बोलता है, कही किसीसे कुछ कोप करता है, ,कही 
रागसे अभिभूत होता है, कही हंष करता है, कही मतनको शोकसे आक्रात 
करता है, कही डरता है, कही स्त्रीपर्यायमे पुरुषके साथ रमण करता 
है, कभी पुरुषपर्यायमे स्त्रीकी इच्छा करता है, कभी नपुसकपर्यायमे 
सत्री-पुरुष दोनोकी इच्छा करता है। इस तरह जिसका अग-अग दुख 
रहा है ऐसे वातरोगसे पीडित मनुष्यके समान यह मिथ्यादृष्टि निरन्तर 
दू खी रहता है । परमार्थसे पृथिवीपर इसके दु खका वर्णन कौन कर 
सकता है ? ९६-१०३ ॥। 


आगे मिथ्यादृष्टि जीव ,इस लोकभय आदि सात भयोंसे आक्रान्त 
रहता है, यह दिखाते हैं-- 

अन्र जन्मनि भोगानामिष्टानां मम्र जातुचित्‌ | " 
हानिनंव कुतो$पि स्यादेवं चिन्तयति श्रवम॒ || १०४ ॥ 
माधून्नाम परत्रापि भोगानां मम लेशतः 

भज्जी, भीतिमहो नित्यमासाेति प्रखिद्यते ॥ १०५ || 
देहमेव निज बुडूबा मूतिमन्त जड़ तथा । 

हन्त घ्यायति लोकोष्य तद्घात-प्रतिघातनम्‌ ||१०६॥। 
न भवेद्‌ बेंदना काचित्याणनाशकरी मस । 

इत्थं चिन्तामवाप्नोति बहिरात्मशिरोमणि। ॥१०७॥ 
माता नास्ति पिता नास्ति सेन्‍्य नास्ति दृढ़ मम । 
' कुतो रक्षा प्रजायेत ममेत्येव विषीदति ॥१०८॥ 
देहनाशेन मे नाशो नियमेन भविष्यति । 

इति आन्त्या सदा सृत्योत्रिंमेति क्षतदर्शनः ॥१०९॥ 
अय॑ प्रासादपृष्ठो वा भित्तीनां च कदम्बकम्‌ । 


आश्रितः पादपक्ष्चायं सघनं गगन जु वा॥११०॥ 
२ 


१८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि, 


पतित्वा मम्र मूर्धान भिन्दान्नाम यदा तदा । 

दुर्मिक्षो वा ग्रजायेत सकले व महीतले ॥१११॥ 
ईतिव्याप्तो छु वा छोको भीत्पाक्रान्तो तु वा क्‍्वचित्‌ | 
भवेच्चेत्तत्र कि में स्थादित्येव॑ हि विषीदर्ति ॥११२॥ 


अर्थे--मिथ्यादृष्टि जीव निरन्तर ऐसा विचार करता है कि इस 
जन्ममे मुझे इष्ट भोगोकी हानि किसी भी कारण न हो ॥१०४॥ परलोकमे 
भी मेरे भोगोका लेशमात्र भी अभाव न हो, इस प्रकार परलोकभयको 
प्राप्तकर यह जीव खेदको प्राप्त होता है ॥१०५॥ मूर्तिमान्‌ जड शरीरको 
ही आत्मा मानकर यह जीव ऐसा ध्यान करता है कि कोई इसका घात- 
प्रतिघात न करें। इस प्रकार अगुप्तिभयसे दु खी ड्रोता है ॥१०६॥ मुझे 
प्राणोका नाश करनेवाली कोई वेदना न हो, इस प्रकारकी चिन्ता मिथ्या- 
दृष्टि जीव निरन्तर करता है ॥१०७॥ मेरी माता नही है, पिता नही है 
ओर बलवती सेना मेरे पास नही है, फिर मेरी रक्षा केसे होगी, इस 
प्रकार अरक्षक भयका आश्रय लेकर यह जीव विषाद करता है ॥१०८॥ 
शरीरके नाशसे मेरा नाश नियमसे हो जायगा, इस प्रकारकी भ्रान्ति 
द्वारा मिथ्यादृष्टि जीव मृत्युसे सदा डरता रहता है ॥१०९॥। 

यह मकानकी छत्त, यह दीवालोका समूह मेरे द्वारा आश्रित यह वृक्ष 
अथवा मेघ सहित यह आकाश गिरकर मेरा शिर जब तब फोड़ सकता 
है । समस्त पुृथिवीतलूपर दु्भिक्ष पड जाय, अथवा यह ससार ईतिभीतिसे 
व्याप्त हो जाय, तो मेरा क्या होगा ? इस प्रकार आकस्मिक भयका 
विचारकर यह मिथ्यादृष्टि जीव दु खी होता है ॥१०-११२॥ 

आगे मिथ्यादृष्टि जीव, सद्यय, काक्षा, विचिकित्सा, मूढदृष्टि, भनुप- 
गूहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना इन आठ दोषोका 


आश्रय होता है, यह कहते हैं -- 
दर्शनज्ञानवृत्तानि. सम्पकक्‍्पदयुतानि वे। 
मोक्षमागों भर्वेदेवाहोस्विन्मुग्धप्रवश्वनम्‌ ॥ १ १३॥ 
तपसाक्रियमाणेन कर्मणां निजेरा नत्ु । 
जायते वान वा क्लेशकारण तपसां चयः ॥११४॥ 
अस्ति मोक्षोईपि नाकोषपि नरको5पि भयझुरः | 
ईइवरों वा समीचीनो मिथ्या वा तत्मपश्चनम्र ॥११५॥ 


प्रथमो मयूख १९ 


मृतात्पश्चात्पुनर्जातमात्मानं च तमेव (हि | 
दृष्टवान्‌ू कः कदेत्येव॑ संशेते हतदशनः ॥११६॥ 
तपस्तप्त्वा व्रत कृत्वानुष्ठान च विधाय तत्‌ | 
वणिजामिव सार्थोत्यं तत्फलं जातु काक्षति ॥११७॥ 
जलप्रक्षालनाभावात्कच्चर बहिरड्रतः । 
छुनीनां विग्नह दृष्ट्वा ग्लानिभाव॑ दधात्यसौ ॥११८॥ 
मिथ्यामते! कुमन्त्रेष तन्त्रेष च वचःसु च। 
दृष्ट्वा इन्त चमत्काराभासं मृढ़ों भवत्यसो ॥११९॥ 
अहो . मात्सयशालित्वाद्खिलं परदूषणम्‌ । 
ब्रवीत्यसौ सदा स्वस्य गुणाभासं च स्वतः ||१२०॥ 
कुतश्चित्कारणाद्‌ धर्माच्च्युतं॑ चापि निजं परम । 
त्रणेषु क्षारमाकीय सर पातयति ध्रुव ॥१२१॥ 
हन्त हन्त कलिं कृत्वा कपायोद्रिक्तचेतसा । 
श्र॒वं॑ धर्मात्मजीवानां कुल प्रद्देष्टि सन्ततम्‌ ।|१२२॥ 
विधागारविनाशेन शास्त्रागारस्थ रोधतः | 
मिथ्याप्रभावनामिश्व प्रतिकूलप्रवत्तिमिः ॥१२३॥ 
मिथ्यातपो-वचोजाल-बाणिज्यादिविधानकै। | 
विंगीतेः सतत सह्धिधघम दृषयति श्रुवम्र ॥१२४॥ 
अर्थ--निएचयसे सम्यग्दशंन, सम्यग्शान और सम्यक्चारित्र मोक्षके 
मार्ग है अथवा भोले लोगोको धोखा देना मात्र है। किये गये तपसे कर्मो- 
की निर्जरा होती है या तप मात्र क्लेशका कारण है। मोक्ष भी है, स्वर्ग 
भी है, भयकर नरक भी है और शुद्धात्मा रूप समीचीन ईश्वर भी है या 
उनका मिथ्या विस्तार है ? मरनेके बाद उत्पन्न हुए आत्माको कब किसने 
देखा है ” मिथ्यादृष्टि जीव इस प्रकार सशय करता रहता है ॥११३- 
११६॥ जिस प्रकार व्यापारियोका समूह व्यापारकर तत्काल उसका फल 
चाहता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव तप तपकर, ब्रत धारणकर और 


अनुष्ठानकर कभी उसका फल चाहता है। तात्पर्य यह है कि भोगोपभोग- 
की आकाडक्षासे यह ब्रतादिक करता है ॥११७।॥ जरू स्तानका अभाव 


२० सम्यवत्व-चिन्तामणि 


होनेके कारण बाह्यपे मलिन दिखने वाले मुनियोके शरीरको देखकर यह 
ग्ठानि करता है ॥११८॥ मिथ्यादृष्टि जीवोके कुमन्त्रो, तन्त्रो अथवा 
वचनोमे चमत्काराभास देखकर यह भ्रान्त हो जाता है ॥|११९॥ आश्चय॑ 
है कि यह मात्मयंसे सहित होनेके कारण दूसरोके दोष और अपने थोये 
गुणोको सवंत्र सदा कहता फिरता है ॥१२०॥ ग्रदि कोई व्यक्ति किसी 
कारण धर्मसे च्युत हो जाता है तो यह घावपर नमक छिडककर उसे 
बिलकुल गिरा देता है ॥१२१॥ बडे दु खकी बात है कि यह कषायाकुलित 
चित्तसे कलह उत्पन्तकर धर्मात्मा जीवोके समूहके प्रति निरन्तर द्वेष 
रखता है ॥१२२॥ विद्यालयोके विनाशसे, सरस्वतीसदनोको बन्द करनेसे, 
मिथ्या प्रभावनाओसे, प्रतिकूल आचरणोसे, मिथ्यात्प, वचनसमूह और 
व्यापार आदिके द्वारा तथा सत्पुर्षोकी निन्‍्दा आदिके द्वारा धर्मंको 
दृषित करता है अर्थात्‌ अपनी खोटी प्रवृत्तियोसे धर्मको कलूड्ित करता 
है ॥१२३-१२४॥ 
आगे मिथ्यादृष्टि जीवके ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, तप 

और शरीर इन आठ वस्तुओको लेकर सदा मद रहा करता है, यह 
कहते हैं 

धर्म व्याकरण कोशे नन्‍्याये साहित्यसंगमे । 

वादे नादे च सग्रामे कों वा से समतामियात्‌ ॥१२५॥ 

अह कलाकुलावासः पण्डिताखण्डलोपमः |. 

अहं सर्वशकल्पोइस्मि को वा सर्वज्ञनाममाक ॥१२६॥ 

को वा चृहस्पतिइचापि का वा देवेन्द्रपद्धति! | 

स देवानां प्रियः कस्मात्कविः पूज्यो मनस्विनाम्‌ ॥|१२७|। 

हमे वराका। कि मेड5ग्रे जानन्त्यद्यतना इव | 

एब्‌ भद्ढुरमत्यल्पमाकुलत्वविधायकम्‌ | १२८॥ 

क्षायोपशमिक बोध लब्ध्वा मानं करोत्यसो । 

न वयः कृतमज्ञत्व विज्ञत्व॑ चापि विद्यते ॥१२९॥ 

तत्त करमंकृत नन नेव जानाति जातुचित्‌ । 

इत्थ ज्ञानमदं कृत्वा बम्श्रमीति मे भें ॥१३०॥ 

अहो मदीयपादान्त राजानो5पि निरन्तरम । 

किट्डरा इव सेवन्ते कि में नाम दुरासदस्‌ ॥१३९॥ 


प्रथमो मयूख २१ 


पिता से वर्तते भूषो5हश्व॒ तस्य प्रिय सुतः । 
जाते मयापराधानां शते को लु॒ निवारयेत्‌ ॥१३२॥ 
मातुलो मे महीकान्तः कानन्‍्तालापबिराजित' । 
भागिनेये महाभाग्ये सयि ग्रीतिधरो श्रुवि ॥१३३॥ 
कश्चक्री कः सुरो नागो को वा विद्याधरों रवि । 
ममाग्रे नाम सर्वेषपि स्थातुं नेव भवन्ति हि ॥१३४॥ 
अहमृद्भीश्ववोी जातस्तपसां संविधानतः । 
अय॑ तपस्यन्नो प्राप्त ऋद्धिमल्‍पतरामपि ॥१३५।॥ 
अहमातापन ग्रीष्से वर्षायोगं च प्राजषि । 
हेसन्ते हिमयोगश्व करोम्यत्र ने चेतरः ॥१३६॥ 
रूपेण जितमारो5ह॑ छावण्यलवणोद्धिः । 
इमें मेध्ग्रे न शोभन्ते शशिनस्तारका इंव ॥१३७॥ 
एयप्नुन्नीतनेत्राभ्यामात्मान प्रोन्‍्नतं॑ परम | 
अमन्देतरमेवेह. झुवने पश्यति घुवम्‌ ॥१३८॥ 
अन्यान्‌ श्रेष्ठशुणाधारान्‌ तुच्छनिव हि मन्यते । 
मिथ्यात्वाख्यमहानागगरलेनाभिमूच्छित। ._ ॥१३९॥ 
अर्थ--धर्म, व्याकरण, कोश, न्याय, साहित्य, वाद-विवाद, शब्दो- 
चउचारण और सग्राममे कोन मनुष्य मेरी समताको प्राप्त हो सकता है ? 
में समस्त कलाओका कुलभवन हूँ, पण्डितोमे इन्द्रके समान हूँ, मै सर्वज्ञ 
तुल्य हूँ, अथवा सर्वज्ञ है ही कौन ? बृहस्पति क्‍या है ? इन्द्रकी पद्धति 
क्या है ? वह मूर्ख शुक्र मनस्वी मनुध्योका पूज्य केसे हो सकता है ? ये 
बेचारे मेरे सामने जानते ही कया हैं ? ये मानो आजके बालक है। इस 
- प्रकार आकुलताको उत्पन्न करने वाले अत्यन्त अल्प क्षायोपशमिक ज्ञान- 
को प्राप्तर यह अहकार करता है। अज्ञानता और विज्ञता अवस्थाकृत 
नही है अर्थात्‌ अल्प अवस्थावाले भी ज्ञानी होते है और अधिक अवस्था 


वाले भी अज्ञानी होते हैं । इस तरह ज्ञानका मद कर यह जीव भव-भवमे 
त्रमण करता है ॥१२५-१३०॥ 


अहो | राजा लोग भी किद्धुरोंके समान मेरे चरणसमीपकी सेवा 
करते है, मुझे दुर्लभ क्या है ? ॥१३१॥ मेरे पिता राजा हैं और मैं उनका 


२२ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


प्रिय पुत्र है । अत सेकडो अपराध होनेपर भी कौन रोक सकता है? 
॥१३२॥ मेरे मामा मधुर भाषणसे सुशोभित राजा हैं और मुझ भाग्य- 
शाली भानेजपर अत्यधिक प्रीति रखते है ॥१३३॥ चक्रवर्ती क्‍या है? 
सुर, नाग, विद्याधर अथवा सूर्य कौन है ? ये सब मेरे आगे खडे भी नही 
हो सकते है ॥१३४॥ तप करनेसे मैं ऋद्धियोका स्वामी हो गया और यह्‌ 
तपस्या करता हुआ थोडी भी ऋद्धिको प्राप्त नही कर सका है ॥१२५॥ 
मे ग्रीष्म ऋतुमे आतापनयोग, वर्षा ऋतुमे चर्पायोग और हेमन्त ऋतुमे 
शीतयोग धारण करता हूँ। मेरें समान अन्य कोई योग धारण नही करता 
है ॥१३६॥ में रूपके द्वारा कामको जीतनेवाला हूँ, सोन्दर्यका सागर हें, 
मेरे आगे ये सब चन्द्रमाके आगे नक्षत्रोके समान शोभित नही होते हैं 
॥१३७॥ इस प्रकार मिथ्यादुष्टि जीव, बडप्पनसे परिपूर्ण नेन्नोके द्वारा 
अपने आपको ससारमे बहुत बड़ा मानता है और दूसरे गुणी मनुष्योको 
तुज्छ समझता है। क्या करे बेचारा मिथ्यात्वरूपी महाभुजड्भके विषसे 
मूच्छित जो हो रहा है ॥१३८-१-३९॥ 

कि मिथ्यादृष्टि जीवके तीन मूढताओका प्रकोप रहता है, यह्‌ 
वह 


भागीरथीवगाहेन प्रयागे. पितृदानतः | 
कार्यां मरणकार्येण रेवायामवगाहनात्‌ ॥१४०॥ 

पत्यौ मृते. सतीभावात्पवतात्पतनात्तथा । 
हतबुद्धितया मुक्ति सन्यतेध्य निरन्तरम ॥१४१॥ 

पूवधुक्त कुदेव च कुगुरु च कुधमंकम । 
पुत्रादिलामलोमेन. वन्‍्दतेउ्साो.. निसगतः ॥१४२॥ 
अथ--गड्भामे अवगाहन करनेसे, प्रयागमे पितृदान करनेसे, काशीमे 
मरण होनेसे, नर्मदामे प्रवे॥ करनेसे, पतिके मर जानेपर सती होनेसे और 
पव॑तसे गिरनेसे यह मिथ्यादृष्टि निबुंद्धि होनेके कारण निरन्तर मुक्ति 


मानता है । पहले कहे हुए कुदेव, कुगुरु और कुधमंकी पुत्रादिकी प्राप्तिके . 


लोभसे स्वभावत वन्दना करता है--उन्हे भक्तिका स्थान समक्ष उनकी 
भक्ति आदि करता है। इस प्रकार छोकमूढता, देवमूढता और गुरुमूढतामे 
फेंसा रहता है ॥१४०-१४२॥ 
आगे सम्यग्दर्बंनकी उत्पत्ति किसे होती है, यह कहते है-- 
प्रत्यासन्नभवस्यथाथ. अव्यस्यैव विवेकिन! 


पब्चेन्द्रियस्थ पर्याप्त-संज्ञित्वाभ्यां विशुम्भतः ॥१४२३॥ 


ल्‍ा॑ 


प्रथमो मयूख २३ 


कदाचिदू भागधेयेन महतां हि. महीयसा । 
प्रतिक्षण प्रसर्पन्त्या विशुद्धधा निजकमणाम््‌ ॥१४४॥ 
बद्धदीनस्थितेः पूर्वेस्थितानामपि शुद्धितः 
कृतमन्दस्थितेस्तस्य भेदविज्ञानशालिन। ॥१४५॥ 
लब्धिपञ्चकला भेन सम्यवत्वम्रुपजायते । 
मिथ्यात्वादिकसप्तानां.. कमणामुपशान्तितः ॥|१४६॥ 


अर्थ--जिसका ससार अल्प रह गया है, जो स्वपरविवेकसे सहित 
है, पल्चेन्द्रिय है, पर्या_्क और सज्ञीपनेसे सुशोभित है ऐसे किसी भव्य 
जावके बहुत भारी पुण्योदयसे कदाचत्‌ प्रतिक्षण बढत वाला विशुद्धिके 
कारण जब नवीन बध्यमान कर्मोकी स्थति होन भर्थात्‌ु अंधकसे अधिक 
अन्त.कोडाकोडी सागर प्रमाण बँधती हे और सत्तामे स्थित कर्मोकी 
स्थिति भी इसीके भीतर रह जातो है तब उस भेदविज्ञानीके पाँच 
लब्धियोकी प्राप्तिपुवंक मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियोके उपशमसे सम्यपदशंतत 
होता है ॥१४३-१४६॥ 


विशेषार्थ--यहाँ सम्यग्ददंनका प्राप्ति कब और किस जीवके होती है 
इसकी आगमानुसार चर्चा करते हैं--मिथ्यादृष्टि दो प्रकारके है--एक 
अनादि भिथ्यादृष्टि और दूसरे सादि मिथ्यादुष्टि । जिसे आजतक कभी 
सम्यग्दद्न प्राप्त नही हुआ है वह अनादि मिथ्यादृष्टि है और जिसे प्राप्त 
होकर छूट गया है वह सादि |मिथ्यादृष्टि है । अनादि भिथ्यादृष्टि जीवके 
मोहनीय कर्मकी छब्बोस प्रकृतियोको सत्ता रहती है क्योकि दर्शनमोहकी 
मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, इन तीन प्रक्ृतियोमेसे 
एक मिथ्यात्वप्रकृतिका ही बन्ध हाता है, शेष दोका नही । प्रथमोपशम 
सम्यग्दर्शंन होनेपर उसके प्रभावसे यह जोब मिथ्यात्वप्रकृतिके मिथ्यात्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृत्तिके भेदसे तीन खण्ड करता है। इस 
तरह सादि मिध्यादृष्टि जीवके ही सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति 
की सत्ता हो सकती है | सादि मिथ्यादुष्टि जीवोमे मोहनीय कमंकी सत्ता 
के तीन विकल्प बनते है--एक अद्ठाईस प्रकृतियोकी सत्तावाला, दूसरा 
सत्ताईंस प्रकृतियो की सत्ता वाला और तीसरा छब्बीस प्रकृतियोकी 
सत्ता वाला । जिस जीवके दर्शनमोहकोी तीनो प्रकृतियाँ विद्यमान हैं वह 
अद्ठाईस प्रकृतियोकी सत्ता वाला है। जिस जीवने सम्यक्त्वप्रक्ृतिकी 
उद्वेंलना कर ली है वह ॒सत्ताईस प्रकृतियोकी सत्तावाला है और जिसने 


२४ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


सम्यगमिथ्यात्व प्रकृतिकी भी उद्बवेलना कर ली है वह छब्बीस प्रकृतियोकी 
सत्ता वाला है। 

सम्यग्दर्शनके औपशमिक, क्षायोपणसिक और क्षायिक इस प्रकार 
तीन भेद हैं। यहाँ सर्वप्रथम औपश्यमिक सम्यग्दशंनकी उत्पत्तिकी अपेक्षा 
विचार करते है, क्योकि अनादि सिथ्यादृष्टिको सर्वप्रथम औपशमिक 
सम्यग्दर्शन ही प्राप्त होता है। औपशरमिक सम्यग्दर्शन भी प्रथमोपदम 
और द्वितीयोपशमके भेदसे दो प्रकारका है। यहाँ प्रथमोपशम सम्यग्दबंन 
की चर्चा है | द्वितीयोपशमकी चर्चा आगे की जायगी | 

इतना निद्चित है कि सम्यग्दर्शन सज्ञी, पम्चेन्द्रिय, पर्याप्तक भव्य 
जीवको ही होता है अन्यको नहीं। भव्योमे भी उसीको होता है जिसका 
ससार भ्रमणका काल अधंपुद्गलपरावतंनके कालसे अधिक बाकी नही 
है । लेब्याओके' विषयमे यह नियम है कि मनुष्य और तिर्यश्वोके त्तीन शुभ 
लेइ्याओमेसे कोई लेश्या हो और देव तथा नारकियोके जहाँ जो लेश्या 
बतलाई है उसीमे औपशमिक सम्यर्दर्शन हो सकता है। सम्यग्दशंनकी 
प्राप्तिके लिए गोत्रका प्रतिबन्ध नही है अर्थात्‌ जहाँ उच्च नीच गोत्रोमेसे 
जो भी सम्भव हो वहाँ उसी गोत्रमे सम्यग्दशन हो सकता है। 

कर्मस्थितिके विषयमे चर्चा यह है कि जिसके बध्यमान कर्मोकी 
स्थिति अन्त कोडाकोडी सागर प्रमाण हो तथा सत्तामे स्थित कर्मोकी 
स्थिति सख्यात हजार सागर कम अन्त कोडाकोडी सागर प्रमाण रह 
गई हो, वही सम्यग्दशंन प्राप्त कर सकता है। इससे अधिक स्थितिबन्ध 
पडनेपर सम्यग्ददंन प्राप्त नही हो सकता । इसी प्रकार जिसफ्रे अप्रशस्त 
प्रकृतियोका अनुभाग द्विस्थानगत और प्रशस्त प्रकतियोका अनुभाग चतु.- 
स्थानपतित होता है वही भोपशमिक सम्यग्दशंन प्राप्त कर सकता है । 
यहाँ इतनी विशेषता और भी घ्यानमे रखना चाहिये कि जिस सादि 
मिथ्यादृष्टके आहारकशरीर और आहारकशरीराड्भोपाज्जकी सत्ता 
होती है उसे प्रथमोपशम सम्पग्दर्दान नही होता है। अनादि मिथ्या- 
दृष्टिके इनकी सत्ता होती ही नही है। इसी प्रकार प्रथमोपशमसम्यग्दर्शन 
से च्युत हुआ जीव दूसरे प्रथमोपशम सम्यक्त्वको तब तक प्राप्त नहीं 
कर सकता जबतक कि वह॒वेदककालमे रहता है। वेदककालके भीतर 
यदि उसे सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेका अवसर आता है तो वह वेदक-- 
क्षायोपशमिक सम्पग्दर्शन ही प्राप्त करता है। 

वेंदककालक विषयमे यह कहा गया है कि सम्यग्द्शनसे च्यूत हुआ 
जो मिथ्यादृष्टि जीव एकेन्द्रिय पर्यायमे भ्रमण करता है वह संज्ञी पश्चे- 


प्रथमो मयूख. २५ 


न्द्रिय पर्याप्त होकर प्रथमोपशम सम्यग्दशंनको तभी प्राप्त कर सकता 
है जब उसके सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन दो प्रकृृतियोकी स्थिति 
एक सागरसे कम शेष रह जावे । यदि इससे अधिक स्थिति शेष॑ है तो 
उसे मियमसे वेदक--क्षायोपशमिक सम्यग्द्शंन ही हो सकता है। यदि 
सम्यग्दर्शनसे च्युत हुआ जीव विकलत्रयमें परिभ्रमण करता है तो उसके 
सम्पक्त्व और सम्यड_मिथ्यात्वकी स्थिति पृथकत्वसागर होष रहने तक 
उसका वेंदक काल कहलाता है। इस कालमे यदि उसे सम्यग्दरश॑न प्राप्त 
करनेका अवसर आता है तो नियमसे वेदक--क्षायोपद्ममिक सम्यर्दर्शन- 
को ही प्राप्त होता है । हाँ, सम्यक्त्व प्रकृतिकी अथवा सम्यक्‍त्व प्रकृति और 
सम्पड्मिथ्यात्व प्रकृति--दोनोकी उद्देलना हो गई है तो ऐसा जीव पुन 
सम्पग्दर्शन प्राप्त करमेका अवसर आनेपर प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त 
होता है। तात्पय यह है कि अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके स्प्रथम प्रथमो 
पशम सम्यग्दर्शन ही होता है और सादि मिथ्यादृष्टियोमे २६ या २७ 
प्रकृतियोकी सत्ता वाले जीवके दूसरी बार भी प्रथमोपद्म सम्यरदर्शन 
होता है किन्तु २८ प्रकतियोकीं सत्ता वाले जीवको वेदक कालके भीतर 
दूसरी वार सम्पग्दर्शन हो तो वेदुक--क्षायोपशमिक ही होता है। हां, 
वेदक कालके निकल जानेपर प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन होता है । 

इस प्रकार सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेकी याग्यता रखने वाला सज्ञी पचे- 
न्द्रिय पर्याप्तक, विशुद्धियुक्त- जागृत, साकार उपयोगयुक्‍त चारो गति- 
वाला भव्य जीव जब सम्यग्दर्शन धारण करनेके सन्मुख होता है तब 
क्षायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, इन पाच लब्धियोको 
प्राप्त होता है। इनमे करणलूब्धिको छोड़कर शेष चार लब्धियाँ सामान्य 
हैं अर्थात्‌ भव्य और अभव्प दोनोको प्राप्त होती है परन्तु करणलब्धि 

भव्य जीवको ही प्राप्त होती है। उसके प्राप्त होनेपर सम्यर्दर्शन नियम 

से प्रकट होता है। सम्पग्द्शनको प्राप्तिके योग्य भावोको करण कहते 
है। उनके अध-प्रवृत्तकतरण, अपूर्वंकरण और बनिवृत्तिकरणके भेदसे तीन 
भेद होते हैं । 

इन तीन करणोमेसे पहले अध:प्रवृत्तकतरणमे चार आवश्यक होते 
है-- (१) समय-समयमे अनतगुणी विशुद्धता होतो है। (२) प्रत्येक अन्त्मु 
हत॑मे नवीन बन्धकी स्थिति घटती जाती है । (३) प्रत्येक समय प्रशस्त 
प्रकृतियोका अनुभाग अनन्तगुणा बढता जाता है और (४) प्रत्येक समय 
अप्रशस्त प्रकृतियोका अनुभाग अनन्तर्वाँ घटता जाता है। इसके बाद 
अपूवंकरण परिणाम होता है । उस अपुरवंकरणमे निम्नलिखित आवश्यक 


२६ सम्यवत्व-चिन्तामणि 


और होते है--(१) सत्तामे म्थित कर्मोकी स्थित्ति प्रत्येक अन्त्मुहुन॑मे 
उत्तरोत्तर घटतो जातो है अत स्थितिकराण्डक धात होता है। (२) 
प्रत्येक अन्तमु हमे उत्तरोत्तर पूर्व कमंका अनुभाग घटता जाता है इसलिये 
अनुभागकाण्डक घात होता है और (३) गुणश्रेणोके कालमे क्रमसे अस- 
र्यात गुणित कर्म निर्जराक योग्य होते है इसलिये गुणश्रेणों निर्जरा हं।ती 
है। इस अपुवंकरणमे गुणसक्रमण नामक आवश्यक करण नहीं होता, 
किन्तु चारित्रमोहका उपश्यम करनेके लिये जो अपूर्वकरण होता है उत्तम 
होता है। अपूर्वरणके बाद मनिवृत्तिकरण होता है उसका काल अपूर्व- 
करणके कालके सज्यातत्रं भाग होता है । इसमें पूर्वाका आवश्यक सहित 
कित्तना ही काल व्यतीत होनेपर अन्वरकरण' होता है अर्थात्‌ अनिवृत्ति 
करणक कालके पीछे उदय आने योग्य मिथ्यात्वकर्मके निेकोका अन्त- 
मुहर्तके लिये अभाव होता हैं। अन्तरकरणके पीछे उपणमकरण होता 
है अर्थात्‌ अन्तरकरणके द्वारा अभावछ्प किगे हुए निषेकोके ऊपर 
मिथ्यात्वके जो निपेक उदयमे आने वाले थे उन्हें उदयक अयोग्य किया 
जाता है। साथ ही अनन्तानुवन्धीचतुप्ककों भी उदयके अयोग्य क्रिया 
जाता है। इस तरह उदय योग्य प्रकृतियोका अभाव होनेसे प्रथमोपशम 
सम्पक्त्व होता है । 

पश्चात्‌ प्रथमोपशम सम्यकत्वके प्रथम समयमे मिथ्यात्वप्रकृतिके तीन 
खण्ड करता है । परन्तु राजवात्तिकम अनिवृत्तिकरणके चरम समयमे 
तीन खण्ड करता है, ऐसा सूचित किया है । तदनन्तर चरम समयमें 
मिथ्यादर्शनक तीन भाग करता है--सम्यकत्व, मिथ्यात्व और सम्यगू 
मिथ्यात्व। इन तीन प्रकृत्तियो तथा अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, 


१, किमन्तरकरण नाम ? विवधिखय कम्माण हेंटिठ्मोबरिमट्ठिदीओ मोत्तूण 
मज्ये आंतोमुहुत्तमेत्ताण टिठदीण परिणामविसेसेण णिसेगाणामभावीकरण- 
मिदि भण्णदे । जयघवल अ० प्र० ९५३॥ 
भर्थ--अन्तरकरणका क्या स्वरूप हूँ ? उत्तर- -विवक्षित कर्मोकी अधस्तन 
और उपरिम स्थितियोको छोडकर मध्यवर्ती अन्तमुहूर्तमात्र स्थितियोंके 
निषेकोका परिणामधिशेपके द्वारा अभाव करनेको अन्तरकरण कहते है । 
२ ततश्चरमसमये मिथ्यादर्णशन शत्रिघधा चिभवत करोति--सम्यव्त्व मिथ्यात्व 
सम्यडमिध्यात्व चेति । एतासा तिसुणा प्रकृतीना अनन्तानुवन्धिक्रोधमान- 
मायालोभाना चोदयाभावेषन्त्मुहर्तकाल प्रथम सम्यक्‍त्व भवति । 
“+त०वा० ९-१, पृष्ठ ५८९, भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण । 


प्रथमो मयूख २७ 


लोभ इन चार प्रकृतियोका, इस प्रकार सात प्रकृतियोके उदयका अभाव 
होनेपर प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है। यही भाव षट्खण्डागम (घवला 
पुस्तक ६) के निम्नलिखित सूत्रोमे भो प्रकट किया गया है--'भोहटुदूण 
मिच्छत्त तिण्णि भाग करेदि सम्मत्त मिच्छत्त समामिच्छत्त ॥७॥ 
अर्थ--अन्तरकरण करके मिथ्यात्व कर्मके तीन भाग करता है-- 
सम्पक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यड मिथ्यात्व । 
दसणमोहणीय कम्म उवसामेदि ॥८॥ 
अथ--मिथ्यात्वके तीन भागकर परदचात्‌ दर्शनमोहनीय कमको उप- 
शमाता है । 
आगे सम्यग्दशंनका माहात्म्य बतलानेकी प्रतिज्ञा करते है-- 
अस्य भेदादिक तावदू गदिष्ियामः सविस्तरम । 
गदामः साम्प्रत तस्य किज्चिन्माहात्म्यमान्तरम्‌ || १४७॥ 
अर्थ--इस सम्यग्दर्शंनके भेद आदिका आगे विस्तारसे कथन करेगे । 
इस समय उसका कुछ आच्तरिक महत्त्व कहते है ॥१४७॥ 
अब सम्यग्दरशंनका माहात्म्य कहते है-- 


इद॑ सदर्शन नाम यस्मिननासादिते खलु । 
ससारसिन्धुमग्नोईपि निमज्जत्येव नो सुधी ॥१४८।॥ 
प्रज्बलद्धवहव्याशसपरीतो5$पि पण्डित) । 

'. हिमानीकुण्डमध्याप्त इब शीतायते चिरम ॥१४९॥ 
दुष्ट्याधिशताकीणों... जीय॑माणाजुसंहतिः । 
मुक्तव्याधिरिव  सस्‍्वेर चेष्टतेड्यं जनो मुंदा ॥१५०॥ 
पुत्रमित्रकलत्राणां. वियोगेषपि. सुदुभरे । 
सर्पसिहसपत्नानां योगे चापि न खिद्ते ॥१०१॥ 
अछं,  पाताललोकेषपि पातालपुरवासिपतिः । 
वेलां वेलामहो तीत्रेस्ताइयमानो5पि ताडने। |१४२॥॥ 
सब कमकृत बाधं बोध किजिचिन्न ताम्यति । 
नाकेषपि नाकिनां भोगे रमते नेव ,जातुचित्‌ ॥१५३॥ 
असख्येयविकल्पेषु कषायोद्रेक्धामसु ॥. - 
स्वभावादस्य चेतोइईपि शिथिलं जायतेतराम्‌ ॥१५४।। 


२८ सम्पक्त्व-चिन्तामणि 


नानादुःखसमाकीर्णादनित्यात्परवस्तुनः | 
ससारात्मततं चेतः सबिग्न जायतेउ$रुथ वे ॥१५५॥ 


एकेन्द्रियादिजीवा नामशाती मवतां चये | 
अनुकम्पासमाकीण स्वान्तमस्याभिजायते ॥१५६॥ 


आप्ते च परलोके च शास्त्रे च ब्रतधारणे। 
आस्तिक्याभियुतः शश्च्छुद्वाधारी विराजते ॥१५७॥ 


अर्थ--सम्यग्दशन वह वस्तु है कि जिसके प्राप्त होनेपर यह ज्ञानी 
जीव, ससाररूपी सागरमे मग्न होता हुआ भी निमग्न नही होता है। 
भावार्थ--जिस जीवको एक बार भी सम्परदर्शन हो जावे और पश्चात्‌ 
सम्पर्दर्शनसे च्युत होकर अधंपुद्गल प्रावर्तन तक ससारमे भ्रमण करता 
रहे तो भी वह नियमसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥१४८॥ जलती हुई ससार- 
रूपी अग्निसे व्याप्त होनेपर भी भेदविज्ञानी-सम्यग्दृष्टि जीव बहुत बडे 
बफेके कुण्डके बीच प्राप्त हुए के समान चिरकाल तक शीतलूता-- 
शान्तिका अनुभव करता है ॥१४९। सेकडो दुष्ट बीमारियोंसे जो जकडा 
हुआ है त्था जिसके अद्धभोका समूह जीणं हो रहा है ऐसा सम्यर्दृष्टि 
जीव बीमारियोसे मुक्त हुए के समान ह॒ष॑पुर्वंक स्वेच्छानुसार चेष्टा 
करता है ॥१५०॥ पुत्र, मित्र तथा स्त्री आदि इष्टजनोका बहुत भारी 
वियोग, तथा सर्प, सिंह और शात्रु आदि अनिष्ठ पदार्थोका सयोग होनेपर 
भी यह जीव खेदखिनन नही होता है ॥१५१॥ अधिक क्या कहा जावे, 
पाताललोक--तरकलोकमे भी नारकियोके द्वारा प्रतिक्षण तीज़ताडनो-- 
वज्रप्रहारोके हरा ताडित होगा हुआ भी यह सम्यग्दुष्टि जीव, उस 
समस्त दु खको कमंकृत जानता हुआ दुखी नही होता है। इसी प्रकार 
स्वगंमे भी देवोके भोगोमे कभी आनन्दित नही होता है ॥१५२-१५३॥ 


असख्यात विकलपोसे युक्त कषायोदयके स्थानोमे इसका चित्त 
स्वभावसे अत्यन्त शिथिल हो जाता है अर्थात्‌ वह प्रशमगुणकां धारक 
होता है॥।१५४॥ नानादु खोसे व्याप्त, अनित्य तथा परवस्तु स्वरूप ससारसे 
इसका चित्त निश्चयपूर्वंक सबिग्न होता है। अर्थात्‌ वह संवेगगुणका 
धारक होता है ॥१५५॥ निरन्तर दु खका अनुभव करनेवाले एकेन्द्रियादि 
जीवोके समूहपर इसका चित्त भनुकम्पासे युक्त होता है। अर्थात्‌ अनु- 
कम्पा गुणसे युक्त होता है ॥१५६॥ सम्परदृष्टि जीव आप्त, परलोक, 


प्रथमो मयूख: २९ 


शास्त्र तथा ब्रतके धारण करनेमे निरन्तर श्रद्धासे युक्त होता हुआ चुशो- 
भित रहता है अर्थात्‌ आस्तिक्य गुणसे युक्त होता है ॥१५७॥ 

आगे और भी सम्पर्दर्शनक्री महिमा बतलाते हैं-- 
गृहस्थावासलीनो5पि चारित्रावरणोदयात्‌ । 
सत्य तत्र न लीनो5यं जले पदुमपलाशचत्‌ ॥१५८।। 
सम्यर्दृष्टिर्यं तावदबद्धायुष्कबन्धनः । 
तिरश्चां नारकाणां च योनिं दुष्कमसाधिताम्‌ ॥|१५९॥। 
क्लीवत्व ललनात्वं वा दुष्कुलत्व च दुःस्थितिम्‌ । 
अल्पजीवितवत्त्वं च._ भवनत्रिकवासिताम्‌ ॥१६०॥ 
दारिद्रथ विकलाद्भत्व॑ कुक्षेत्रं च कुकालकम्‌ । 
प्रतिष्ठाश्रयवत्त्वं च प्राप्नोत्येव न जातुचित्‌ ॥१६१॥ 
बद्धायुष्कोषपि नरक॑ प्रथम नातिवतेते। 

- भोगभूमिजतियंक्त्व॑ चापि सम्यक्त्वसंयुतः ॥१६२।, 
सम्यग्दशनयोगेन बोधो बुत्त च साधुताम। _ 
आप्जुतस्तर्‌ु विना नित्यमाजवजवकारणे ॥१६३॥ 
सम्यग्दर्शनमित्येतद्‌. हृंदयस्थ रसायनग्‌ । 
पुण्यवद्धि! समालभ्यमरभ्यञ्च दुरात्मनाम्‌ ॥१६४॥ 
आत्मनात्मने सजात सम्यग्दशनसात्मनः । 
अस्ति धमस्ततो नात्र  पर्यायादेरपेक्षता ॥१६५॥ 
सम्पप्दर्शनसयुक्तास्तियद्नारकयो नयः । 
मातज्भास्तरुणा बाला वृद्धा बालाश्च योषितः ।|१६६ | 
अव्नतिनो$पि - चारित्रमोहोीदयनकारणात्‌ । 
जम्पालाच्छतनकासारजलसढघा इवामलाः ॥१६७॥ 
सम्यग्दशनहीनेन  निग्रन्थेतापि योगिना । 
नाप्यते गुद्धसम्यव्वसनाथगृहिणस्तुला ॥|१६८॥ 
अपारे भवकूपारे. दुःखनक्रसमाश्रिते । 
सम्यर्दश नमेवेतत्पोतयानायते चिरम्‌ ॥१६९॥ 


३० सम्यवत्व-चिन्तामणि 


अथं--जिस प्रकार कमलपत्र पानीमे रहता हुआ भी उसमे छीन 
नही होता है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव चारित्रमोहके उदयमे गृहस्था- 
वासमे रहता हुआ भी उसमे लीन नही होता है ॥१५८॥ जिसने आयुका 
बन्ध नही किया है ऐसा सम्यर्दृष्टि जीव, पापकर्मसे प्राप्त होनेवाली 
तियंअच और नरकगतिको, नपु सकवेद, स्त्रीवेद, नीचकुलता, कष्टमय 
जीवन, अल्पायु, भवनत्रिक देवोमे उत्पत्ति, दरिद्रता, विकलाड्भपना, 
खोटा क्षेत्र, खोदा काल और मानहानिको कभी नही प्राप्त होता है ॥१५९- 
१६१॥ जिस जीवने सम्यक्त्व होनेके पहले नरकायुका बन्ध कर लिया है 
वह भी प्रथम नरकसे नीचे नही जाता । इसी प्रकार जिसने सम्यक्त्वके 
पहले तिय॑श्व आयुका बन्ध किया है वह भोगभूमिका ही तियंब्न्च होता 
है, अन्यत्नका नही | भावार्थ--चारो गतियोकी आयुका वन्ध हो जानेपर 
सम्यग्दर्शन हो सकता है परन्तु सम्यग्दशंन हो जानेपर मनुष्य और 
तिरयंब्चकी नियमसे देवायुका बन्ध होता है और देव तथा नारकीको 
नियमसे मनुष्यायुका बन्ध होता है। जिस जीवने सम्यकत्वके पहले नर- 
कायुका वनन्‍्ध किया है चह मरकर पहले नरक तक ही जावेगा उससे 
नीचे नही । और जिसने तिय॑ड्च आयुका वन्ध किया है वह भोगभूमिका 
ही तिर्यडच होता है। इसी प्रकार जिस मनुष्य या तिर्य॑अचने मनुष्यायुका 
बन्ध किया है वह भी भोगभूमिका ही मनुष्य होता है। किन्तु मनुष्यायुका 
बन्ध करनेवाला देव और नारकी कमंभूमिका मनुष्य होता है ॥१६२॥ 
सम्यर्दर्दनके सयोगसे ज्ञान और चारित्र सम्यक्‌ व्यवहारको प्राप्त होते 
हैं। उसके बिना वे निरन्तर संसारके कारण माने जाते है ॥१६३॥ 
सम्यग्दर्शन, यह हृदयकी वह रसायन है जो पृण्यात्मा जीवोको प्राप्त 
होती है तथा पापी जीवोको दुलंभ रहती है ॥९६४॥ यतश्च सम्यग्दर्शन 
अपने आपके द्वारा अपने आपमे उत्पन्न होता है अत वह आत्माका धर्म 
है इसमें पर्यायादिक अपेक्षा नही है । तात्पयं यह है कि सम्यग्दशंतत नर- 
कादि चारो गतियोमे हो जाता है । यह जीव, चाहे तियंज्च हो, चाहे 
नारकी हो, चाहे चाण्डाल, चाहे तरुण हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध 
हो, चाहे लडकी हो, चाहे स्त्री हो--सब सम्यग्दर्शनसे युक्त हो- सकते 
है ॥१६५-१६७॥ चारित्रमोह कर्मके उदयसे जो बन्रतधारण नही कर पा 
रहे हैं वे भी शेवालसे आच्छादित तालाबके जलसमूहके समाच निर्मल 
हैं। भावार्थ--जिस प्रकार किसी तालाबके जलमे ऊपरसे छोवाल था 
जानेके कारण वह हरा-हरा दिखाई देता है परन्तु परमार्थसे हरा नही 
है, स्वच्छ ही है इसी प्रकार यह जीव यद्यपि ब्रतधारण नही करनेके 


प्रथमो मयूख ३१ 


| कारण ऊपरसे मलिन जान पडता है तथापि श्रद्धा ठोक होनेसे निर्मल 
ही होता है ॥१६७॥ सम्यक्त्वसे रहित मुनि, निम्नेश्थ होकर भी शुद्ध- 
सम्यक्त्वसे सहित गृहस्थकी सदृश्षता प्राप्त नही कर सकता । भावार्थ-- 
करणानुयोगकी अपेक्षा मिथ्यात्वयुक्त द्रव्यलिड्भरी मुनि मिथ्यात्वगुणस्थान- 
वर्ती है और अविरत सम्यग्दृष्टि मनुष्य चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है। मिथ्या- 
त्वगुणस्थानवर्ती मुनिके एक भी प्रकृतिका सवर नही है जबकि चतुर्थ 
गुणस्थानवर्ती गृहस्थके इकतालीस प्रकृतियोका संवर हो जाता है ॥१६८॥ 
दुःखंख्पी मगरमच्छोसे भरे हुए इस अपार ससार-सागरमे यह सम्यर्द- 
शन ही चिरकाल तक जहाजके समान आचरण करता है। भावार्थ-- 
यह सम्यग्दर्शन, तेत्तीस सागरके लम्बे कालतक ब्रत रहित होनेपर भी 
जीवको सदा के लिये ससारमे निमग्न नही रखता किन्तु सयम प्राप्त 
कराकर मोक्ष प्राप्त कराता है। आगममे चतुर्थ गुणस्थानका उत्कृष्ट काल 
तेतीस सागर और अन्‍्तमुंहृतत कम एक करोड वर्ष पूर्व बत्तलाया है। इसके 
बाद नियमसे सयमकी प्राप्ति कर जीव मोक्षको प्राप्त होता है ॥१६५९।॥ 


आगे गौर भी सम्यग्दर्शन की महिमा बतलाते है-- 


सस्यग्दशनसपन्ना महद्धिपरिमण्डिते | 
स्वर्गिणां निचये यान्ति चिरमानन्द्सन्ततिम्‌ ॥|१७०॥| 
सम्यग्दशनसंभूषास भूषितकलेवरा | 
देवान्नाकदम्पेष. रसन्ते. बहुकालकम्‌ ॥१७१॥ 
सम्यग्द्श नसयेंण भव्यचित्तसरोरुह्मम्‌ । 
पुन्दं प्रस्फुटितं नित्यं भवेदेव मनोरमम्‌ ॥१७२॥ 
सम्यग्दशनचन्द्रेण.. चक्षुपि भविकात्मनाम्‌ । 
चन्द्रकान्तोपलानीव. द्वबन्त्थेवाचिरिण वे ॥१७३॥। 
सम्य्दशनसख्भावे. सानुभृतिहिं. बायते । 
यस्यां सत्यां समस्तोषपि विश्वानन्दो न किज्चन ॥|१७४॥ 
सम्यग्दशनमेंचेंदे चक्रिवतिपदं शुभम्‌ | 
निधिरत्नादिसम्पत्ति भव्येम्यः प्रददाति च ॥१७५॥ 
कि बहुना प्रजल्पेन सम्यग्दशनमेव तत्‌ | 
मोक्षप्रवेशमार्गस्थाररोड्ाटनतत्परम्‌ ॥१७६॥ 


३२ सम्यक्त्व-चिन्तामणि, 


हइृद॑ सहन ग्रेन लब्ध सकदपि क्वचित््‌ | 
तेनात्र नाम ससारे चिरं वम्भ्रम्यते नहिं ॥१७७॥ 
सर्वधा. धन्यमेवेद॑ सम्यग्दशनमुत्तमम्‌ । 
धन्या नरास्तदाघाराः स्वाजुभूत्या विराजिता; ॥१७८॥ 
अतिप्रगाढ मिथ्यान्वतमित्नातामसावते | 
पश्चमेईस्मिन॒ कली काछे दुलंभग्रायमेव तत्‌ ॥१७९॥ 
लभन्ते केषपि ये तत्व सदृरशनमनुत्तमस्‌ | 
वाधावृन्दपरीभूतास्त्यजन्ति. द्रुतमेव. तत्‌ ॥१८०॥ 
अपि बाधासइल्रीं ये समत्तीय धरन्ति तत्‌ | 
साम्प्रत दर्शनं शुद्ध कथ ते न महस्विनः ॥१८१॥ 


अर्थ--सम्यग्दर्शनसे सहित मनुष्य वडी-बडी ऋद्धियोसे सुशो्मित 
देवोके समूहमे चिरवाल तक आनन्दसमूहकों प्राप्त होते हैं ॥१००॥ 
जिनका घरीर सम्यग्दर्शनख्पी आभूषणसे विभूषित है ऐसे जीव देवाज़- 
नाओंके समूहमे बहुत कालतक क्रोडा करते हैं ॥१७१॥ सम्यग्दर्शनरूपी 
सूर्यके द्वारा भव्यजीवोके हृदयरूपी कमलोका समूह निरच्तर विकर्सित 
होता हुआ नियमसे मनोहर होता है ॥७२॥ सम्यग्दशंवरूपी चन्द्रमाके 
द्वारा भव्यजीवोके नेन्न चन्द्रकान्तमणिके समान नियमसे शीक्र ही द्रवी- 
भूत हो जाते है ॥१७३॥ सम्यग्दशंनके सदभावमे वह अनुभूति हं।ती है कि 
जिसके रहते हुए समस्त विश्वका आनन्द कुछ नही है ॥१७४॥ 

यह सम्यग्दर्गन ही भव्यजीवोके लिए चक्रवर्तीका शुभ पद तथा 
नौ निधियो और चौदह रत्नोको सम्पदा प्रदान करता है ॥९७५॥ अधिक 
कहनेसे क्या छाभ है? वह सम्यग्दर्शन ही मोक्षके ह्वारपर लगे हुए 
किवाडोके खोलनेमे तत्पर है ॥१७६॥ जिस जीवने यह सम्यग्दर्शन कही 
एक बार भी प्राप्त कर लिया है उसे इस ससारमे चिरकाल तक भ्रमण 
नही करना पडता है भर्थात्‌ वह अर्धपुदूगल परावतंनके भीतर नियमसे 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥१७७॥ यह उत्तम सम्यग्दर्शन सब प्रकारसे धन्य 
है तथा उसके आधार और स्वानुभूतिसे सुशोभित मनुष्य धन्य हैं ॥१७८॥ 
अत्यन्त सघन मिथ्यात्वरूपी रात्रिके अन्धकारसे आच्छादित इस पल्चभ 
कलिकालमे वह सम्यग्दर्शन प्राय दुलंभ है ॥१७०॥। यदि क'ई इस श्रेष्ठ- 
तम सम्यग्दर्शनको प्राप्त होते भी हैं तो वे बाधाओके समूहसे आक्रान्त हो 


प्रथमो मयूख ३३ 


उसे शीघ्र ही छोड़ देते है ॥(८०॥ जो हजारो बाधाओको पारकर उस 
शुद्ध सम्यग्दर्शानको धारण करते हैं वें महस्वी--तेजरवी क्यो नही है 
अर्थात्‌ अवश्य है ॥१८१॥। 


आगे सम्यर्दृष्टि सात भयोसे रहित होता है, यह कहते है-- 


सम्यग्दशनसप्राप्त्या प्राप्तस्वात्मबलः पुमान्‌। 
इह लोके न कस्माच्चित्‌ किश्विन्नाम विभेति च ॥|१८२॥ 
हंपीकसंघसंभूत॑. सुखमेतन्न तचतः | 
दृष्णावृद्धिकरत्वेन श्त्युत दुःखसेव हि ।।१८३॥ 
अहं चात्ममव सौरुय॑ तृष्णानाशकरं शुभम्‌ । 
सर्वधा सतत अब्जे सम्यग्दर्शनधारणात्‌ ॥१८४॥ 
प्रकृष्टवीयसंपन्‍नो मुगेन्द्रो यत्र कानने। 
गच्छति, निर्भयस्तत्र स्वर क्राम्यति सन्‍्ततम्‌ ।|१८५॥ 
अस्ति मे दशनं पूर्णमात्मनीनबर्ल॑ ततः। 

यत्र यत्र गमिष्यामि सुखं यास्यामि तत्र वे ॥१८६॥ 
इत्यंभूतविचारेण लाज्छितान्तःप्रवत्तयः । 
सम्यग्दर्शनसंपन्‍ना: परलोकान्न बिभ्यति ॥१८७।॥ 
अखण्डमरुज॑ नित्यममन्दानन्दपुज्जितम्‌ । 
प्रभवान्ति न माँ हन्तुमाधिव्याधिशतान्यपि ॥१८८॥ 
करवालकलापेन प्रज्वलज्ज्वलनाचिषा । 

भिद्यते दह्मते नापि यथा ब्याकाशसण्डलुम्‌ ॥१८९॥ 


तथा ममायमात्मापि भिन्द्याज्जातु न केनचित्‌ । 
रक्षितोहह॑ स्वतश्वेव निशचयनयतः सदा ॥१९०॥ 
अमा ममात्मना बड़ों देह! केरपि कहिंचित्‌ । 
रक्षितो नाभवन्‍नों वा भवति प्रभमविष्यति ॥१९१।॥ 
अवब्यं नाशशीलेषस्मिन्‌ स्वरूपादुध्यतिरेकिणि । 
। आत्मन्‌ हठाग्रहस्तेषय॑ राजते न हि जातुचित्‌ ॥१९२॥ 


३४ सम्यकत्व-चिन्तामणि 


एवं विचारयनू. सम्यरदुष्टी  रक्षकसंहते! | 
अभावान्नो विभेतीह न परत्रापि कुत्रचित्‌ ॥१९३॥ 


अर्थ--सम्यग्द्शनकी प्राप्तिसे जिसे आत्मबलूकी प्राप्ति हुई है ऐवा 
सम्यग्दृष्टि पुरष इस लोकमे किसीसे भयभीत नही होता है ॥१८१५॥ 
इन्द्रियोंके समूहसे उत्पन्त हुआ यह वेषयिक सुख वास्तवमे युख नही है 
किन्तु तृष्णाकी वृद्धि करनेवाला होनेसे दु ख ही है ॥१८३॥। में सम्यग्द्शन 
धारण करनेसे आत्मोत्य, शुभ त्तथा तृष्णाके नाशक सुखका सदा उपभोग 
करता हूँ ॥१८४॥ प्रकृष्ट बलसे युक्त सिंह वनमें जहाँ जाता है वहाँ 
निर्भय होकर निरन्तर घूमता है ॥१८५॥ मेरे पास सम्यग्दर्शनरूपी पूर्ण 
आत्मबल विद्यमान है अत. मैं जहां जहाँ जाऊंगा वहाँ वहाँ सुखको प्राप्त 
होऊँगा ॥१८६॥ इस प्रकारके विचारसे जिनकी अन्त करणकी प्रवृत्तियाँ 
सहित हैं ऐसे सस्यग्दुष्टि जीव परलोकसे नही डरते हैं ॥१८७॥ 

में अखण्ड हूँ, रोगरहित हूँ, नित्य हूँ तथा बहुत भारी--अनन्त सुखसे 
सम्पन्त हूँ अत मानसिक और शारीरिक सेकडो पीडाएँ मुझे नष्ट करनेके 
लिए समर्थ नही हैं। तात्पर्य यह है कि सम्यग्हृष्टि जीव वेदनाजन्य भयसे 
निमु क्त रहता है ॥१८८॥ 

जिस प्रकार तलवारोके समूह और जलती हुई अग्निकी ज्वालासे 
आकाश न भिदता है न जलता है उसी प्रकार मेरा यह आत्मा भी 
किसीके द्वारा कभी भेदा नही जा सकता, जलाया नही जा सकता | मैं 
तो परमाथंसे सदा अपने आपके द्वारा सुरक्षित हूँ ॥१८९-१५०॥ मेरी 
आत्माके साथ जो शरीर लगा हुआ है वह कभी किन्हीके द्वारा न तो 
रक्षित हुआ है, न हो रहा है और न आगे होगा ॥१५१॥ जो अवश्य ही 
नश्वर है तथा आत्मस्वरूपसे भिन्‍न है ऐसे इस शरीरमे है आत्मन्‌ | तेरा 
यह हठाग्रह कभी शोभा नही देता ॥१९२॥ ऐसा विचार करता हुआ 
सम्यग्दुष्टि जीव रक्षकसमूहका अभाव होनेसे न इस भवमे भयभीत 
होता है और न कही परभवमे भयभीत होता है ॥१९५३ ॥ 


भागे इसी सन्दर्भभे और भी कहते हैं--- 
यव्चायं हन्यते विध्नै। सो5हं नेव भवाम्यहों । 
यो$६ं केनाप्यसो नूनं हन्यते न च जातुचित्‌ ॥१९४॥ 
इत्येवं॑ मावनादत्तमानसोडमितवैभव: | 
सम्यग्दशनसयुक्तोश्युप्तितोि न विभेति वे ॥१९५॥ 


'प्रथमो मयूख' रे५ 


मरणं नेव मे जातु जनिश्चापि न से क्‍्वचित्‌। 
कुतस्तन्मरणाद्‌. भीतिरहों मेड्जलुषो$स तेः ॥१९६॥ 
एवं विचारसंपूर्ण वेतसो5मन्दवृत्तय! । 
म॒त्योविभ्यति नेवेह संसारे शुद्धदृष्दय ॥१९७॥ 
ध्रवं सत्यमयं नाम नात्मा कैरपि कारण । 
हन्यते भिद्यते वाषि दल्मते शीयते क्वचित्‌ ॥१९८।। 
तेन पीनपयोधारासइस्रेल्चापि.. सन्ततम्‌ । 
मघवा वषेतु स्वेर्माक्रान्ताखिलभूतलम्‌ ॥१९९॥ 
दरिद्रजीवर्ंघात-बेरिणी वनशोषिणी । 
हिमानी विश्वसंसारं नाशयेन्निजशेत्यतः ||२००॥ 
ज्वलनो वा ज्वलज्ज्वाल्ाजालकैजंगतीतलम्‌ । 
ज्वलयेज्जीवजातस्य प्राणघातविधायक। ॥२०१॥ 
अचलानां च॒ तुड़ानां श्ज्ञोच्चालनतत्परः । 
चलीकृताचलश्चापि पवनः प्रवहेत्‌ सदा ॥२०२॥ 
अम्ेघादपि मेघानां मार्गाद्‌ वज्नसहस्नकम्‌ । 
अमोघं निर्गतीसूय. समन्‍्ताज्ज्वल्येज्जगत्‌ |२०३॥ 
अन्तर्ज्वालाज्वलद्दुष्टविस्फोटकपदार्थ कैः । 
ज्वालामुखनगः सर्वेरं नश्येदिदं जगत्‌ ॥२०४॥ 
भूकम्पो भूविदारों वा नाशिताखिलमन्दिरः । 
हतानेकशतग्राणिसंघ।. संपातयेद्‌._ शुबस्‌ ॥२०५॥। 
अल. बहुप्रजल्पेन ग्रलयोजपि महीतलम । 
लीन॑ वा क्षणतः कुर्यादखिलध्वंसनोद्यतः |[२०६॥ 
सर्वेज्प्येते न संगत्य ह्यात्मान घ्नन्ति मे क्वचित्‌ । 
अंशतो४पि ततश्चाईं न बिशेम्यत्र जातुचित्‌ ॥२०७॥ 
एवं विचारसारेण.. निर्मलीकृतमानसा । 


आकस्मिकमयात्‌ किच्चित्सन्तो हंत न विभ्यति ।।२०८॥। 


३६ सम्यक्त्व-चिन्तामणि, 


एवं. सप्तभयातड्ूनिसु क्तः शुद्धदृष्टिमान्‌ । 
निःशद्डश्चेष्ठती नूनं सर्वेत्रेव च सबंदा ॥२०९॥ 


अथं--अहो ! जो यह विध्तोंके द्वारा नष्ट होता है वह मै नही हूँ और 
मै जो हूँ वह कभी किसीके द्वारा नष्ट नही होता। भावार्थ--यह 
पुद्गल द्रव्यकी पर्यायकप शरीर ही विध्नोंके द्वारा नष्ट होता है, वह 
परमार्थसे मेरा नही है। मै ज्ञायकस्वभाववाला अखण्ड स्वतत्त्र द्रव्य हूँ, 
दरीरसे भिन्‍न हूँ । इसे नष्ट करनेकी सामर्थ्य किसीमे नही है ॥१५४॥ 
इस प्रकारकी भावनामे जिसका मन लगा हुआ है तथा जो अपरिमित 
भात्मवेभवका धारक है ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव अगुप्तिमयसे भयभीत नही 
होता ॥१९५॥ 

मेरा न कभी मरण होता है और न कही मेरा जन्म होता है। जब 
मैं जन्म और मरण--दोनोसे रहित हूँ तब मुझें मरणभय केसे हो सकता 
है। इस प्रकारके विचारसे जिनके चित्त परिपूर्ण है तथा जो प्रवुद्ध वृत्ति 
वाले हैं--अर्थात्‌ ज्ञानमय प्रवृत्ति रखते हैं ऐसे शुद्ध सम्पग्दृष्टि जीव इस 
ससारमे मृत्युसे नही डरते हैं ॥१९५६-१५७॥ 

यह ध्रुव सत्य है कि मेरा यह आत्मा कही किन्‍ही कारणोंके द्वारा न 
नष्ट होता है, न भेदको प्राप्त होता है, न जलता है और न जीणं शीर्ण 
होता है। इसलिए चाहे मेघ मोटी हजारो जलघारामोंके द्वारा स्वच्छत्दता 
पूबंक समस्त पृथिवीतलको व्याप्त करता हुआ निरल्तर वर्षा करे । चाहे 
दरिद्र जीवोके समूहको दु ख देनेवाली और वनको सुखा देने वाली हिम- 
पड्क्ति अपनी ठण्डसे समस्त ससारको नष्ट कर दे । चाहे जीवसमूहके 
प्राणोका घात करने वाली अग्नि, जलती हुई ज्वालाओकी सन्तत्तिसे 
पृथिवीतलको भस्म कर दे । चाहे उन्नत पर्वतोंके शिखरोको विचलित 
करनेमे समर्थ तथा पृथ्वीको कम्पित कर देने वाला पवन सदा चले । चाहे 
व्यर्थ न जाने वाले हजारो वज्ञ मेघरहित आकादसे निकलकर सब भोर 
जगत्‌को भस्म कर दें। चाहे भीतरकी ज्वालाओसे जलते हुए दूषित 
विस्फोटक पदार्थोसे सहित ज्वालामुखी पव॑तोके द्वारा यह जगत शीघ्र 
ही नष्ट हो जावे। और चाहे समस्त मकानोको ध्वस्त कर देनेवाला 
तथा प्राणिसमूहका सहारक भूकम्प या भूस्फोटन--भूमिका फट जाना, 
पृथ्वीको नष्ट कर दे । अथवा अधिक कहनेसे क्या लाभ है ? सबके नष्ट 
कर देनेमे तत्पर प्रलय भी पृथ्वीतलको क्षणभरमे विलीन कर दे। तो 
भी ये सब मिलकर मेरी आत्माको कही अश्वरूपमे भी तष्ट करनेको समर्थ 


प्रथंमो मयूख: २७ 
नही हैं इसलिये मै इस जगत्‌मे कभी भयभीत नही होता हूँ। इस प्रकार- 
के श्रेष्ठ विचारोसे जिनके हृदय निर्मल है ऐसे सत्पुरुष ह॑ है कि आक- 
स्मिक भयसे कुछ भी नहीं डरते हैं। इस प्रकार सप्तभयरूपी रोगसे 
निमुंक्त सम्यग्दृष्टि जीव, निशद्धू, होकर सवंत्र सवंदा चेष्टा करता है 
॥ १९८-२०९ ॥। 

अब आगे आठ अडद्ोके द्वारा सम्यग्दर्शतका माहात्म्य कहते हुए सर्व॑ 

प्रथम तिदाद्धित अद्भका वर्णन करते है-- 

अथाष्टाज्भतया तस्य किश्विन्माहात्म्यमान्तरम्‌ | 

वच्म्याचायक्ृतग्रन्थप्रतिपादितरीतितः ॥२१०॥ 

अन्यथा कथने नास वक्‍तुरज्ञानमोहिते | 

स्वधा निश्चितो हेतू लोके सर्वत्र सबंदा ॥२११॥ 

प्रमाणनिश्चित, नेतद्‌ हयमहेद्भगवति । 

तेनोक्ते मूलतः शास्त्रसघे को नाम संशयः ॥|२१२॥ 

इतराण्यपि शास्त्राणि तेषामाम्नायतों बुधेः | 

रचितानि , समस्तानि तत्तत्रापि न सशयः |।|२१३॥ 

युक्तिगम्य ततस्तत्त्वमवधाय सुयुक्तिभि। । 

ततोध्न्यच्चाप्तवाक्येम्य श्रद्ेय सतत मया ॥२१४॥ 

इत्थ युक्तियुते शास्त्रे हिते चाप्तनिबन्धने । 

सुधीः सम्यकत्वसम्पन्नों निःशइगे भ्रुवि राजते ॥२१५०॥ 

अर्थ--अब आचार प्रणीत ग्रन्थोमे प्रतिपादित रीतिके अनुसार आठ 

अद्भोके रूपमे उस सम्यग्दशंनका कुछ अन्तरज्ध माहात्म्य कहते है 
॥२१०॥ लोकमे सवंत्र सब समय असत्य कथन करनेमे दो ही कारण सब 
प्रकारसे निश्चित हैं--एक वक्‍ताका अज्ञान और दूसरा वक्‍ताका मोह 
अर्थात्‌ सकषाय परिणति ॥॥२११॥ परच्तु यह प्रमाणों द्वारा निश्चित है 
कि अरहन्त भगवान्‌मे अज्ञान और मोह--दोनो नही हैं इसलिये मुलरूप- 
से अरहन्तके द्वारा कहे हुए शास्त्रसमूहमे सशयकी क्या बात है ? 
॥२१२॥ अन्य समस्त शास्त्र भी उन्ही अरहन्त भगवानुकी आम्नायके अतु- 
सार विद्वानोके द्वारा रचे गये है इसलिये उनमे भी सशय नही है ॥२१३॥ 


इसलिये जो तत्त्व युक्तिगम्य है उसका तो उत्तम युक्तियोके द्वारा निर्धार 
करना चाहिये ओर जो युक्तिगम्य नही है उसकी मुझे आप्तके वचनों 


३८ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 
द्वारा श्रद्धा करना चाहिग्रे ॥२१४॥ इस प्रकार युक्तियुक्त, हित्तकारी, 
आप्तप्रणीत शास्त्रके विषयमे सम्यवत्वसे युक्त ज्ञानी पुरुष पृथ्वीपर निः- 
शद्भू रहता है ॥२१५॥ 
आगे नि.काक्षित अद्भुका निरूपण करते हैं-- 
अक्षवगसपुत्पन्न॑ सौर्य नाम न तच्वतः | 
तृष्णावृद्धिकरत्वेन प्रत्युत दुःखमभेव हि॥२१६॥ 
यथा हि क्षारपानीयपानेन न तृपाक्षयः । 
तथा भोगानुभोगेन नेव तृष्णापरिक्षय ॥२१७॥ 
हमें भोगा ध्रुजद्भाइव समानाः भ्रुवि सन्ति हि। 
हेयोपादेयतत्तशेनोंपादेयाः कदाचन ॥२१८॥ 
यद्वा अजन्नभूषालदष्टो सृत्यु सकृदू बजेत। 
भोगदष्टास्तु बहुशों त्रजन्त्येव ने संशय ॥२१९॥ 
सवाध परतन्त्र च दुःखदं. क्षणमहुरम्‌ | 
दृष्णावृद्धिकरं चाल्प सोख्य हाक्षसम्रुत्यितम्‌ ||२२०॥ 
एतेषां वशितां नाम प्राकृता यान्तु मानवा। | 
अतिग्रगाढमिथ्यात्वतमसाहतचक्षु प: ॥२२१॥ 
हन्त हन्त सुरेन्द्रोईपि नागेन्‍्द्रोडषपि हलायुधः । 
अल. तीथकरश्चापि विषयेः परिभूयते ॥२२२॥ 
भोगेच्छाप्रभव दु ख सोढ़ु शकता न जन्तव। | 
रमनन्‍ते पृत्रमित्रालीकलत्रेप पुनः पुन ॥२२३॥ 
परन्तु लब्धबोषैस्तैशातास्वादैद्दितेच्छमिः । 
अन्ततस्त्यज्यते नूनं._ भोगमोगिकदम्बकस्‌ ॥२२४॥ 
लब्धसम्यक्त्वदेवद्रो! कि मे मोगालुकादुक्षणम्‌ । 
सर्वथा विषयेच्छाभिः परिम्क्ती भवाम्यहम्‌ ॥|२२५।॥। 
गृहीत्वानन्तर तेषां त्यागे का नाम विज्ञेता | 
प्रक्षालनाद्धि पडुस्य दूरादस्प्शन वरम ॥२२६॥ 


प्रथमों मयूख ३९, 


जज 


एवं विचारिताथ: स सम्यग्द्शनसभूृतः 
निःकाडक्षत्व॑ प्रयात्येव गतेच्छोषपि शिवेच्छनः |॥२२७॥ 


अथं--इन्द्रियसमूहके द्वारा उत्पन्त हुआ सुख वास्तवमे सुख नही है 
किन्तु तृष्णावृद्धिका का रण होनेसे दु ख ही है ।।२१६॥ जिस प्रकार खारा 
पानी पीनेसे तृषाका नाश नही होता है उसी प्रकार भोगोको भोगनेसे 
तृष्णाका नाश नही होता है ॥२१७॥ पृथ्वीपर ये भोग और भुजज्ज-सर्प 
एक समान है अत हेय उवादेय तत्त्वोके ज्ञाता पुरुषोके द्वारा कभी भी 
उपादेय नही है ॥२१८॥ अथवा भुजज्भसे डसा हुआ मनुष्य तो एक ही 
बार मुत्युको प्राप्त होता है परन्तु भोगोके द्वारा डसे हुए मनुष्य वार-वार 
मृत्युको प्राप्त होते है, इससे सशाय नही है ॥ २१९५ ॥ इन्द्रियजन्य सुख 
बाधा सहित है, परतन्त्र हे, दु खदायक है, क्षणभगुर है, तृष्णाकों बढाने 
वाला है ओर अल्प है ॥२२०॥ तीत्र मिथ्यात्वरूपी अन्धकारसे जिनके 
ज्ञाननेत्र नष्ट हो गये हैं ऐसे साधारण मनुष्य इन भोगोकी अधीनताकों 
भले ही प्राप्त हो जावें परच्तु अत्यन्त दु खकी बात है कि इन्द्र, नामेन्द्र, 
बलभद्र और तीथँंकर भी विषयोसे परिभूत हो जाते हैं ॥२२१-२२२॥ 
भोगोकी इच्छासे उत्पन्न हुए दु खोको सहन करनेके लिये असमर्थ प्राणी 
वार-वार पुत्र, मित्रसमूहू तथा स्त्रियोमे रमण करते है--उनमे ममत्व 
बुद्धि उत्पन्त करते हैं ॥२२३॥ परन्तु पुर्वोक्त महापुरुषोको जब आत्मबोध 
होता है--अपने वीतराग स्वरूपकी ओर जब उनका लक्ष्य जाता है तब वे 
विषयोका स्वाद जान कर आत्महितको इच्छा करते हुए अन्तमे निश्चित 
ही उन भोगरूपी सर्पोके समूहका परित्याग कर देते हैं ॥२२४॥ मुझे सम्य- 
कत्वरूपी कल्पवृक्ष प्राप्त हुआ है अत. भोगोकी इच्छा करना क्या हे ? 
में विषयोकी इच्छासे सवँथा मुक्त होता हूँ ॥२२५॥ पहले ग्रहणकर पीछे 
विषयोके त्याग करनेमे क्या चतुराई है ” कीचड लगाकर धोनेकी अपेक्षा 
उसका दूरसे स्पर्श नही करना ही अच्छा है ॥२२६॥ इस प्रकार विचार 
करने वाला सम्पग्दृष्टि जीव नि'काक्षत्वको ही प्राप्त होता है । सम्परदृष्टि 
जीव यद्यपि नि काक्ष होता है तथापि मोक्षकी इच्छा रखता है ॥२२७॥ 


आगे निविचिकित्सा अद्भुका निरूपण करते हैं-- 


पापेष्नास्था हि कत्तेव्या नेव पापिनि जातुचित्‌ । 
जीवत्वेन ््् 75 
स्वेन समा; सर्वे पापा; पापबरहिगंता। ॥२२८॥ 


२० सम्यकत्व-चिन्तामणि 


कालद्गव्यसहायेन द्व्यबून्दं॑ विवर्तते । 
अशुभैश्च शुभैरवापि. परिणामैनिरन्तरम्‌ ॥२२९॥ 
शुभानिष्टकरांस्तत्र रागात्पश्यन्ति जन्तवः | 
अनिष्टानशुभांश्चेव ्वेपान्मूढदृशस्तथा ॥२३०॥ 
यदा तस्वेन पश्यासः पदार्थात्‌ सकलान वयम्‌ । 
अशुभो न शुभः कश्चिन्सिथ्येय मे प्रकल्पना ॥|२३१॥ 
तस्य द्वव्यस्थ पर्यायस्तथाभूतः प्रजायते । 
प्रीत्याप्रीत्यापि मे कि स्थात्परिणामे तथा दुशे ।२३२॥ 
गुणाः पूज्या न वर्ष्मोणि महतामपि देहिनाम । 
अस्त्येतन्निश्चितं यत्र जगत्यामागमेईपे च॥२३३॥ 
गुणेः पवित्रिते तत्र मुनीनां च कलेवरे। 
जुगुप्सा का ममेयें भो हन्त मूठमतेरहों ॥२३४॥ 
एवं भाविततक्चोजसो सम्यर्दृष्टि! पुमान्‌ सदा। 
निर्गतो विचिकित्साया अमन्दानन्दमइनुते ॥२३५॥ 


अर्थ--पापसे अनास्था करना चाहिये, पापी जीवपर अनास्था नही 
करना चाहिये, क्योकि पापी और पापसे रहित--सभी जीव, जीवत्व 
सामान्यकी अपेक्षा समान है। भावार्थ--पापी जीवपर जो अनास्था की 
जाती है वह पापके कारण की जाती है। सम्यग्दुष्टि जीव, किसी पापीको 
देख विचार करता है कि देखो, बेचारा कर्मोदयसे ग्रस्त हो अपने हिंतका 
विचार न कर अहितमे प्रवृुत्त हो रहा है। में इसे हितका उपदेश देकर 
सुसागंपर लगा संकूँ तो मेरा अनुकम्पा नामका गुण चरितार्थ होगा और 
इसका कल्याण होगा । समय आनेपर पापी जीव भी पापका परित्यागकर 
सुमागंपर आते हैं । इसलिये उन्हे स्वंथा उपेक्षित या अनादुत नही करना 
चाहिये ॥२२८॥ कालद्रव्यके निमित्तसे द्रव्योका समूह निरन्तर शुभ अथवा 
अशुभ पर्यायरहूप परिणमन करता है। उन शुभ अशुभ पर्यायोमेसे मिथ्या- 
दृष्टि जीव शुभ पर्यायोको रागवश इष्ट और अशुभ पर्यायोको द्वेषवश 
अनिष्ट मानते हैं । परन्तु जब परमार्थसे हम समस्त पदार्थोका विचार 
करते हैं तब न कोई शुभ-इष्ट है और न कोई अशुभ-अनिष्ट है मेरी यह 
कल्पना भिथ्या प्रतीत होती है। उस द्रव्यकी वेसी पर्याय हो रही है उस 


प्रथमो मयूख: ह 


पर्यायमे मुझे प्रीति और अप्रीतिसे क्‍या प्रयोजन है ? भावार्थ --चरणानु- 
योगकी आज्ञानुसार ज्ञानी जीव बाह्य पदार्थोंमे यद्यपि शुद्धि अशुद्धिका 
पूर्ण विचार रखता है तथापि अपने हृदयमे ग्लानि--जुगुप्साकों आश्रय 
नही देता ॥२२५-२३२॥ बढे-बडे पुरुषोके भी गुण पृज्य हैं शरीर नही । 
अर्थात्‌ महापुरुषोके जो शरीरकी पूजा होती है वह गुणोके कारण ही 
होती है, यह लोक तथा आगम--दोनोमे निश्चित है ॥२२३॥ इसलिये 
गुणोंसे पवित्र मुनियोके शरीरमे मुझ अज्ञानीकी जो यह जुगुप्सा होती है 
वह क्‍या है? भावार्थ--रत्नत्रयसे पवित्र मुनियोके शरीरमे भज्ञानी जीव ही 
ग्लानि करते हैं, आत्मगुणके पारखी नहीं। अब मेरा मिथ्याभाव विलीन 
हो गया ओर उसके स्थानपर शुद्धसम्यक्त्वभाव प्रकट हुआ है अत मुझे 
मुनियोके मलिन शरीरमे ग्लालि करना उचित नही हैं ॥२३४॥ इस प्रकार 
पदार्थके यथार्थ स्वरूपका विचार करनेवाला सम्यग्दृष्टि पुरुष विचिकित्सा 
सा रहित होता हुआ सदा बहुत भारी आनन्‍्दको प्राप्त होता 
॥२३१॥ 


भागे अमूढदृष्टि भ्भका वर्णन करते है-- 

देवः स एवं पूज्य। स्याद्ः स्थादू रागविवजितः । 

सबंशों हितदर्शी च भव्यानां हितकामिनास्‌ ॥२३६॥ 
तथाभूतों महेशों वा ब्रह्मा विष्णुस्च मारजित्‌ । 
कपिलो वा जिनो वापि रामो वातसु तोईपि च ॥२३७॥ 
नाम्ता नामाथ केनापि मण्डितो तु भवेदसों । 
पण्डितानां समाराध्यो हितप्राप्त्ये निरन्तरम्‌ ॥२३८॥ 
यः स्वयं रागरोगेण दिव्य चक्षु भेवेदसो । 
इतरान स॒ कथ न्यान्सोक्षपत्तनपद्धतिम्‌ ॥१३९॥ 
स3 देवानां प्रियो वापि तच्वातत्वविचारणे | 

कर्थं - स्याद्धितकामानां हितोद्देशनतत्परः ॥२४०॥ 
अहंतोक्त विनिए्॒क्त वाधामिर्वादिदु्जयम्‌ । 
शास्त्र प्रमाणतोपेतं॑ मान्य सान्यणशण्णं मम ॥२४१॥ 





१ हंसूसान्‌ ) ३ बन्ध दिव्यचक्षु सुनयने कृष्णेब्ल्थे सिहकेईपि च, इति विष्व- 
लोचन । ३ मूर्ख देवाना प्रिय इति च मूर्ख इति सिद्धान्तकौमुदी । 


छर सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


यस्य वक्‍ता न सबजशो वीतरागो महाप्न॒निः | 
प्रामाण्यं तत्‌ कथ॑ गच्छेदू रथ्यामानववागिव ||२४२॥ 
विषयाशाबहिशूतस्त्यक्तारस्भवयोषपि. च॑ । 
ग्रन्धातीतो गुरु) पूज्यः शब्वन्मम न चेतर। ||२४३॥ 
ये सयमभर पग्राप्य प्रमाथन्ति गुनीश्वराः । 
अक्षपाटच्चरेनून हियन्ते ते कथ्थ न हि ॥२४४॥ 
प्रत्यक्षादेव ये ग्रन्थभार हन्त भरन्ति वे । 
यतयस्ते ब्रुडन्त्येव. चिर संसारसामरे ॥२४५॥ 
एतेषां भक्तिसम्पन्ना नरा नाम भवोदधो । 
पाषाणपोतमध्यस्था इंच सज्जन्ति हा चिरस ॥२४६॥ 
चिर भिथ्यात्वचूणेंन विश्वग्धीकृतकोचनः । 
अभज हन्त वानेतान्‌ केव्ल॑ भवसंचरान्‌ २४७॥| 
मिथ्यातपश्चमत्कारेरेतेषां_ च चमत्कृतः । 
अद्यतो न भविष्यामि शुद्धदशनवानहम्‌ ॥२४८॥ 
सम्यर्दृष्टियं हीदृगूभावनोपेतमानसः . । 
नो कदापि निजां दृष्टि मूढां वे कुरुते क्वचित्‌ ॥|२४९॥ 
अथे--वही देव पृज्य है जो रागसे रहित हो, सर्वज्ञ हो और हिताभि- 
लाषी भव्योको हिंतका उपदेश देनेवाला हो ॥२३६॥ उपयुक्त तीन गुणोसे 
सहित चाहे महेश हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, बुद्ध हो, कपिल हो, जिन हो, 
राम हो, हनूमाच्‌ हो अथवा किसी अन्य नामसे सुशोभित हो, हिंतकी 
प्राप्तिकि लिये ज्ञानी जनोका निरन्तर आराधनीय--सेवा करने योग्य है 
॥२३७-२३८॥ जो स्वय रागरूपी रोगके द्वारा अन्धा हो वह दूसरे जीवीं- 
को मोक्षरूपी नगरका मार्ग केसे बता सकता है ?।।२३५॥ जो तत्त्व और 


अतत्त्वका विचार करनेमे स्वय अज्ञानी है वह दुसरे हिताभिछाषी जनोको 
हितका उपदेश देनेमे समर्थ केसे हो सकता है ? ॥२४०॥ 


जो अरहन्तके द्वारा कहा गया हो, बाधाओसे रहित हो, वादियोंके 
द्वारा दुर्जय हो, प्रमाणतासे सहित हो तथा मान्यगुणोसे सहित हो, ऐसा 
शास्त्र ही मुझे मान्य है ॥२४१॥ जिस शास्त्रका मूल वक्‍ता वीतराग सर्वज्ञ 


प्रथमो मयूखं. ४ 


भहामुनि नही है वह सड़कपर चलने वाले मनुष्यके वचनके समात प्रमाण- 
ताको कैसे प्राप्त हो सकता है ॥२४२॥ 
जो विषयोंकी आशासे दूर है, जिसने सब प्रकारका आरम्भ छोड़ 
दिया है तथा जो परिग्रहसे रहित है ऐसा गरु ही मुझे निरन्तर पृज्य है 
अन्य नही ॥२४३॥ जो मुनिराज सयमका भार धारणकर प्रमाद करते हैं 
वे निदिचत ही इन्द्रियरूपी चोरोके द्वारा केसे नही लुटते हैं अर्थात्‌ अवश्य 
लट्ते हैं ॥।२४४॥ खेद है कि जो प्रत्यक्ष ही परिग्रहका भार धारण करते हैं 
वे मुनि चिरकालके लिये ससाररूपी सागरमे नियमसे डूबते हे ॥२४५॥ 
इन परिग्रही मुनियोके जो भक्त है वे पत्थरके नावके मध्यमे बेठे हुए 
मतुष्योके समान ससाररूपी सागरमे चिरकालके लिये डूबते हैं ॥२४६॥ 
बडे दु.खंकी बात है कि मिथ्यात्वरूपी चूर्णके द्वारा जिसके नेत्र मोहको 
प्राप्त हो रहे है ऐसे मेंने मात्र ससारमे परिभ्रमण करनेवाले इन कुगुरुओ- 
की चिरकाल तक भक्ति की है ॥२४७॥ अब में शुद्ध--सम्यग्दशंनसे सहित 
हुआ हूँ अतः इन कुगुरुओंके मिथ्यातप सम्बन्धी चमत्कारोके द्वारा आाजसे 
चमत्कृत तही होऊँगा ॥२४८॥ इस प्रकारकी भावनासे जिसका चित्त 
सहित है ऐसा यह सम्यरदुष्टि जीव नि*चयसे कभी भी और कही भी 
अपनी दृष्टि--श्रद्धाको मूढ नही करता है। तात्पर्य यह है कि वह अमूढ- 
दृष्टि अद्धका धारक होता है ॥२४९०॥ 
आगे उपगूहन अज्भकी अपेक्षा सम्यग्द्शनकी महिमा कहते है-- 

जनन्या इव जातानां परेषां दृषणोच्चयस्‌ । 

लोकानां पुरतो नूनमनुद्रावयतः सदा ॥२५०॥ 

तद्दूपणापसारेच्छावशतो5पि क्‍्वचित्‌ कक्‍वचित्‌ | 

कदाचित्सम्यगोष्ठीपु प्रकटीकुबंतोशपि तत्‌ ॥२५१॥ 

कृपणस्थेव वित्त स्व सुगुणानां कदम्बकम्‌ | 

पुरतः परलोकानां न हृथुद्भाववतः क्वचित ॥२५२॥ 

सम्यग्दशनसंभूषासंभूपिततनो मं स | 

बद्धेते.. परम शबवदुपगृूहनमड्ुकम्‌ ॥२५३॥। 


अथं--जिस प्रकार माता दूसरोके सामने अपने पुत्रोके दोषसमूहक्रो 
प्रकट नही करती इसी प्रकार जो दूसरोके दोषसमूहको कभी लोगोके 
सामने प्रकट नही करता, परन्तु कभी कट्दी-कही उनके दोष दूर करनेकी 


श्ड सम्यक्त्व-चिन्तामणि. 


इच्छासे उस समूहको सम्यजनोकोी गोष्ठीमे प्रकट भी करता है। साथ ही 
जिस प्रकार कजूस मनुष्य अपने धनको दूसरोके सामने प्रकट नही करता 
इसी प्रकार जो अपने उत्तम गुणोके समूहको कही दूसरोके समक्ष प्रकट 
नही करता। तथा सम्यग्ददंनसे जिसका शरीर विभूषित है ऐसे मेरा 
उपगृहन अद्भ निरन्तर वृद्धिको प्राप्त होता है। भावार्थ--सम्यरदृष्टि 
जीव कभी किसीके दोषोको नही कहता है किन्तु उन्हे दूर करनेका प्रयत्न 
करता है। जब कभी ऐसी स्थिति दिखती है कि उसके कहने तथा सम- 
कनेसे भी किसीका दोष छूटता नही है त्तनब उस दोषको दूर करनेकी 
इच्छासे दूसरे प्रभावशाली सभ्य मनुष्योंके सामने प्रकट भी करता है। 
ओर उनके प्रभावसे उस दोपको छुडानेका प्रयत्त करता है । इस उपगृहन 
अज्भका दूसरा नाम उपवु हण अद्भ भी है जिसका अथं होता है अपने 
गुणोकी चुद्धि करना । जिस प्रकार व्यापारी मनुष्य निरन्तर अपनी पूँजी 
को बढानेका प्रयत्न करता है उसी प्रकार सम्यर्दुष्टि भी आत्मगुणोको 
बढानेका प्रयत्न करता है। २५०-२५३॥ 


आगे स्थितिकरण अजद्भके द्वारा सम्पर्दर्शंनकी चर्चा करते हैं-- 


कुतो४पि कारणात्स्व वा परं॑ वाषि सघर्मणम्‌ । 

सभ्रद्धावोधचारित्राच्च्यवन्त धर्मतः क्वचित्‌ ॥२५४॥ 

तथोपदेशतो धेयंदानादात्मसमपेणात्‌ । 

वृत्तिव्रातविधानेन व्याधिविध्वसनात्तथा ॥२५५॥। 

अन्येनापि प्रकारेण भूयः अश्रद्धानशालिनः । 

सुस्थिरं विदधत्येथव. चिरं सद्धमंधारणे ॥२५६॥। 
अर्थ--किसी कारण कही सम्यग्दर्शन ज्ञान, और चारित्ररूप धर्मसे 
च्युत होते हुए अपने आपको तथा अन्य सहधर्मा बन्धु को उस प्रकारका 
उपदेक्ष देनेसे, धेय॑ प्रदान करनेसे, अपने आपके समर्पणसे, आजीविकाभो- 
का समूह लगानेसे, बीमारी दूर करनेसे तथा अन्य प्रकारमसे सम्यग्दृष्टि 
मनुष्य समीचीन धर्मके धारण करनेमे चिरकालके लिये अत्यन्त स्थिर 
कर देते हैं। भावार्थ--यदि किसी परिस्थितिवश अपना चित्त समीचीन 
धर्मसे विचलित हो रहा हो तो पृज्य पुरुषोके गुणस्मरणके द्वारा उसे धम्म- 
मे स्थिर करना चाहिये। इसी प्रकार यदि कोई अन्य सहधर्मी भाई 
बीमारी, आजीविका नाहझ् या अन्य किन्‍्ही कारणोके द्वारा धर्मसे च्युत 


प्रथमो मयूख: ४५ 


हो रहा हो तो उसे सब प्रकारकी सहायता देकर धर्ममे स्थिर करता 
चाहिये, यही स्थितिकरण अद्भध हैं ॥२५४-२५६॥ 
आगे वात्सल्य भज्जके द्वारा सम्पग्दृष्टि जीवोकी चर्चा करते है-- 
श्रद्धाबोधसुव त्तादिस्वगुणानां कदम्बके । 
सतत प्रीतिसम्पन्ना नरा भव्या भवन्ति हिं |२७७॥ 
गोगणा इव वत्सानां सम्यग्धर्मविशोमिनास्‌ । 
उपरि प्रेमवन्‍्तोडपि श्रद्धावन्ती भवन्ति च ॥२५८॥ 
अथ--भव्य मनुष्य सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र आदि आत्मगुणो- 
के समूहपर निरन्तर प्रीतिसे युक्त होते हैं ॥२५७॥ जिस प्रकार गायोके 
समूह अपने बछडोपर प्रीतिसे युक्त होते हैं उसी प्रकार सम्यर्दृष्टि मनुष्य 
समीचीन धर्मसे युक्त मनुष्योपर प्रीतिसे युक्त होते हैं ॥२५८॥ 


आगे प्रभावना अज्भुका वर्णन करते है-- 


पुस्तकानां ग्रदानेन विद्यालयविधानतः 
व्याख्यानात्तचजातस्य॒ शास्त्रवाचनतस्तथा ॥२७९॥ 
पठतां पाठकानां च थोगम्यवृत्तिव्यवस्थया 
देशकालोचितैरन्यैरप्युपायेनिरन्तरम ॥२६०॥ 
आत्मनश्च परेषां चाबोधध्वान्तततिं तथा 
हत्वा जिनेन्द्रमाहात्म्यप्रभावः क्रियते बुध! ॥२६१॥ 
अष्टावपि गुणानेतानात्मगान्परगानपि | 

सम्यग्दशनसपन्‍ना धरन्त्येव न सशयः ॥२६२॥ 


अर्थ--पुस्तकोके दानसे, विद्यालय बनानेसे, तत््वसमूहके व्याख्यान- 
से, शास्त्रप्रवचनसे, पढनेवाले छात्रों और -पढानेवाले अध्यापकीकी योग्य 
जीविकाकी व्यवस्था करनेसे तथा देश और कालके योग्य अन्य उपायोसे 
विहृज्जन अपने तथा दूसरोके अनज्ञानान्धका रके समूहको नष्ट कर निर- 
स्तर जिनेन्द्रदेवके माहात्म्यकी प्रभावना करते हैं। भावार्थ--छोगोके 
हृंदयमे जो धर्म विषयक अज्ञान फैला हुआ है उसे नष्ट कर जिनधर्मका 
प्रभाव फैलाना प्रभावना अज्भ है ॥२५९-२६१॥ सम्यग्दृष्टि जीव स्व-पर- 
से सम्बन्ध रखनेवाले इन आठ गुणोको नियमसे धारण करते हैं, इसमे 
सशय नही है।२६२॥ 


ड्र५ि समस्यवत्य-निन्तामणि 


आगे गम्यस्दृष्टिधो आठ मेदीका अभाव बसलानेईे लिये कहते हैं-- 
नागशील पराधीनमन्पमन्पा्थत्रोधकम । 
क्षायोपशमिक शान छब्धा का नाम मानिता ॥२६१॥ 
महतामपि छोकानां प्रतिष्ठा महती पुरा । 
पश्यतों जगतो नप्टा का त्रु॒ तम्रामिमानिता ॥२६४) 
उच्चे/कुलसमृन्पन्ना. अपि पापम्रवृत्तितः । 
परप्राधमगोत्रल॑ यान्ति का भेश्त्र मानिता ॥२६७॥ 
काम में मातुलो नाम भवेत्मपदधीश्वरः 

मम कि तेन मसान्यत्व॑ वधा हा मानितेह में ॥२६६॥ 
स्वस्मादद्धववप्रदानेन दष्टे। सर्वेषपि जन्तवः | 
निबला सन्ति सबन्न नोचिता मम सानिता ॥२६७॥ 
फऋ्धियद्विधम देवा अपि नश्यन्ति यत्र भोः | 
अन्पद्गाधिद् कि तत्र मम स्पान्मानितोचिता ॥२६८॥ 
मानाहिराजसंदप्टा महान्तोषपषि तपस्विनः ) 
इवभ्रावासमही यान्ति यत्तत्का मेषमिमानिता ॥२३६९॥ 
वपुपा कामदेचा ये जाता अ्ुवि महीश्वराः। 

तेषपि नाशं गता यस्माद्‌ वबुथा तन्मेशमिमानिता ॥२७०॥ 
स्वस्मादूद्व प्रदानेन दुष्टेरन्प्तरो अखिल; । 
मेरुदशनतो . विन्ध्य-पर्चत।ः कीटकायते ॥२७१॥ 
एवं सम्यबवत्वसम्पन्ना महाभागजनेश्वरा; । 
मदेनाष्टविधेनेह नेंच माद्चन्ति बातुचित्‌ ॥२७२॥ 


भर्थ-- नद्वर, पराधीन, अल्प और अल्प पदार्थोका बोध करानेवाले 
क्षायोपशमिक ज्ञानको प्राप्त कर अहकार करना कया है ? ॥२६३॥ पहले 
इस ससारमे देखते-देखते जगत्‌के महापुरुषोकी भी बहुत बडी प्रतिष्ठा 
नष्ट हो चुकी है तव वहाँ मेरा अहकार करना वया है ॥२६४॥ उच्च 
कुलमे उत्पन्‍्न हुए मनुष्य भी पापप्रवृत्तिके कारण परलोकमे नीचगोन्रको 
प्राप्त हो जाते हैं तव इस विषयमे मेरा अभिमान करना क्या है ? ॥२६५॥ 


प्रथमो मयूख, ४७ 


भले ही भेरे मामा सम्पत्तिके अधीडवर हो, पर उससे मे री कौन-सी मान्यता 
हो जाती है ? भर्थात्‌ कुछ भी नही, इसलिए इस विषयमे मेरा अहकार 
करता व्यर्थ है ॥२६६॥ यदि अपनी दृष्टि अपनेसते ऊपरकी ओर दी जावे 
अर्थात्‌ अपनेसे अधिक बलवानुकी ओर देखा जावे तो सर्वत्र सभी प्राणी 
निर्बल हैं अत्त. मेरा बठका अभिमान करना उचित नही है ॥२६७)॥ ऋद्धि 
और बुद्धिको धारण करनेवाले देव भी जहाँ नष्ट हो जाते है वहाँ अल्प 
ऋद्धिमे मेरा अहकार करना क्‍या उचित है ? अर्थात्‌ नही ॥२६८॥ मान- 
रूपी नागराजके द्वारा डशे हुए बडे-बडे तपस्वी भी, आइचर्य है कि, नरक 
वासको प्राप्त होते हैं अतः मेरा तपका अभिमान करना क्या है ? ॥२६०॥ 
पृथिवीपर जो राजा शरीरसे कामदेव थे वे भी जब नष्ट हो गये तब मेरा 
रूपका अभिमान करना व्यर्थ है ॥२७०॥ यदि अपनी दृष्टि अपनेसे बड़े 
लोगोपर दी जावे तो सब अत्यन्त लघु हो जावें जेसे मेरु पर्ेतके 
देखनेसे विन्ध्याचछल कीटके समान जान पडने लगता है ॥२७१॥ ऐसा 
विचारकर महाभाग्यशाली सम्यग्दृष्टि जीव आठ प्रकारके मदसे कभी 
भी उन्मत्त नही होते है। भावाथ--ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, 
तप और शरीर इन आठ बातोको लेकर मिथ्यादृष्टि मानव अहंकार 
करते है परन्तु सम्यग्दृष्टि जीवोका निश्चय होता है कि ये क्षायोपशमिक 
शान बादि आठ वस्तुएँ आत्माकी निज परिणति नही हैं किन्तु परनिमित्त- 
से होनेवाले वेभाविक गुण अथवा पर्याय है। परनिमित्तजन्य पदार्थ, परके 
रहते हुए ही होते हैं परका नाश होनेंपर नही । और परका परिणमन 
उसके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावपर अवलम्बित है अत. पराश्चित वस्तुका 
अहकार करना उचित नही है। इसी विचारसे सम्यरदृष्टि जीव आठ 
मदोसे रहित होते हैं ॥२७२॥ 
भागे सम्परदृष्टि जीवके छह अनायतन नही होते है, इसका वर्णन 

करते हें--- 

देव॑ दोपालयं॑ मिथ्या-बोधमण्डनमण्डितम्‌ | 

खण्डितं महिलालास्ये: पण्डया च बहिष्कृतम ||२७३॥ 

विपयाशावश नित्यमारम्भोच्चयसन्दिरमू । 

परिय्रहै। परिग्रस्त॑ झुगुरु. क्ुगुणारूयम्‌ ॥२७४॥ 

संसारभूजसंदीजं रागहेपप्रवर्तनम्‌ । 

मोक्षप्रवेशमार्गस्थकपारं कपदोत्कटघ |२७५॥ 


८ सम्यवत्व-चिन्तामणि: 


अहिसाकल्पवल्लीनां दावपावकमुत्कर मू | 

भव्यचित्तपयोजालीनक्तंनाथमधर्मकम््‌ ॥२७३॥ 
एतेपां सेवकानां च संहृर्ति शुद्धदुष्टय/। 
धर्मबुद्धिमृतः सन्‍्तोी न नमन्तीह बातुचित्‌ ॥२७०। 


मर्थ--दोषोंके स्थान, मिथ्याज्ञानसे सहित, स्थ्रियोंके विलासोंते 
खण्डित तथा भैदज्ञानसे रहित देवकों, निरन्तर विपयोकी आशाके 
वशीभूत, आरम्भसमूहके स्थान, परियग्रहोंसे ग्रस्त और कुत्सित गुणोके 
घर कुगुरुको, एवं ससाररूपी वृक्षके बीज, रागद्वेषकों प्रवर्तनि वाले, 
मोक्षद्वारपर लगे हुए कपाट, कपटसे युक्त, भहिंसारूपी कल्पनाभोंको 
भस्म करनेके लिए प्रचण्ड दावानल तथा भव्यजीवींके हृदयहूपी कमज- 
समूहको सकुचित करनेके लिए चन्द्रमास्वरूप अधर्मको और इन 
तीनोके सेवकोके समूहको धमंत्रुद्धिके धारक सम्यग्दृष्टि जीव॑ इस 
जगवत्‌मे कभी भी नमस्कार नही करते हैं ।” भावार्थ--आयतन स्थानको 
कहते हैं और भनायतन अस्थानको कहते हैं। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म भर 
इनके सेवक इस प्रकार सब मिल कर छह अनायतन कहलाते हैं। 
सम्परदृष्टि जीव इन छह अनायतनोको कभी नमस्कार नहीं करता 
है ॥२७३-२७७॥ 


अब सम्यरदृष्टिके तीन मूढहताओका अभाव होता है, यह कहते हैं-- 


न चापि लोकपापण्डि देवानामपि मूठताम्‌ । 
कदाचिच्छुद्ध सम्पक्त्वसंभ्रृता विद्धत्यमी ॥२७४८॥ 


अर्थ--शुद्ध सम्यक्त्वसे सहित जीव लोकमूढता, गुरुमूढता और देव- 
मूढता इन तीन मूढताओको कभी नही करते हैं। भावार्थ--मूढ्ताका 
अर्थ मूर्खता है। मोक्षाभिलाषी सम्यर्दृष्टि जीव उपयुंक्त तीन मूखंताओ 
को कभी नही करता है। इस प्रकार सम्यर्दृष्टि जीव व्यवहारनयंको 
अपेक्षा शद्भादिक आठ दोष, ज्ञानादि आठ मद, छह अचायतन ओर 
उपयुक्त तीन मूढताओ रूप पच्चीस दोषोको कभी नहीं करता 
है ॥२७८॥ 

आगे सम्यकत्वकी महिमा बतलछाते हुए प्रथम मयूखका उपसहार 
करते हैं-- 


प्रथमो सयूख ४९, 


मालिनी 
जे (५ कप 3 
अलमलमतिजल्प सवंधा स्वस्ति तस्ये 
सकलूविधिविलासोच्छेदनोदीक्षिताय । 
विततभवजतीधवीत्तापताम्यज्जनानां ' 
तुहिनकरविभूत्ये. शुद्धसम्यक्लवभूस्ये ।२७९॥ 
स जयति जिनमान्य' शुद्धसम्यक्त्वभावों 
विततभववनालीप्रोज्ज्वल्त्पावकात्मा.। 
५ 
सकलसुखनिधानः. सवभावप्रधानों 
निखिलदुरितजालक्षालन;. प्लान्तिरूपः ||२८०॥| 
उपजातिः 
काले कलो येप्र ग्रशान्तरूपं 
सुखस्वभ्ावं - मुनिमाननीयय | 
सम्यक्वभाव॑ दधति स्व्रूपं 
नमामि तानू अक्तियुतः समस्तान्‌ |२८१॥ 
इति सम्यक्त्व चिन्तामणी सम्यर्दर्शनोत्यत्तिमाहात्म्यवर्णनो नाम 
प्रथमो मयूख, समाप्त । 

' अथ--अधिक कहनेसे क्या लाभ है? उस शुद्ध सम्यक्त्वरूपी 
विभूतिकी सब अकारसे स्वस्ति कामना करता हूँ कि जो समस्त कर्म- 
विछासोके उच्छेद करनेमे तैयार है, और विस्तृत ससारख्पी तीत्नतापसे 
दुःखी मनुष्योके लिए चन्द्रमाके समान है॥२७५॥ जो अतिशय विस्तृत 
ससाररूषी वनसमूहकों भस्म करनेके लिये प्रचण्ड अग्निस्वरूप है, 
समस्त सुखोका भाण्डार है, सब भावोमे प्रधान है, समस्त पापसमूहको 
घोनेवाला है तथा क्षमारूप है वह जिनेन्द्रमान्य शुद्ध सम्यक्त्व भाव 
जयवत प्रवतता है--सर्वोत्कृष्ट है ॥२८०॥ इस कलिकालमे जो प्रशान्त- 
उप, सुखस्वभाव, मुनियोके द्वारा माननीय तथा आत्मरूप सम्थक्त्व- 


भावको धारण करते हैं मैं उन सबको भक्त सहित नमस्कार करता 
हूँ ॥२८१॥ 


इस अ्रकार सम्यक्त्व-चिन्ताणिमे सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति और माहा- 
स्यका वणन करने वाला प्रथम सयूख समाप्त हुआ ॥१॥ 
॥ हे कि 


है. 


द्वितीयों मयूखः 


गब द्वितीय मयूसके प्रारम्भभे मगलाचरण करते हुए भगवान्‌ महा- 
वीर स्वामीका जयधघोप करते हैं-- 
आर्या 
ग्सि न्यसंदलने 
से जयति जिनपतियीरों वीर कर्मारिसेन | 
हीरो निस्िलजनानां धीरो वरमोक्षद्ाभाय ॥ १॥ 
मर्थ--जो कमरूपी णब्रुओकी सेनाके खण्ड-सण्ड करनेमे वीर थे, 
समस्त मनुष्योमे हीराके समान श्रेष्ठ थे और उत्तम भोक्षकों प्राप्तिके 
लिए धीर थे; वे वीर जिनेन्द्र जयवन्त प्रवर्तें ॥१॥ 
भागे सम्पग्दर्शनके मेद और उनके लक्षण कहते हैं-- 
अथेदं॑ भव्यजीवानमद्शुतें हि.। रसायनम्‌ । 
मिच्यते दर्शनं ठेंघा. निश्चयव्यवहारतः ॥ २॥ 
मिथ्यात्वादिकमोहानां शमनात्क्षपणात्तथा । 
उमयाहा निजे शुद्धे रत्तिश्वात्मनि या भवेत्‌ | ३ ॥ 
सानुभूतिम॑द्वामान्या माननीयमुणाश्रिता । 
शुद्धसम्पक्त्वसं शामिसंशिता परमेश्वर; | 9 || 
अर्थें--भव्य जीवोके लिए अद्भुत रसायन स्वरूप यह सम्यग्दर्शन 
निरचय और व्यवहारकी अपेक्षा दो प्रकारका है ॥२॥ मिथ्यात्व, सम्यड_ 
मिथ्यात्व, सम्यकक्‍त्व प्रकृति तथा अनन्तानुवन्धी क्रोध-मान-्माया-लोभ 
इन सात प्रकृतियोंके उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशमसे स्वकोय छुद्ध भात्मा 
मे जो अभिरुचि होती है, महामान्य और मानवीय गुणोंसे युक्त वह 
आत्मानुभूति जिनेन्द्र भगवानुके द्वारा शुद्ध सम्यक्त्व--निश्चयसम्यकत्व 
इस नामसे कही गई है ॥३-४॥ 
अब व्यवहार सम्यरदर्दवका लक्षण कहते हैं-- 
यत्तु जीवादितच्ानां याथार्थ्येन विशुम्भताम्‌ | 
मुक्तिलाभोपयुक्तानां. भ्रद्धानं. परमाथथत ॥ ५॥ 
देवशास्त्रमुरुणां. वा समीचां शुभचेतसा । 
श्रद्धानं वा प्रतीतिर्याँ श्रद्धा प्रीती रुचिस्तथा ॥ ६॥ 


द्वितोयो मयख : ५१ 


निशचयरथ निदान तन्म्ृहर्षीणां महीझवरे! । 
व्यवद्दराड्डित हंहो.. सम्यर्दशनम्ुच्यते ॥| ७ |। 
अथ--अपने-अपने यथाथ॑ स्वरूपसे सहित तथा मोक्षप्राप्तिमे श्रयो- 
जनभूत जीवादि सात तत्त्वोका जो वास्तविक श्रद्धान है अथवा समीचीन 
देव, शास्त्र और गुरुकी शुद्ध हृदयसे जो श्रद्धा, रुचि या प्रतीति होती है 
उसे उत्तमोत्तम मह॒षियोने व्यवहारसम्यग्दशंन कहा है। यह व्यवहार- 
सम्पग्द्शन निश्चयसमस्यग्दर्शनका कारण होता है ॥५-७॥ 
आगे प्रकारान्तरसे सम्यग्द्शनके और भी भेदोकी चर्चा करते है-- 
निसर्गाज्जनितं..तत्र. तन्निसगनमुच्यते । 
जात॑ परोपदेशाध्रेदेशनाजश्व कथ्यते ॥ ८ ॥ 


अथवा 
आधारभेद्तश्चापि तदरशनमनुत्तमम । 
वीतरागसरागेतिभेदाम्यां. खलु. भिचते ॥ ९॥ 
यहा चारित्रमोहेन भाजनस्यथ भिदा कृता। 
ततः सम्यक्त्वरूपेईस्मिन्नर्ल भेदस्य बात॑या ॥१०॥ 


अर्थ--निसगगंज और अधिग़मजके भेदसे सम्यग्दर्शन दो प्रकारका 
होता है। जो पूर्व॑भवके संस्कार वश्ञ अपने आप होता है वह निसर्गज 
कहलाता है और जो परोपदेश आदिसे होता है वह देशनाज या अधि- 
गमज कहलाता है। भावार्थ--इन दोनो सम्यर्ददंनोमे मिथ्यात्व, सम्यड- 
मिथ्वात्व, सम्यक्त्वप्रकृति तथा अनस्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ 
इन सात प्रकृतियोका उपशम, क्षय और क्षयोपशमरूप अन्तरज्भ निमित्त 
एक समान होता है। मात्र बहिरद्ध निमित्तकी मपेक्षा भेद है ॥८॥ 
अथवा आधारके भेदसे वह सम्यग्ददान वीत्तराग और सरागके भेदसे दो 
प्रकारका होता है। आत्माकी विशुद्धिमात्रको वीतराग सम्यग्दशैन कहते 
हैं और प्रशम, सवेग, अनुकस्पा तथा आस्तिक्य भावसे प्रकट होने वाला 
सराग सम्यग्दर्शन कहलाता है। अथवा चारिजरमोहके द्वारा पात्र--सम्य- 
वत्वके धारक जीवके दो भेद किये गये है इसलिए श्रद्धारूप सम्यर्दर्शनके 
विषयमे पात्रभेदकी अपेक्षा भेद करना व्यर्थ है। श्रेणी माढने के पूवे 
जीवकी सज्ञा सरागसंज्ञा है और श्रेणीमी आरूढ जीवकी बीतरागसंज्ञा 
है। परमार्थते चीतरागसज्ञा दशम गुणस्थानके बाद प्राप्त होती है, 


प्र सम्यवत्व-चिन्तमणि, 


क्यीकि वहाँ रागका उदय नहीं रहना। परन्तु श्रेणीमे आरूढ जीवोंके 
तुद्धिपूवंक कपायका कार्य नही रहता, इसलिये उन्हे भी वीतराग कहा 
जाता है। सराग जीवोका सम्यग्दर्शन सराग कहलाता हैं भौर वीतराग 
जीवोका बीतराग ॥९-१०॥ 

विशेषाय--फरणानुयोगकी पद्धतिसे सम्यग्दर्शनके तीन भेद हँ-- 
१ औपशमिक २ क्षायोप्षमिक और ३ क्षायिक | भिथ्यात्वादि सात प्रकृ- 
तियोंके उपशमसे जो होता है उसे भौपशभिक सम्यग्दर्गत कहते हैं। इमके 
प्रथमोपशम भीर द्वितीयोपशम, इसप्रकार दो भेद हैं। प्रथमोपशम सम्पकत्त 
कब और किसके होता है, इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। द्वितीयो- 
पदमकी चर्चा इस प्रकार है | प्रयमोपशम और क्षायोपशमिक सम्पकक्‍्तका 
अस्तित्व चतुर्थ गुगस्थानमे लेकर सातवें गुणस्थान तक ही रहता है। 
द्वितीयोपशपम्त सम्यग्वशंन--- 

क्षायोपशमिक सम्यकक्‍्त्वको धारण करनेवाला कोई जीव जब सातवें 
गुणस्थानके सातिदाय अप्रमत्त भेदमे उपक्षम श्रेणी माढनेके सन्मुख 
हीता है तव उसके द्वितीयोपशम सम्यरदर्शन उत्पन्त होता है। 
इस सम्यग्दर्शनमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसयोजना और दर्शन- 
मोहनीयकी तीन प्रकृतियोका उपभम होता है । इस सम्पग्दर्शनकी 
घारण करने वाला जीव उपशम श्रेणी माढकर ग्यारहवें गुणस्थान 
तक जाता है भौर वहांसे पतनकर नीचे आात्ता है। पतनकी अपेक्षा 
चतुर्थ, पञज्चम और पष्ठ गुणस्थानमे भी इसको सत्ता रहती है। 
यदि कोई दीर्घ ससारी जीव होता है तो इस सम्यक्त्वसे च्युत होकर 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे भी आ जाता है और चहाँ एकेन्द्रियादि पर्याय 
किड्चिदून अर्धपुदूगल परिवर्तन प्रमाण काल तक परिभ्रमण करता 
रहता है । 
क्षायोपद्ञसिफ अथवा वेदक सम्यग्द्शन-- 

मिथ्यात्व, सम्यड्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ 
इन छह सवंधाती प्रकृत्तियोंके वतंमान कालमें उदय आने वाले निषेकोका 
उदयाभावी क्षय तथा आगामी कालमें उदय आने वाले निषेकोका सदवस्था 
रूप उपदाम और सम्यवत्वप्रकृति नामक देशघती प्रकृतिका उदय रहने- 
पर जो सम्परदर्शन होता है उसे क्षायोपशमिक्र सम्यग्दर्शन कहते हैं। इस 
सम्पग्दशनमे सम्यक्‍त्वप्रकृतिका उदय रहनेसे चछ, मल और अगाढ दोष 
उत्पन्न, होते रहते है । उपयुक्त छह सर्वंधाती प्रकृतियोके क्षय और सद- 
वस्था रूप उपशमको प्रधानता देकर जब इसका वर्णन होता हैं तब इसे 


द्वितीयों मयूख ५३ 


क्षायोपशमिक कहते हैं और जब सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयकी अपेक्षा वर्णन 
होता है तब इसे वेदक सम्पग्दर्शन कहते है। वेसे ये दोनो हैं पर्याय- 
वाची । 

इसकी उत्पत्ति सादि मिथ्यादृष्टि और सम्पग्दृष्टि दोनोके हो सकती 
है। सादि भिथ्यादृष्टियोमे जो वेदककालके भीतर रहता है उसे वेदक 
सम्परदर्शन ही होता है। सम्यर्दृष्टियोमे जो प्रथमोपशम सम्पग्दृष्टि है 
उसे भी वेदक सम्यग्ददंन ही होता है। प्रथमोपशम सम्यरदृष्टि जीवको 
चौथेसे लेकर सातवें गुणस्थान तक किसी भी गुणस्थान मे इसकी प्राप्ति 
हो सकती है। यह सम्पग्दर्शन चारो गतियोमे हो सकता है और इससे 
पतित हुआ जीव किड्चिदूत अध॑पुदूगल परिवर्तन काल तक मिथ्यात्वमे 
- परिभ्रमण कर सकता है। 


क्षायिक सस्यग्दरंत--- 


मिथ्यात्व, सम्यड्मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृत्ति और अनन्तानुबन्धी 
क्रोध, मान, माया, लोभ इन सात प्रकृतियोके क्षयसे जो उत्पन्न होता है 
वह क्षायिक सम्यग्दर्ंत कहलाता है। दर्शन मोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ 
कर्मभूमिज मनुष्य ही करता है और वह भी केवली या श्र॒त्केवली के 
पादमूलमे । परन्तु इसका निष्ठापन चारो गतियोमे हो सकता है। उप- 
युंक्त सात प्रकृतियोके क्षयका क्रम इस प्रकार है-- 


सर्वेप्रथम अनन्तानुबन्धीका अप्रत्यास्यानावरणादिरूप विसंयोजन 
होता हैं। यही इसका क्षय कहलाता है पश्चात्‌ भिथ्यात्वप्रकृतिका 
सम्पड्मिथ्यात्वरूप परिणमन होता है और उसके अनन्तर सम्यड - 
मिथ्यात्वका सम्यक्त्वप्रकृतिरूप परिणमन होता है। जिस मनुष्यके 
मात्र सम्यक्‍त्वप्रकृतिकी सत्ता रह गई है उसका कृत्तकृत्यवेदक सम्यर्दृष्टि 
नाम हैं। पदचात्‌ सम्यक्त्वप्रकृतिका प्रदेशक्षय होकर क्षायिक सम्यरदुष्टि 
ताम प्राप्त करता है। यह क्षायिक सम्यग्दर्शन क्षायोपशमिक सम्यर्दरंत्त 
पूर्वक ही होता है तथा चौथेसे सातवें गुणस्थान तक किसी भी गुणस्थानमे 
हो सकता है। यह सम्पक्त्व सादि अनन्त है आर्थात्‌ होकर कभी छुटता 
नही है जब कि औौपशमिक और क्षायोपणमिक सम्पग्दर्शन असख्यात वार 
होकर छूट सकते है । क्षायिक सम्पर्दुष्टि, या तो उसी भवसे मोक्ष चला 
जाता है या तीसरे अथवा चोथे भवसे मोक्ष जाता है । चौथे भवसे अधिक 
ससारमे नहीं रहता है। जो क्षायिक सम्यग्दृष्टि बद्धायुष्क होनेके कारण 
नरकसे जाता है अथवा देवगतिमे उत्पन्त होता है वह वहाँसे आकर 


५४ सम्यफ्त्व-चिन्तामणि. 


नियमसे मनुष्य होकर मोक्ष जाता है और जो भोगभूमिमे मनुष्य अथवा 
तिर्य॑जच होता है वह वहाँसे देवगतिमे जाता है और उसके पश्चात्‌ मनुष्य 
होकर मोक्ष प्राप्त करता है । इस प्रकार चोथे भवमे उनका मोक्ष जाना 
बनता है । चारो गति सम्बन्धी भायुका वन्ध होनेपर सम्यक्त्व हो सकता 
है इसलिए बद्धायुष्क सम्बग्दुष्टिका चारो गतियोमे जाना संभव है। परल्तु 
यह नियम है कि सम्यक्त्वके कालमे यदि मनुष्य ओर तियंज्चके आयु 
बँंधती है तो नियमसे देवायु वधेगी और देव तथा नारकीके नियमसे 
मनुष्यायु बंधती है । 
आगे सम्यग्दर्शनके विषयभूत सात त्तत्वोके नाम कहते हैं-- 


जीवाजीवासवा वन्धसंवरी निजरा तथा। 
मोक्षश्चेत्येव. सप्तानां तच्चानां निकुरम्घकम्‌ ॥११॥ 


अर्थ--जीव, अजीव, आख्रव, वन्‍्ध, सवर, तनिर्जरा भौर मोक्ष यह 
सात तत्त्वोका समूह है । 


विशेषार्थ--वस्तुके यथार्थ स्वरूपको तत्त्व कहते है। तत्त्व, यह भाव- 
वाचक सज्ञा है। जब भाव और भाववान्‌ अर्थात्‌ पदार्थमे अमेद विवक्षा 
होती है तब तत्त्वसे भाववान््‌ जीवादि पदार्थोका बोध होता है। 'तत्त्वार्थ- 
श्रद्धान सम्यग्दर्दनसमा इस सूत्रमे तत्त्वाथंका समास है--तत्त्वमेवार्थ- 
स्तत्त्वार्थस्तस्य श्रद्धान सम्यग्दर्शनस्‌' अर्थात्‌ तत्त्वरूप अर्थका श्रद्धांव 
करना सम्यग्दर्शन है। अथवा 'तस्वेन स्वकीययथार्थस्वर्पेण सहिता 
अर्थास्तत्त्वार्थास्तिषा श्रद्धान सम्पग्दर्शनम्ः अर्थात्‌ अपने अपने वास्तविक 
स्वरूपसे सहित जीवादि पदार्थोका श्रद्धान करना सम्यग्ददंन है | मूलमे 
तत्त्व दो है--एक जीव और दूसरा अजीव | इन दोनोके सयोगका जो 
कारण है वह आख्रव है, आस्रवका रक जाना सवर है, सचित कमंरूप 
अजीवतत्त्वका क्रम क्रमसे पृथक होना निजेरा है और सपूर्ण रुपसे 
फर्मरूप अजीवका सयोग आत्मासे सदाके लिए छूट जाना मोक्ष है| 
कुन्दकुन्द स्वामीने इन्ही सात तत्त्वोमे पुण्य और पापका समावेश कर 
नो पदार्थोका वर्णन किया है। उनके द्वारा निश्चित किया हुआ क्रम 
इस प्रकार है--१ जीव, २ अजीव, ३ पुण्य, ४ पाप, ५ आस्रव, ६ सवर, 
७ निर्जरा, ८ बनच्ध और ५ मोक्ष । अन्य आचार्योत्ति पुण्य और पापका 
आख्रवमे समावेश कर सात तत्त्वोका वर्णन किया है। आगे इन्ही सात 
तत्त्वोका क्रमसे वर्णन किया जाता हे ॥११॥ 


द्वितीयों मयूखः ५५ 


जीव तत्त्व 
' तत्र स्याच्चेतनालक्ष्मा जीवस्तत्वमहीश्वर: । 


ज्ञानदशनभेदेन सापि हेधा विभिश्यते ॥१२॥ 
अथे--जिसका चेतना लक्षण है उसे जीव कहते है । यह जीव स्वपर- 
प्रकाशक होनेसे सब तत्त्वोका राजा है। ज्ञान और दर्शनके भेदसे चेतना 
दो भेद वाली हे। पदार्थके सामान्य प्रतिभासको दर्शानचेतना कहते हैं 
और विद्येष प्रतिभासको ज्ञानचेतना कहते हैं ॥१२॥ 
अन्नाह प्रतिवादी 
अन्राह केवलज्ञानं स्याज्जीवस्य सुलक्षणम्‌ | 
के (३ 
तत्रेव वतनात्तस्यान्यत्राभावाच्च कि न हि ॥१३॥ 
अर्थ--यहाँ कोई कहता है कि केवलज्ञानको जीवका लक्षण क्यो 


नही मात लिया जाय, क्योकि जीवको छोड कर अन्य द्रव्योमे उसका 
अभाव है ॥१श॥ 


तस्प बाधा 


न स्यात्सबंत्र जीवेषु हक्ष्मणोइ्लुपपत्तितः । 
अव्याप्तत्वं स्वतः सिद्ध को लु धीमान्‌ निवारयेत्‌ ॥१४॥ 
केवलोत्पत्तितः पूच जीवानां चापि मादृशाम्‌ । 


अजीवत्व हि. सम्प्राप्त॑ सस्‍्वरं क्रन्दतासपि ॥१५॥ 
अथ--केवलज्ञान जीवका लक्षण नही हो सकता, क्योकि वहु सब ' 

जीवोमे नही पाया जाता। अत्त स्वयं प्राप्त हुए अव्याप्तत्न दोषका निवा- 
रण कौन बुद्धिमान करेगा ? अर्थात्‌ कोई नही। केवलज्ञानकी उत्पत्तिके 
पहले हमारे जैसे जीवोंके भले ही वे स्वर सहित क्रन्दन करें, अजीवपना 
प्राप्त हो जायगा । त्तात्पय यह है कि जो लक्षण सम्पूर्ण लक्ष्यमे न पाया 
जाकर उसके एक देशमे रहता है उसे अव्याप्तत्व दोष कहते हैं। केवल- 
ज्ञान यद्यपि जीवके सिवाय अन्य द्रव्योमे नही रहता तथापि वह समस्त 
जीवोमे भी नही रहता, मात्र अरहन्त और सिद्ध पर्यायमे रहता है अत- 
उसके सिवाय अन्य जीव, अजीव कहलाने लगेंगे ॥१४-१५॥ 
पुनः प्रतियादी ही ४ | 

अथामृतर् लक्षण सवलक्ष्यगम्‌ । 

कि. न जीवस्य कल्प्येत वाधाचक्रविनिर्गतस्‌ ॥१६॥ 


५६ सम्यगत्य-चिल्ताभणि' 


अर्थ-प्रतिवादी कहता है कि यदि केयठशान जीववा लक्षण नह 
हैतो न सही किन्तु अमुर्तपता जीवफा लक्षण बयो नहीं भान लिया 
जाता, बघयोकि वह समस्त जीवोमे रहूनेसे बाधानमूहसे रहित है ॥१६।। 
तस्प चाघा 
वदेतच्चापि नो. चारु भवन्निर्दिष्टलए्मण । 
श । क 
धर्माधमनमःकालड् व्येप्यपि विवर्तनात्‌ ॥१७॥ 
गयां श्रृद्वविशिष्टत्वलक्षणस्पेव संसती । 
अतिव्याप्त्याख्यदोपेण दृष्टत्वाद्धि चिरेण व. ॥१८॥ 
अरध--जीवका अमूर्तत्व लक्षण भी सुन्दर नहीं है बयोकि आपका 
यहु लक्षण धर्म, अधमं, आकाण और काल द्रव्यमें भी पाये जानेसे गायोंके 
सीग सहित लक्षणके समान संसारमे अतिव्पराप्ति नामक दोपसे दूषित है। 
तात्पर्य यह है कि जो लक्षण, लक्ष्य और बलक्ष्य दोनोंमें रहता है वह 
अतिव्याप्ति दोपसे दूषित होता है । जैसे कि गायोका लक्षण सींग सहित 
होना ऊरय और अलदयमे रहनेफे कारण अतिव्याप्ति दोपसे दूषित है 
उसी प्रकार जीवका अमूनंत्व लक्षण भी लक्ष्य तवा अलच्यमे रहनेके 
कारण अतिव्याप्ति दोपमे दूषित है ॥१५७-१८॥ 
असंभवदोषका परिहार 
यस्य च ज्ञानशुन्यत्व जीवानां लक्षण भवेत्‌ । 
फथ न तन्‍्मते हि स्याच्छीतत्व॑ वहिलक्षणम्‌ ॥१९॥ 
कर्थ न वे भनुष्यस्य सृद्भणालित्वलक्षणम्‌ । 
नभसो वा समूर्तित्वं रक्षणं न मरवेत्कथम््‌ ॥२०॥ 
अर्थ--जिसके मतमे ज्ञानशुन्यता जोवोका लक्षण है उसके मतमे 
घीतलता अग्निका लक्षण क्यो नही माना जाता ? अथवा मनुष्यका लक्षण 
सीगोसे सुशोभित होना क्यो नही कहा जाता ? अथवा मूर्ति सहित होता 
आकाशका लक्षण क्यो नही होता ? 
तात्पयं यह है कि जो लक्षण, लक्ष्यममे सर्वंधा न पाया जावे उसे 


असभव दोषसे धृषित कहते हैं। इसलिए 'ज्ञानका अभाव जीवका लक्षण 
है' ऐसा कहना असभव दोपसे दूषित है। जिस प्रकार अग्निका लक्षण 


द्वितीयो मयूख ५७ 


शीतलता, मनुष्यका लक्षण सीगोसे सहित होना और आकाशका लक्षण 
समूर्तिक मानता असभव दोषसे दूषित है उसी प्रकार ज्ञान रहित होना 
जीवका लक्षण कहना, असभव दोषसे दूषित है ॥१५-२०॥ 


लक्षणकी निर्दोषता 


तदेव लक्षणं यत्स्याद्‌. दोषत्रयबहिगंतम्‌ | 

एकेनापि हि दोषेण दुष्टत्वे का छु लक्ष्मता ॥२१॥ 

ततो. दोषत्रयातीत॑ चेतन्‍न्य. जीवलुक्षणम्‌ । 

सुखं स्वीकृत्य भूयांसं प्रमोद लभतां चिरंस्‌ ॥२२॥ 

अर्थ--लक्षण वही हो सकता है जो अव्याष्ति, अतिव्याष्ति और 
असभव इन तीनो दोषोसे रहित हो। एक ही दोषसे दूषित होनेपर 
लक्षणका लक्षणपना क्‍या है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। इसलिए 'तीनो 


दोषोसे रहित चेतन्‍्य ही जीवका लक्षण है” यह सुखसे स्वीकृत कर चिर- 
काल तक महान आनन्दको प्राप्त होओ ॥२१-२२॥ 


आगे जीवके असाधारण भावोका वर्णन करते है-- 
शमास्क्षयात्तथा . मिश्रादुदयात्कमंणां. तथा । 
परिणामाच्च संजाता जीवभावा भवन्ति वे ॥२३॥ 
तत्नोपशमिकी द्वेघा क्षायिकों नवशेदभाक्‌ । 
हथूनविंशतिभिन्नर्च मिश्र! प्रोक्‍्तो मुनीश्वरे: ॥२४।॥ 
एकविंशतिभेदेरतु भिन्न औदयिको मतः । 
त्रिधा भिन्नोईन्तिमो भावश्चोक्तस्चारुगुणालये। |२५॥ 
- अर्थं--कर्मोके उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदयसे तथा कमंनि रपेक्ष- 
स्वत्तसिद्ध परिणामसे होनेके कारण जीवके भाव पाँच प्रकारके होते 
हैं--१ औपशामिक, २ क्षायिक, ३ क्षायोपशमिक, ४ औदयिक और ५ 
पारिणामिक । ये भाव जीवमे ही होते हैं अत जीवके असाधारण भाव 
कहलाते है । उन भावोमे औपशमिक भाव दो प्रकारका, क्षायिकभाव नौ 


प्रकारका, क्षायोपशमिक भाव अठारह प्रकारका, औदयिक भाव इक्कीस 
प्रकारका और पारिणामिक भाव तीच प्रकार का कहा गया है। 


विशेषा्थं--सामान्‍्य रूपसे कर्मोंकी चार अवस्थाएँ होती हैं, १ 
उपशम, २ क्षय, ३ क्षयोपद्यम और ४ उदय | इनमेसे उदय भौर, क्षय 


५८ सम्यक्त्व-चिन्ता्माण 


अवस्था सभी कर्मोंकी होती है। उपदम अवस्था मात्र मोहकमंकी होती 
है और क्षयोपशम अवस्था घातिया कर्मोकी होती है। मोहनीघकर्म॑ने 
दो भेद हैं--१ दर्शनमोहनीय और २ चारित्रमोहनीय । दर्शनमोहनीयके 
उपशमसे ओपशमिक सम्यग्दर्शन ओर चारित्रमोहनीयके उपशमसे ओऔप- 
शमिक चारित्र प्रकट होता है। इस प्रकार औपशमिक भावके दो भेद 
हैं-" औपशमिक सम्यक्‍त्व और २ औपद्मिक चारित्र। ज्ञानावरणकर्म- 
के क्षयसे केवलज्ञान, दर्शनावरणके क्षयसे केवलदर्दन, दह्शंनमोहके क्षयसे 
क्षायिकसम्यक्त्व, चारित्रमोहके क्षयसे क्षायिकचारित्र और दानान्तराय 
आदि पञण्चविध अन्तरायके क्षयसे क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, क्षायिक 
भोग, क्षायिक उपभोग तथा क्षायिक वीय॑ प्रकट होते है। इस प्रकार 
क्षायिक भावके नो भेद है। मतिज्ञानावरणादि चार देशघाति प्रकृतियोंके 
क्षयोपशमसे मत्तिज्ञान, श्र्‌ तज्ञान, अवधिज्ञान, और मन पयंयज्ञान ये 
चार ज्ञान प्रकट होते हैं । साथमे मिथ्यात्वका उदय रहनेसे मति, श्रुत 


और अवधि ये तीन ज्ञान मिथ्याज्ञानरूप परिणमन करनेसे कुमति, 
कुश्रुत ओर कुअवधि कहलाते है। चल्षु्दशंनावरण, अचल्ुदंधंनावरण 
ओर अवधिदर्शनावरणका क्षयोपशम होनेसे चक्षुदंशंन, अचक्षुदंशंन और 
अवधिदरंन ये त्तीन दर्शन प्रकट होते हैं। दर्शंनमोहके क्ष योपशमसे 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्व तथा चारित्रमोहकरे क्षमोपशमसे क्षायोपशमिक 
चारित्र, और चारित्रमोहके अन्तगंत अप्रत्यास्यानावरणके क्षयोपशमसे 
देशचारित्र-सयमासयम होता है। इसी प्रकार पञ्चविध अन्तरायके 
क्षयोपशमसे दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीय॑ ये पाच लब्धिया प्रकट 
होती हैं। सब मिलाकर क्षायोपशमिक भावके अठारह भेद होते हैं। 
गतिनामकर्मके उदयसे नरकादि चार गतियाँ, क्रोधादि चार कषायोके 
उदयसे क्रोधादि चार कषाय, स्त्रीवेदादि नोकषायके उदयसे स्त्री आदि 
तीन लिज्भ, दर्शनमोहके उदयसे मिथ्प्रात्व, चारित्रमोहके उदयसे 
असयतत्व, आठो कर्मोके उदयसे असिद्धत्व, केवलज्ञानावरणादिके उदयसे 
अज्ञान ओर क्रोधादि कषाय तथा भोग प्रवृत्तिके निमित्तसे कृष्ण, नील, 
कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल ये छह लेद्याएँ प्रकट होती हैं। इसप्रकार 
सब मिलाकर औदयिक भावके इक्कीस भेद होते है । पारिणामिक भावमे 
कर्मोंकी अपेक्षा नही रहती । इसके तीन भेद है--१ जीवत्व, २ भव्यत्व 
और अभव्पत्व । ये त्रेपन भाव जीवके असाधारण भाव कहलाते है परन्तु 
सब भाव सब जीवोमे पाये जावें यह सभव नही है। नाना जीवोकी 
अपेक्षा ही भावोकी त्रेपन सख्या सघटित होती है ॥२३--२५॥ 


द्वितीयों मयूख. ५९ 
आगे जीवके भेदोका वर्णन करते हैं-- 


संसारिम्ु॒क्तभेदेन जीवो हेंधा विभिद्यते। 
तत्र कर्मंचयातीतः' सिद्धों नित्यो निर|ण्जनः ॥२६॥ 
कृतकृत्यकलापोष्ष्टगुणो लोकाग्रशेखरः । 
सच्चिदानन्दकन्देन. संयुतः . परमेश्वरः ॥२७॥| 
अनभ्राभ्रसमाकारो निर्मेलस्फटिकोपम' । 
उद्भतज्ञानमातंण्डसहसीकश्चिरन्तन ॥२८॥ 
निरंश।  शुष्करागाब्धि; शान्तश्चामयनिगंतः । 
निभेयो निर्मलो हंस! सुधामा बोधमन्दिर्स ॥२९)। 
विशुद्वो हतसंसारों निरद्भ: साम्यपूरितः । 
बिपड्ी बन्धहीनह्च कपाये रहित) शिवः ॥|३०॥ 
विध्बस्तकर्मसंपाशो5मलकेवल केलिभाक्‌ | 
संसारसिन्धुसंती्णोमो हो ४नन्‍्तसु खो द्धिः ॥३ १॥। 
कलड्टरेणवातश्च सुधीरो हतमन्मथ। । 
रामातीती विकारेभ्यो वर्जितः शोकतजनः ॥१२॥ 
विज्ञानलोचनहइन्द्रलोकिताखिललोककः । 
विह्यरो रावशुन्यथ रह्नमोहविनिर्गतः ॥३३॥ 
रजोमलबच्युतो गात्रह्दी नोउन्तरबहि स्थित: । 
सौरूयपीयूषकासारः सम्यग्दशनराजित) ॥३४॥ 
नरामरेन्‍्द्रवन्दादिप्रनिरन्तपुनिषूजितः | 
विहावो5्मलभावश्च नित्योद्यविशुम्भितः ।|३७॥ 
महेशों दम्भतृष्णाभ्यां. रहितो5दोषसंचय। । 
परात्परो| वितन्द्रथ. सार। शकरनासभाक्‌ ॥३६॥ 
विकीप. रूपशड्ान्तोी जन्मस॒त्यु पराह्मुख । 
द्रीकृतविह्रश्चाचिन्तितो निर्मेलोअ्मदः ॥३७॥ 


£० सम्पक्त्व-चिन्तामणि 


छद्मस्थाविन्त्यचारित्रो. विदर्पोब्वणगन्धनः । 
विमानोड्लोममायश्च॒ विकायो5्शव्दशोमन। | ३८॥ 


अनाकुलोप्सदायश्च.. चारुचेतन्यलक्षणः | 
गुणालूयः स्वरूपेण युक्तों जगदघीश्वरः ॥३९॥ 
किश्विदूनोईन्तिमादे हादू मेदवार्तावहिगत । 


अनन्तकल्पकालेषपि गते न ग्राप्तनाशनः ||४०॥ 
शुद्धों जीवो महामान्येरुक्तो मुक्तो मनीधरे। । 
अतः संसारिणं वश्ष्ये प्रप्चे रज्चित परेः |४१॥ 


अर्थ--ससारी और मुक्तके भेदसे जीवके दो भेद है। उनमे जो कम्म- 
समूहसे रहित है वे मुक्त कहलाते हैं। इन्हे सिद्ध, नित्य और निरञ्जन 
भी कहते हे ॥२६॥ सिद्ध भगवान्‌ समस्त कार्य-कलापको कर चुके हैं अत 
कृतक्ृत्य है, सम्प्रकत्वादि आठ गुणोंसे युक्त हैं, तीनछोकके ऊपर चूडा- 
मणिके समान स्थित हैं, सच्चिदानन्दकन्दसे सहित हैं, सर्वोत्करष्ट ईश्वर 
है ।॥२७॥ भेघ रहित आकाशके समान स्वच्छ आकार वाले है, निर्मल 
स्फटिकके तुल्य है, उत्पन्न हुए केवल-ज्ञानरूपी हजारो सूर्योसि सहित है, 
चिरन्तन--सदाकाल विद्यमान रहने वाले हैं ॥२८॥ भगरहिंत-- 
अखण्ड है, रागरूपी समुद्रको सुखाने वाले है, शान्त हैं, रोगोसे रहित हैं, 
निर्भय हैं, निर्मल है, आत्मस्वरूप हैं, उत्तम धाम-तेजसे सहित हैं, ज्ञान- 
के मन्दिर हैँ ॥२९॥ विशुद्ध है, पम्चपरावर्तनरूप ससारको नष्ट करने 
वाले हैं, शरीर रहित हैं, साम्यभावसे परिपूर्ण हैं, आसक्तिसे रहित 
हैं, बन्धहीन है, कषायसे शून्य हैं, आनन्दरूप हैं ॥३०॥ कर्मरूपी पाशको 
नष्ट करने वाले हैं, मिमंल केवलज्ञानकी क्रोडासे सहित हैं, ससार- 
सागरसे पार हो चुके हैं, मोहरहित है, अनन्तसुखके सागर है ॥३१॥ 
कलकरूपी धूलिको उडानेके लिये प्रचण्ड वायु हैं, सुधीर है, कामको 
नष्ट करनेवाले हैँ, रामासे रहित है, विका रोसे दूर हैं, शोकको नष्ट करने 
वाले हैं ॥।३२॥ केवलज्ञानखू्पी लोचतयुगलके द्वारा समस्त लोकको 
देखनेवाले हैं, हरणसे रहित हैं, शब्दसे श्न्य हैं, रज्ज तथा मोहसे दूर 
हैं ॥३३॥ पापरूपी मलसे रहित हैं, शरीर रहित है, विरन्तर है, सुखूप 
अमृतके सरोवर है, सम्यग्दर्शनसे सुशोमित हैं ॥३४॥। नरेन्द्री और 
देवेन्द्रोके द्वारा पूजित चरणोसे युक्त हैं, अनन्त मुनियोसे पूजित हैं, हावसे 
रहित है, चिर्मल भावसे सहित हैं, नित्योदयसे सुशोभित हैं ।।३५ ॥ महेंदा 


ट्वितीयों मयूख ६१ 


हैं, दम्भ और तृष्णासे रहित है, दोषसमूहसे शुन्य है, श्र ष्ठसे भी श्रेष्ठ 
है, तन्द्रासे रहित है, सारभूत है, शकर नामसे सहित है ॥३६॥ क्रोध 
रहित है, रूप तथा शड्भासे दूर हैं, जन्म-मरणसे विमुख हैं, विहार-- 
परिभ्रमणसे रहित है, अचिन्तित है, निर्मल है, निर्मंद है ॥३७॥ अज्ञानी 
जनोके द्वारा अचिन्तनीय चारित्रसे सहित हैं, दर्परहित है, वर्ण और 
गन्धसे शून्य है, मानरहित है, लोभ तथा मायासे दूर हैं, कायरहित हैं, 
शब्दोकी शोभासे परे है ॥३८॥ आकुलता रहित है, परकी सहायतासे 
निरपेक्ष है, सुन्दर चेतन्‍्यरूप लक्षणसे सहित है, गुणोके घर हैं, स्वरूपसे 
युक्‍त हैं, जगत्‌के स्वामी है ॥३५॥ अन्तिम शरीरसे कुछ कम अवगाहना 
वाले है, भेदकी वार्तासे बहिभूत हैं और अनन्त कल्पकाल बीत जानेपर 
भी कभी नाशक्रो प्राप्त नही होते है ॥४०।। ऐसे शुद्ध जीव महामान्य 


मुनिराजोके द्वारा मुक्त कहे गये है । अब बहुत भारी प्रपण्चोसे युक्त 
ससारी जीवका कथन करते है ॥४१॥ 


संसारी जीव-- 
द्रव्ये क्षेत्रे तथा काले भें भाव च ये पुनः । 
पश्चचाभिन्नसंसारे. चिर॑ सीदन्ति जन्तव; |४२॥ 
धृतकरमकलापास्ते जन्मम॒त्युवशगताः । 
संसारिणः समुच्यन्ते योगिभिः सुचिरन्तने. ॥४३॥ 


थे--जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावके भेदसे पाच प्रकारके 
ससारमे चिरकालसे भ्रमण कर रहे है, कर्मंसमूहको धारण करनेवाले हैं 


तथा जन्म मरणके वशीभूत है वे चिरन्तन मुनियोके द्वारा ससारी जीव 
कहे जाते हैं ॥४२-४३॥ 


द्रव्य परिवर्तंत-- । 
यादृशेहिं. निजेर्मावेः प्रचण्डावरमध्यमैः । 
यादृशा पुदुगलस्कन्धा ग्रहीता येन बन्तुना |४४॥ 
स्वस्थितेरनुरूप॑ च स्थित्वा तेष गतेष्वपि । 
तःकाले. ग्ृहीता याश्चागृहीतादिवर्गणा ॥४५॥। 
तासु चापि यथाकालं निर्जार्णासु सतीष च | 
तेनेव तादुशेभाविस्तादुशा! कर्मणां चया ॥४६॥ 


६२ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


मविष्यन्ति गृहदीताबचेद्‌ू यावता ताबता खलु। 
कालेन  ब्रव्यसंसारो भवेन्मिथ्यात्वमूलकः ॥४७॥ 
कर्म-नोकमंमेदेन सोडपि देघा मतो$छंता । 


अथ॑ं--जिस जीवतने जैसे तीत्र, मन्द अथवा मध्यम भावोसे जैसे पुद्गल 
स्कन्धोको ग्रहण किया है, वे अपनी स्थितिके अनुरूप रहकर निर्जीर्ण हो 
गये । पश्चात्‌ बीचमे गृहीत तथा अगृहीत आदि वर्गणाओको ग्रहण किया 
गया । परचात्‌ वे वर्गणाएँ भी यथाकाल निर्जीर्ण हो चुकी। तदनन्तर उसी 
जीवके द्वारा वेसे ही भावोसे वेसे ही कर्मोके समूह ग्रहण किये जावें। 
इसमे जितना काल लगता है उतने कालको द्रव्यससार--द्रव्य परिवत॑त 
कहते है । इसका मूल कारण मिथ्यात्व है। कम परिवर्तन तथा नोकर्म 
परिवतंनके भेदसे द्रव्य परिवतंनके दो भेद अहंन्त भगवाचने कहे हैं । 


विशेषाथं--द्रव्यपरिवतंनके दो भेद होते हैं--१-नोकमंतद्रव्यपरिवतंन 
और २-कर्मद्रव्यपरिवतेन। इनका स्वरूप इस प्रकार है--(१) किसी 
जीवने स्निग्ध रूक्ष वर्ण गन्धादिके तीव्र मन्द अथवा मध्यमभावोमेसे यथा- 
सम्भव भावोसे युक्त औदारिक तथा वेक्रियिक शरीरोमेसे किसी शरीर 
सम्बन्धी छह पर्याप्तिकूप परिणमने योग्य पुद्गलोका एक समयमे ग्रहण 
किया । पीछे द्वितीयादि समयमे उस द्रव्यकी निर्जररा कर दी। पश्चातु 
अनन्त बार अगुहीत पुदुगलोको, अनन्त बार मिश्र पुद्गलोको, और 
अनन्त बार गृहीत पुद्गलोको ग्रहणकर छोड दिया। तदनन्तर वही जीव 
उन ही स्निग्ध रूक्षादि भावोंसे युक्त उन ही पुद्गलोको जितने समय बाद 
ग्रहण करे उतने कालसमूहको नोकमंद्रव्यपरिवर्तन कहते हैं। (२) इसी 
प्रकार किसी जीवने ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मूप परिणमनोवाले पुदुगल 
परमाणुओको ग्रहण किया और आवाधाके अनुसार उस द्रव्यकी निर्जेरा 
कर दी। पश्चात्‌ अगुहीत, मिश्र और गृहीत वर्गंणाओको अनन्त बार 
ग्रहण कर छोड दिया । तदननन्‍्तर वही कमंपरमाणु उसी जोवके उसी 
प्रकार ग्रहणमे आवे । इसमे जितना समय लगता है उतने समयको कर्म- 
द्रव्यपरिवर्तन कहते हैं । 


इस परिवर्तनके (१) अगृहीत, मिश्र, गृहीत (२) मिश्र, अगुहीत, 
गृहीत, (३) मिश्र, गृहीत, अगृहीत और (४) गृहीत, मिश्र, अगुहोत-चर्गं- 
णाओको मध्यमे ग्रहण करनेकी अपेक्षा चार पाये होते हैं । नोकमंपरि- 
वर्तेव और कर्मपरिवर्तन, इनमेंसे किसी एक परिवर्तनके कालको अर्ध- 


द्वितीयो मयूख ६३ 


पुद्गंलपरिवर्तन कहते है। द्रव्यपरिवतेनका ही दूसरा नाम पुद्गल 
परिवतंन है । ॥४४-४७॥ 
क्षेत्रपरिवततेत-- 


यावता कालमानेनोत्पद्येतायमहो जन) ॥४८॥ 
अखिलस्यापि लोकस्य प्रदेशेष॒ निरन्तरम । 
तावता क्षेत्रसंसारो हुःखसारों भवेदसो ॥|४९॥ 


अथें--यह्‌ जीव जितने समयमे समस्त लोकके प्रदेशोमे निरन्तर 
उत्पन्त हो ले, इसमे जितना काल लगे उततना क्षेत्रपरिव्तंत होता है। 
यह परिवतन दु खोसे परिपूर्ण है । 

विशेषार्थ--क्षेत्रपरिवतंनके दो भेद हैं--१ स्वक्षेत्रपरिव्तेत और 
२ परक्षेत्रपरिवततेत । इनका स्वरूप इस प्रकार है--(१) जघन्य अव- 
गाहनासे लेकर उत्कृष्ट अवगाहना तक एक-एक प्रदेश वुद्धिके ऋमसे 
समस्त अवगाहनाके विकल्पोकों धारण करनेसे जितना समय लगता है 
उसे स्वक्षेत्रपरिवर्तत कहते हैं। जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य- 
पर्याप्तक जीवके घनाज्जुलके असख्यातवें भाग प्रमाण होती है और उत्कृष्ट 
अवगाहना महामत्स्यके एक हजार योजन प्रमाण होती है । इन दोनो अव- 
गाहनाओके बीच मध्यम अवगाहनाके अनेक विकल्प हैं। (२) भेरु प्व॑तके 
नीचे लोकके आठ मध्य प्रदेश हैं, उन्हे आत्माके जाठ मध्य प्रदेशोसे व्याप्त 
कर कोई जीव उत्पन्न हुआ । पुनः मरकर उसी स्थानपर असख्यात बार 
उतलन्‍्त हुआ । तदननन्‍्तर एक-एक प्रदेशको बढाता हुआ ऋमसे समस्त 
लोकाकाझमे उत्पन्त हुआ और मरा। इसमे जितना समय छगता है उतने 
समयको परक्षेत्रपरिवर्तंत कहते हैं ॥|४८-४०॥॥ 
कालपरिवतंन-- 


उत्सपिण्यवसर्पिण्यो... समये समयेषषि चे। 
नेरन्‍्तर्येंण जातस्य जन्तोरस्य मुतस्थ .च ॥५०॥ 
यावान्काडो भवेन्नूनं भवे पर्यटतश्चिस्स । 
सर्वज्षेन पुनस्तावान कालससार उच्यते | ।५१।॥ 
अर्थ--उत्सपिणी और अवसपिणीके प्रत्येक समयमे लगातार उत्पन्न 


हुए और मरे हुए जीवको जितना काल रूगता है, सर्वज्ञ भगवानके द्वारा 
उतना काल, कालपरिवतंत कहा जाता है। 


विशेषार्थ--कोई जीव उत्सपिणी कालके प्रथम समयमें उत्पन्न हुमा 


द्ड सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


और अपनी आयु प्रमाण जीवित रहकर मर गया । पुनः बीस कोडाकोडी 
सागर प्रमाण एक कल्पकालके बीत जानेपर वही जीव दूसरी उत्सपिणी- 
के द्वितीय समयमे उत्पल्त हुआ। इस प्रकार प्रत्येक उत्सपिणी और 
अवसर्पिणीके प्रत्येक समयमे क्रमानुसार उत्पन्न होने और मरनेमे जितना 
समय लगता है उतत्ते समयको कालपरिवर्तन कहते हैं ॥५०-५१॥ 


भवपरिवतंत-- 
नारकप्रम्ती योनी वहुकृत्वोड्धमस्थितिम्‌ । 
शहीत्वोत्पद्यमानस्थ मध्यमाश्च ततः स्थितीः ॥५२॥ 
सर्वा क्रमेणः सगुृहोदुभवतः पुनरुत्तमाम्‌ | 
आदायोज्जायमानस्य जीवस्यास्थ निरन्तरम्‌ ॥५३॥ 
यावन्मानों भषेत्कालो विलीनो श्रमतों भवे । - 
तावन्मानो भवेन्नून॑ संसारो भवसंजश्ञकः ॥५४॥ 


अर्थ---कोई जीव नारकादि योनियोमे अनेकबार जघन्य स्थितिको 
लेकर उत्पन्न हुआ, पश्चातु समस्त मध्यम स्थितियोको निरन्तर लेकर 
उत्पन्न हुआ, तदनन्तर उत्तम स्थितिको ग्रहण कर उत्पन्त हुआ, इस 
प्रकार चारो गतियोमे क्रमण करनेवाले इस जीवका जितना काल व्यतीत 
होता है उत्तना काल भवपरिवत॑न कहलाता है । 

विशेषार्थ--कोई जीव प्रथम नरककी जघन्य आयु दश् हजार वर्षकी 
लेकर उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण होनेपर मरकर मनुष्य या तिय॑ज्म्च 
हुआ । पुन उसी नरकमे दश हजार वषंकी स्थिति लेकर उत्पन्न हुआ। 
इस प्रकार दश हजार वर्षोमे जितने समय होते हैं उतनी बार दश हजार 
वर्षकी स्थितिको लेकर उत्पन्न हुआ । पश्चात्‌ एक-एक समय बढाते हुए 
नरक गतिकी तेतीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति लेकर उत्पन्न होता है। 
पश्चात्‌ तियंञ>च आयुकी जधन्यस्थित्ति अन्तमुंहुतंसे लेकर त्तीत पल्‍य तक- 
की उत्कृष्ट स्थित्तिको पुरा करता है। फिर मनुष्य आयुकी जघन्यस्थिति 
अन्तमु हृत॑से लेकर तीन पल्‍य तककी उत्कृष्ट स्थितिकी पूर्ण करता है। 
तदनन्तर देवायुकी जघन्य स्थिति दश हजार वर्षसे लेकर इकतीस सागर 
तककी आयुको क्रमसे पूरा करता है। इनमे जितना काछ छगता है 
उतने कालूको कालपरिवतंत कहते हैं। यद्यपि देवोकी उत्कृष्ट स्थिति 
तेतीस सागरकी होती है तथापि परिवर्तंतमे इकतीस सागर त्ककी ही 
आयु सम्मिलित की गई है क्योकि इससे अधिक स्थिति सम्यग्दृष्टिको ही 


द्वितीयो मयूखः द्र्ष 

प्राप्त होती है और सम्यग्हष्टि जीवको परिवतंनसे परे माना गया 

है ॥५२-५४॥ 

भावपरिवतंन-- 
कश्चित्पर्याप्तक: संज्ञी पर्याप्तोी हतदशनः | 
जघन्यां सर्वतो योंग्यां प्रकृत्ेबोधरोधिनः ।।५७॥। 
आपद्यते स्थिति छन्तःकोंटीकोटीप्रमाणिकाम | 
तदीयं च कपायाध्यवसायस्थानजालकम्‌ ॥५६॥ 
असंख्यकोकसमानं स्थानपट्कप्रवतितम्‌ । 
स्थितियोंग्य॑ भवेदेव, ताव न्‍्मानाथ तत्र च॥५७॥ 
सर्वाधमकपायाध्यवसायस्थानहेतुका | 
भवेदेवालु भागा ध्यव सायस्थानसं ह ति+ ॥५८।॥ 
तदेव॑ संतों हीनां स्थिति सर्वजघन्यकस | 
कपायाध्यवसायस्थानश्व तादुक्षमेव. हि ॥५९॥ 
आस्कन्दतोंनुभागाख्यवन्धस्थानं हि. देहिन. । 
योंगस्थानं भवेदेक॑ जघन्य सर्दतोंडपषि च॑॥६०॥ 
अथ स्थितिकषायालुभागस्थानसुसं हतेः । 
असंख्यभागसबृद्धं योगस्थानं हितीयकस ॥॥६१॥ 
भवेदेव॑ तृतीयादियोगस्थानानि तानि च। 
चतु स्थान प्रपन्नानि श्रेण्यसं ख्येयभागत ॥६२॥ 
मितान्येव भवन्त्येव तथा तामेव च स्थितिम्‌ । 
तदेव व कपायाध्यवसायस्थानमायतः ॥६३॥ 
द्वितीयमनु भागाध्यवसायस्थानकं भवेत्‌ । 
पूर्ववद्‌ वेदितिव्यानि योंगस्थानानि तस्य च ॥६४॥ 
इत्थमुत्त रभेदेष्वसंख्यलोकसमाप्तित: | 
यावत्संवेदित्यानि तानि चापि यथागममर्‌ ॥६५।॥ 
एवं ह्यापद्यममानस्य स्थिति तासेव कर्मणः । 


अप्रथम॑ कपायाध्यवसायस्थानक॑  सवेत्‌ ॥६६॥ 
है 


द््‌ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


एतस्याप्यनुभागाध्यकपायस्थानमण्डरम्त्‌ । 
योगस्थानकलापश्च पू्वेतुल्य॑ भवेत्पुन। ॥६७॥ 
इत्थमेवाग्रभेदेषु चेयमैतत्मपश्वनम । 
समयेनाधिकायाश्च जघन्यायाः स्थिते पुन ॥६८॥ 
वन्धनं॑ पूर्ववज्ञेयं... सम्यग्दर्शनशालिमिः । 
अयसेव क्रमो वबोध्यों बोधरोधककर्मण' ॥६९॥ 
आ उपउलत्कृष्टस्थितेबन्धे . त्रिंशत्सागरसंमितेः । 
मेदप्रभेदभिन्‍नानामखिलानास्च कर्णाम्‌ [[७०॥ 
अरुण्डोश्यं क्रमः प्रोकतः पण्डाम्मंण्डितपण्डितेः । 
तदेतन्मिलितं सर्व॑ भावारूयं॑_ परिवर्तन ॥७१॥ 


अथं--कोई सज्ञी पड्चेन्द्रिय पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव, ज्ञानावरण 
कर्मंकी अपने योग्य सबसे जघन्य स्थिति अन्त कोटीकोटी सागर प्रमाण 
बाँध रहा है। उस जीवके उस स्थितिके योग्य, अनन्तभागवृद्धि आदि 
पट्स्थानोमे प्रव्तमान असरूंपात लोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थानोका 
समूह होता है। और उसीके सर्वजघन्यकषायाध्यवसायस्थाननिमित्तक 
असख्यातलोकप्रमाण अचुभागाध्यवसायस्थानोका समूह होता है। इस 
प्रकार सर्वजघन्यस्थिति, सर्वंजघन्यकषायाध्यवसायस्थाव और सर्वेजघन्य- 
अनुभागाध्यवसायस्थानको प्राप्त होनेवाले उस जीवके सबसे जघन्य एक 
योगस्थान होता है। तदनन्तर उन्ही स्थिति, कषायाध्यवसायस्थान और 
अनुभागाध्यवसायस्थानोका असख्यातभागवृद्धिसे युक्त द्वितीय योगस्थान 
होता है। इस प्रकार असख्यातभागवृद्धि, सख्यातभागवृद्धि, सख्यातगुण- 
वृद्धि और असख्यातगुणवृद्धि इन चार स्थानोमे प्रवतेमान जगवृश्रेणीके 
असख्यातवें भागप्रमाण तृतीयादि योगस्थान होते हैं। तत्पश्चात्‌ उसी 
स्थिति और उसी कषायाध्यवसायस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवके 
द्वितीय अनुभागाध्यवसायस्थान होता है। उस अनुभागाध्यवसायस्थानके 
योगस्थान भी पहलेकी तरह जानना चाहिये | इस प्रकार असख्याते- 
लोकप्रमाण जो तृतीयादि अनुभागाध्यवसायस्थान हैं उनके भी योगस्थान 
आगमानुसार जानना चाहिये । इस तरह उसी ज्ञानावरणकमंकी सर्व- 
जघन्य अन्त कोटीकोटी सागर प्रमाण स्थितिको बाँधनेवाले उस जीवके 
दूसरा कषायाध्यवसायस्थान होता है। इस कषायाध्यवसायस्थानके भी 


द्वितीयों मयूख* ६७ 


अनुभागाध्यवसायस्थानोंका समूह तथा योगस्थानोका समूह पहलेके 
समान होता है। इसी प्रकार आगेके भेदो--तृतीयादि कपायस्थानोमे 
भी यह सब विस्तार लगाना चाहिये। तत्पश्चात्‌ समयाधिक जघन्य- 
स्थितिका बन्ध भी पूव॑ंवत्‌ जाननेके योग्य है। एक-एक समयकी वृद्धि 
करते-करते ज्ञानावरणकर्मकी जो तीस कोडाकोड़ी सागरकी उत्त्कृष्ट 
स्थिति है उसके बन्धकां भी यही क्रम सम्यग्दर्शनसे सुशोभित जीवोको 
जानना चाहिये। भेद-प्रभेदोके द्वारा अनेकरूपताको प्राप्त समस्त कर्मोका 
यह अखण्ड क्रम बुद्धिविभूषित विद्वानोंके द्वारा कहा गया है। यही सब 
मिलकर भावपरिवर्तंन कहा जाता है । 

विशेषा्थं--ज्ञानावरणादि समस्त कर्मोकी जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट 
स्थिति तकके बन्धमे कारणभूत योगस्थान, अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान, 
कषायाध्यवसायस्थान और स्थितिस्थानोके परिर्तंनमे जो समय लगता है 
वह भावपरिवतंन कहलाता है। योगस्थान आदिके परिवर्तनका क्रम 
इस प्रकार है--जगत्‌ श्रेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण योगस्थानोके होने 
पर एक अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान होता है। असख्यातलोकप्रमाण 
अनुभागबन्धाव्यवसायस्थानोके हो जानेपर एक कषायाध्यवसायस्थान 
होता है और असख्यातलोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थानोंके हो जानेपर 
एक स्थितिस्थान होता है | इस क्रमसे ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियों तथा 
उत्तर प्रकृतियोंके समस्त स्थानोंके पुणं होनेपर एक भावपरिवतंन होता 
है ॥५५०७१॥ 

आगे गुणस्थानादि बीस प्ररूपणाओके द्वारा जीवतत्त्वका वर्णन करने- 
की प्रतिज्ञा करते हैं-- 


संसारगतमध्यस्थास्त इसे. प्राणिनो5्धना । 


गुणस्थानादिभेदेन वप्य॑न्तेष्न यथागमम््‌ ॥७२॥ 
अर्थ--ससाररूपी गत॑के मध्यमे स्थित इन जीवोका अब गृणस्थान 
आदिके भेदसे मागमानुसार वर्णन किया जाता है ॥७२॥ 


आगे गुणस्थानका लक्षण और भेद कहते हैं-- 

मोहयोगनिमित्तेन जीवभावा भवन्ति ये। 
शुणस्थानार्यया शञेयास्ते चतुदशसंख्यका। ॥७३॥ 
मिथ्यादूकू सासनो मिश्रोड्संयतादि। सुदशनः 
देशतब्रती प्रमत्तस्चाग्रमत्तो:पूवसंशकः ॥७४॥ 


६८ सम्यवत्व-चिन्तामणि 


अनिवृत्तिसमार्यात।. सक््महीभेन संयुत' । 
शान्तमोह। क्षीणममोह। सयोगो जिनसंज्ञकः ॥७५॥ 
अयोगो जिन इत्येवं. ज्ञातव्यानि चतुदंश। 
( & 
शुणस्थानानि वण्यन्ते यथाशास्त्र स्वरूपत) ॥७६॥ 
अर्थ--मोह और योगके निमित्तसे जीवके जो भाव होते हैं उन्हें 

गुणस्थान कहते है वे चोदह होते हैं ॥७३॥ १ मिथ्यादृष्टि २ सासन ३ 

मिश्र ४ असयत सम्यग्दुष्टि ५ देशनब्रती ६ प्रमत्तविरत ७ अग्रमत्तविरत 

८ अपूर्वकरण ९ भनिवृत्तिकरण, १० सूक्मलोभ ११ शान्तमोह १२ क्षीण- 

मोह १३ सयोगजिन और १४ भयोगजिन । ये चौदह गुणस्थान जानना 

चाहिये। अब इनका शास्प्रानुसार स्वरपसे वर्णन किया जाता है। 

॥७३-७९॥ 

(१) मिथ्यादृष्टि गुणस्थान-- 
तीव्रमोह्दोदयोत्पन्नमिथ्यादशनलान्छितः | 
आप्तागमपदार्थेप.. श्रद्धाने+न. चहिगता ॥७७॥ 
लोकिकालोकिकान्‌ लोकान्‌ दितोद्देशनतत्परान । 
अन्यथा. मन्यमानोध्न्तर्गतमिथ्यात्वभावतः ॥७८॥ 
पूज्यानामपि पूज्यानां तथ्य पथ्य च देशनसम्‌ | 
श्रद्धानोषन्यथा पित्तज्वरी दुग्ध जनी यथा ॥७९॥ 
भिथ्यादृष्टिगुणस्थानस्थितो. मिथ्यात्वमण्डन। | 
हंहो | हन्त भवेन्मृहो छोको वाह्मयविकोचनः ॥८०॥ 

अर्थ--जो तीब्रमोहके उदयसे उत्पन्न मिथ्यादर्दानसे सहित्त है, आप्त, 
आगम और पदार्थविषयक श्रद्धासे रहित है, हितका उपदेश देनेमे तत्पर 
विद्यागुद आदि लौकिक तथा मुनि आदि अलोकिक जनोको अन्यथा 
मानता है । जिस प्रकार पित्तज्वरवाला मनुष्य दूधको अन्यथा मानता है 
उसी प्रकार जो अन्तगंत मिथ्यात्वरूप भावसे पृज्योके भी पूज्यजनोंके 
वास्तविक त्तथा हितकारी उपदेशको अन्यथा समझ्षता है तथा मिथ्यात्वसे 
युक्त है वह मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमे स्थित कहलाता है। अहो! बडे खेदकी 
बात है कि वह अज्ञानी शरीरादि बाह्य पवार्थोंको ही देखता है अर्थात्‌ 

उन्हे ही आत्मा जानता है ॥७७-८०॥ 


: द्वितीयों मयूख' ६; 
(क) स्वस्थान सिधथ्यादृष्टि-- 
यो5यं सम्यक्त्वलाभाय' चेष्टते न हि जातुचित्‌ । 
अत्यन्तदीघंसंसारः स  स्वस्थानसुसंज्ञकः ॥८१॥ 
अर्थ--जो सम्यक्त्वकी प्राप्तिकि लिये कभी उद्यम नही करता है वह 
अत्यन्त दीघंससारी स्वस्थानमिथ्यादृष्टि है-॥८१॥ 
(ख) सातिशय सिथ्यादृष्ठि-- 
यश्च सम्यक्त्वसंप्राप्त्ये चेष्ठतेी मन्दमोहवान्‌ । 
तं हि सातिशयाख्यानं विद्धि मिथ्यादृशं जनम ।८२॥ 


अर्थ--जो मन्दमोहवाला जीव, सम्यक्त्वकी प्राप्तिके लिये उद्यम 
करता है--अध करण आदि परिणामोको करता है उसे सातिशय मिथ्या- 
दृष्टि जानना चाहिये ॥८२॥ 


“ (२) सासन (सासादन) गृणस्थान-- 


सम्यग्दशनवेलायां. यदैक.. समयोश्वरात्‌ । 
आवलीनां पड़त्कृष्टात्‌ सम्यग्दृष्टेश्च शिष्यते ||८३॥ 
तदानन्तानुबन्ध्याख्यचतुष्फान्यतमोदसे | 
आसादनाभिसंयुक्तः सम्यग्दशनशो मन; ॥८४॥ 
सम्यक्त्वशृ्निध्ृद्ञाग्रान्मिध्यात्वार्यवसुन्धराम्‌.। 
अभ्यागच्छन्‌ जनो मध्यस्थितः सासादनों भवेत्‌ ॥८५॥ 
प्रथमान्यगुणस्थाने. वर्तमानो जनः पुनः | 
नीचेरेव पतसत्येव नात्र कश्चन संशयः ॥८६॥ 
अथं--जब सम्यर्दर्शनके कालमे कम-से-कम एक समय और 
अधिक-से-अधिक छह आवलीका काल शेष रह जाता है तब सम्यग्दृष्टिके 
अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभमेसे किसी एकका उदय आने पर 
जो विराधनासे युक्त हो गया है तथा जो सम्पकक्‍त्वरूपी पव॑तके शिखर- 
के अग्रभागसे गिरकर मिथ्यात्वरूपी भूमिके सन्‍्मुख आ रहा है वह 
मध्यमे स्थित जीव सासादन सम्यग्दृष्टि होता है। तात्पय यह है कि 


सम्यक्त्वका काल रहनेसे यह यद्यपि सम्यग्दुष्टि कहलाता है तथापि 
अनन्तानुबन्धीका उदय आ जानेके कारण. आसादना--विराधनासे 


७० सम्यक्‍त्व-चिन्तामणि 


सहित होता है । द्वितीय गुणस्थानमे रहने वाला जीव नियमसे नीचे 
ही गिरता है इसमे कोई सशय नही है ॥८३-८६॥ 
(३) सिश्रगुणस्थान-- 
सम्यग्दशनवेलायां मिश्रमोहोदयादयस्‌ । 
जीवो. मिश्ररुचिनुंन. भवेन्मिश्रामिघानक . |८७॥ 
अन्र स्थितस्यथ जीवस्य सपृक्तैक्षवतक्रवत्‌ । 
परिणामों. भवेन्नाम पृथक्कतुंमनीश्वरः ॥८4॥ 
नात्र स्थितो जनः को5पि पश्चतामश्वति क्वचित्‌ । 
पूवृत्रापि परत्रापि गत्वा सृत्युमुख ब्जेतू ॥८९॥ 
अरथ--सम्यग्ददंनके कालमे सम्यड्मिथ्यात्वप्रकृत्तिकः उदय भा 
जानेसे जिसकी श्रद्धा मिश्ररूप--प्रम्यड्मिथ्यात्वरूप हो गई है वह 
निश्चयसे मिश्र--सम्यड मिथ्यात्वगुणस्थानवर्ती कहलाता है । इस 
गुणस्थानमे स्थित जीवका परिणाम मिले हुए गुड जौर छाछके समान 
पुृथक्‌ पृथक्‌ नही किया जा सकता। इस गुणस्थानमे स्थित कोई भी 
जीव न मृत्युको प्राप्त होता है (और न मारणान्तिक समुद्धात करता है) 
यदि मरणका काल आ गया है तो पहले या चौथे गृणस्थानमे जाकर 
मरणको प्राप्त होता है। (यह गुणस्थान चतुर्थ गुणस्थानसे पतित होने 
पर प्राप्त होता है और किन्ही किन्‍्ही सादि मिथ्यादृष्टि जीवको पहलेसे 
चढ़ने पर भी प्राप्त होता हैं) ॥८७-८९॥ 
(४) अविरतसम्परदुष्टि गुणस्थान-- 
मोहनीयस्य सप्तानां मभेदानामुपशान्तित) । 
उसयाद्वा क्षयाद्वापि आप्तसम्यक्त्वसन्निधिः ॥९०॥ 
चारित्रावरणोदीतेरनासादितसयमः | 
अन्तरात्माल्पसंसारो जिनपादाब्जपट्पद! ॥९१॥ 
भश्रदूृदधानः सदा तष्वकलाप जिनदेशितस्‌ | 
गुरूणां तु नियोगेनासन्त चापि कदाचन ॥९२॥ 
भूयः सत्योपदेशेन त्यजन्‌ तां भाववासनाम्‌ | 
असंयतो भवन्‌. सम्यरदृष्ठिः समभिधीयते ॥९३॥ 


द्वितीयों मयूखे: ७ 


, अर्थ--मोहनीयकर्मकी सात प्रकृतियोंके उपछशम, क्षय अथवा 
क्षयोपशमसे जिसे सम्यक्त्वरूपी उत्तम निधिकी प्राप्ति हुई है परन्तु 
चारित्रमोहनीयके उदयसे जिसे सयम प्राप्त नहीं हुआ है, जो अन्त- 
रात्मा है भर्थात्‌ शरीरसे भिन्‍न आत्माके अस्तित्वको स्वीकृत करता 
है, अल्पसंसारी है, जिनेन्द्र भगवानके चरणकमलोका भ्रमर है और 
सदा  जननिरूपित तत्त्वसमूहकी श्रद्धा करता है। कदाचित्‌ गुरुओके 
नियोगसे अर्थात्‌ अज्ञानी गुरुओके उपदेशसे असद्भूत तत्वकी भी श्रद्धा 
करता है परन्तु पश्चात्‌ सत्य उपदेशके द्वारा उस मिथ्या वासनाकों 
छोड़ देता है वह अविरत सम्यग्दृष्टि कहलाता है । 
विशेषाय्--अविरत सम्यग्दृष्टि जीव यद्यपि चारित्रमोहनीयका 

उदय रहनेसे त्रत धारण नही करता है तथापि मिथ्यात्व, अन्याय और 
अभक्ष्यका त्यागी होता है। प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य गुण- 
का धारक होता है। यह जिननिरूपित त्तत्त्वकी ही श्रद्धा करता है। 
कदांचित्‌ किसी भज्ञानी गुरुक उपदेशसे विपरीत तत्त्वकी भी श्रद्धा 
करता है परन्तु जब किसी अन्य ज्ञानवान्‌ गुरुओके द्वारा उसकी भूल 
बताई जाती है तब वह उस विपरीत श्रद्धाको छोड़ देता है। यदि बताये 
जाने पर भी दुराग्रहवश उस विपरीत श्रद्धाको नही छोडता है तो फिर 
उस समयसे मिथ्यादृष्टि हो जाता है। प्रारम्भके चार गुणस्थान चारो 
गतियोमे होते है ।९०-०३॥ 
(५) देशनश्वषतगुणस्थान-- 

अप्रत्याख्यानकारातिक्षयोपशमतः पुनः. ।. 

त्रसहिंसानिवृत्तोंडप्य निवृत्तोत्रसहिंसनात्‌ ॥९४।॥ 

एकादशसु भेदेषु विभक्तो देशतो व्रती। 

संयतासंयतः प्रोक्तः संयतानां महीश्वरे। ॥९५॥। 

श्रावकाणां ब्रतं॑ वश्ये सुक्तियुक्तिपुरस्सरस । 

यथागमं॑ यथाग्रज्च॑ सम्यकचारित्रवर्णने ॥९६॥ 

अथ--अप्रत्याख्यानावरण कमंके क्षयोपशमसे जो त्रसहिसासे निवृत्त 

होने पर भी स्थावरहिसासे निवृत्त नहीं हुआ है तथा जो ग्यारह 
भेदोमे विभकत है, वह सयमी जीवोके सम्नाट्‌ जिनेन्द्र भगवाचुके द्वारा 
देशविरत अथवा, सयतासयत कहा गया है। श्रावकोके ब्रत्तोका वर्णन 
सम्यक्चा रित्रका वर्णन करते समय आगम ओर अपनी बुद्धिके अनुसार 
सृक्ति तथा युक्ति सहित करूँगा ॥९४-९६॥ 


७२ सम्यवत्व-चिन्तामणिः 


विशेषा्ं--जिस सम्यर्दृष्टि जीवके अप्रत्याख्यानावरणकषायका 
क्षयोपशम तथा प्रत्याख्यानावरणादिकर्मोका उदय रहता है वह हिंसांदि 
पाच पापोका एकदेश परित्याग करता है अर्थात्‌ त्रसजीवोकी सकल्पी 
हिसाका त्याग करता है परन्तु प्रारम्भभे आरम्भी, विरोधी और उद्यमी 
प्रसहिसा और स्थावरहिसाका त्याग नही करता है वह देशविस्त कह- 
लाता है। त्रसहिसाका त्यागी होनेसे सयत और स्थावरहिंसाका त्यागी 
नही होनेसे असयत इस प्रकार एक ही कालमे संयत।/सयत कहलाता है। 
यह गुणस्थान तियंञ्च और मनुष्य गतिमे ही होता है ॥५४-०६॥ 
(६) प्रमत्तविरत गुणस्थान-- 
प्रत्याख्यानावृतेनन क्षयोपशमतस्ततः । 
संभृताखिलवृत्तोडपि प्रमादोपहतस्तु य; ॥९७॥ 
प्रमत्तविरतः, सोइई्य विरतैरुच्यते मति।। , 
ए कप जे 
अस्यापि पृणचारित्रगग्र. वक्ष्याम्यशेपतः ।९८॥ 
अर्थ--जो प्रत्याख्यानावरणका क्षयोपशम हो जानेसे यद्यपि सकलू- 
चारित्रको धारण कर रहा है तथापि ( सज्वलनका 'तीन्नोदय होनेसे ) 


प्रमादसे उपहत हो रहा है वह मुनि ऋषियोके द्वारा प्रमत्तविरत कहा 
जाता है। इसका भी पूर्ण चारित्र आगे विस्तारमे कहूँगा ॥९७-थ८ा , 


(७) भ्प्रसत्तविरत-- 

प्रमादग्रसरं त्यक्वा यो ध्याने समवस्थित । 

४ पोंड्यं ए0 

अग्रमत्तयति; से प्रोच्यते पूवस्रिभिः ॥९९॥ 

अयमस्ति विशेषोष्च्र या श्रेण्योः किल संग्रुखः । 

पूर्वोत्ततत्रभावानां. समयेष्वपि साम्यतः ॥१००॥ 

अघ करणनामा स॒ सृक्तः संयमिमियमी | 

यक्च श्रेणिबहिर्भूतः स्वस्थानस्थित एवं सः ॥१०१॥ 
«  अर्थ--जो प्रमादके प्रसारको छोडकर ध्यानमे अवस्थित है वह पूर्वा- 
चार्योके द्वारा अप्रमत्तविरत कहा जाता है। इस गुणस्थानमे यह विशेषता 
है कि जो मुनि उपशम अथवा क्षपकश्नेणीके सन्‍्मुख होता है वह पु तथा 
आगामी समर्योमे परिणामोकी समानता होनेके कारण सुनियोंके द्वारा 


अध करण नाम वाला कहा गया है और जो श्रेणीसे बहिभूंत है अर्थात्‌ 
श्रेणी माढनेके समुख नही है वह स्वस्थान अप्रमत्तविरत कहलाता है । 


द्वितीयों मयख॑' ७३ 


विशेषा्ं--छठवें गुणस्थानमे सज्वलनका अपेक्षाकृत तीन्र उदय 
रहनेसे प्रमादकी सत्ता रहती है, परन्तु सप्तम गुणस्थानमे सज्वलनका 
उदय अपेक्षाकृत मन्द हो जाता है अत. प्रमादका अभाव हो जाता है। 
चार विकथा, चार कषाय, पज्चेन्द्रियोके पाच विषय, निद्रा और स्नेह ये 
पन्द्रह प्रभाद कहलाते हैं। सप्तम गुणस्थान ध्यानकी अवस्थामे होता है 
अत'* वहा प्रमादका अभाव माना गया है। सप्तम गुणस्थानके दो भेद 
है--१ सात्तिशय अप्रमत्तविरत और २ स्वस्थान भप्रमत्तविरत। जो 
'उपशमश्रेणी अथवा क्षपकर्नेणी चढनेके सम्मुख है वह सातिशय अप्र- 
मत्तविरत कहलाता है। इसका दूसरा नाम अध करण भी है क्योकि 
इसमे मुनिके करण--परिणाम पिछले समयके परिणामोसे मिलते-जुलते 
होते हैं। ओर जो मुनि श्रेणी चढनेके सनन्‍्मुख नही है किन्तु अन्तमुंहुर्तके 
भीतर गिरकर छठवें गुणस्थानमे आ जाने वाला है वह स्वस्थान अप्रमत्त- 
विरत कहलाता है। स्वस्थान अप्रमत्तविरत हजारो बार छठवें गुणस्थान- 
मे गिरता है और फिर सातवेंमे पहुँचता है ॥९९--१०१॥ 


(८) अपुर्वंकरण गृणस्थान-- 
ततो5घिकविशुद्धधा यो वर्धमानों विराजते | 
अपूर्वान करणान्य्राप्तः समय समय प्रति ॥१०२॥ 
अपूर्वाः करणा यस्य सन्ति संयतभूपते। । 
सोथ्यूवंकरणाभिख्यो शेयों मान्यगरुणाश्रयः ॥१०३॥ 
अर्थ--सप्तमगुणस्थानकी अपेक्षा जो अधिक विशुद्धिसे वृद्धिको प्राप्त 
होता हुआ शोभायमान है तथा समय-समयके प्रति जिस मुनिराजके 
अपूर्व-अपूर्व परिणाम होते है वह अपृरवंकरण नामवाला जानना चाहिये । 
यह मुन्ति उत्तम गुणोका आधार होता है ॥१०२-१०३४७ 
(९) अनिवृत्तिकरण गणस्थान--- 
निवृक्ष्या यत्र जीवानां करणा। समकालिनाम । 
विभिन्‍ना नो भवन्त्येव निखिलेषषि महीतढे ॥१०४॥ 
भवेत्तद्धि गुणस्थानमनिवक््यभिधानकम्‌ । 
तत्रस्थः संयतैश्चोक्तोइनिवृत्तिकरणो यत्तिः ॥१०५॥॥ 


अर्थ--जिस गुणस्थानमे समसमयवर्ती जीवोके परिणाम सस्पूर्ण 
महीतलमे विशेषतासे विभिन्‍न नही होते किन्तु समान ही होते है वह 


७४ सम्यक्त्व-चिब्तामणि 


अनिवृत्तिकरण नामका गुणस्थान है और उसमें स्थित मुनि ऋषियोंके 
द्वारा अनिवृत्तिकरण कहा गया है ॥१०४-१०५॥ 
(१०) सुक्ष्मसांपराय गुणस्थान-- 
सुक्ष्ममागोदयेनेपद रज्जितः खल यो भवत। 
किश्विद्नी._ यथाखरूयातचारित्रात्संयतेन्द्रिय ॥१०६॥ 
वर्धभानविशुद्धधाभिमण्डितो5खण्डितात्मवानू._ । 
साम्पराय. स॒ सक्ष्मादि! प्रोच्यते म्रुनिसत्तमैः ॥१०७॥ 
' झ्र्थं--सज्वलनलोभ सम्बन्धी सूक्ष्मरागसे जो किड्न्चितु रागभावकों 
प्राप्त हो रहा है, जो यथारूषात चारित्रसे कुछ ही न्यून है, जिसने इन्द्रियो- 
को अच्छी तरह वक्ष कर लिया है, जो बढती हुई विशुद्धिसे सुशोभित है 
तथा रागादि विकारी भावोंसे अखण्डित आत्मासे युक्‍त है उसे उत्तम 
मुनिराज सुक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानवर्ती कहते हैं ॥१०६-१०७॥ 
(११) उपज्ञान्तमोह गुणस्थान-- 
यथा शारदकासारो निर्मलात्मा भवेत्त या। 
सवंथा शान्तमोहार्यकदमो वरवृत्तमाकू ॥१०८॥ 
निर्वातनिस्तरड्भाव्यरिव. निश्चलमानसः । 
विगताखिलसंकल्पी. निवृत्ताखिलवाञ्छन! ॥१०९ 
'  आत्मनात्मनि संलीन। शुद्धसभावविभूषित । 
 गशान्तमीह से संप्रीक्तो सुनिर्मान्यगुणालय। ॥११०॥ 
.. इृदमीयः प्रसादोष्यं किन्तु नेव स्थिरो भवेत्‌ । 
दुजनान्तःप्रसादोीं व झगित्मेव विनत्रयति ॥१११॥ 
अर्थ--जों शरद्‌ ऋतुके तालाबके समान निर्मलात्मा होता है 
जिसका मोहरूपी पद्धू सवंधा शान्‍्त हो गया है, जो उत्कृष्ट चारित्र 
अर्थात्‌ यथाख्यात चारित्रसे सहित है, वायुके अभावमे निस्‍्तरजु समुद्रके 
समान जिसका मत निशचल है, जिसके समस्त सकल्प नष्ट हो चुके हैं, 
जिनकी सब इच्छाएँ समाप्त हो गई हैं, जो अपने आपके द्वारा भपने 
आपमे लोन है, शुद्ध--वीतरागभावसे विभूषित है, तथा उत्तम गुणोका 
आलय है वह मुनि उपशान्तमोह गुणस्थानवर्ती कहा गया है। यह सब 
है किन्तु इस गुणस्थानवर्ती मुनिकी निमंलता स्थिर नही रहती वह दुर्जनः 
के मनकी प्रसन्‍तताके समान शीक्र ही नष्ट हो जाती है ॥१०८-१११॥ 


द्वितीयों मयूखः ७५ 
(१२) क्षीणमोह गुणस्थान--., ' 
येन ध्यानक्ृपाणेन मोहः संशायितः सुखम्‌। 
दीघेनिद्रां त्रिकालेषपि न मोध्ष्यत्येव कुत्रचित्‌ ॥११२॥ 
' शुद्धस्फटिकपात्रस्थनिम लो दकपुन्द्वत्‌ । 
निर्मलात्मा सदा यः स्यात्‌ क्षीणमोह; स उच्यते ॥११३॥ 
अर्थ--जिनके द्वारा ध्यानरूपी तलवारसे सुखपूर्वक सुलाया हुआ 
मोह तीनकालमे भी कही दीघधे निद्राको नही छोड़ेगा और जो शुद्ध 
स्फटिकके पात्नमें रखे हुए निर्मल जलूसमूहके समान सदा निर्मलात्मा 
रहता है वह क्षीणमोह गुणस्थानवर्ती कहा जाता है ॥११२-११३॥ 
(१३) सयोगजिन-- । 
शुक्लध्यानोग्रहव्याशहुतघातिविधीन्धन: | 
मेघमालाविनिमुक्तो . रश्मिमालीव रानितः ॥११४॥ 
सज्शानदिव्यसर्येण प्रकटीकृतदिकचय: । 
अनन्तं शर्म बोध॑ च वीय चापि सुदर्शनम्‌ ॥११५॥ 
अनइ्वरं॑ सदा बिश्रट्पससादपरमेशवरः । 


वातवेगोद्भ्रमच्छुद्धस्फटिकस्थिततोयवत्‌ू. ॥११६॥ 
, योगजातपरिष्पन्दसहितात्मा.. मुनीशवर। । 


यो भवेत्‌ स भवेद्योगी केवही च जिनो5पि च ॥११७॥ 


अर्थ--शुक्लध्यानरूपी प्रचण्ड अग्निसे जिन्होंने घातियाकर्मरूपी 
इंधनको होम दिया है, जो मेघमालासे रहित सूयंके समान सुशोभित हैं, 
जिन्होने सम्यगज्ञानरूपी दिव्यसूर्यके द्वारा दिशाओके समूहको प्रकट किया 
है, जो अनन्त सुख, अनन्त ज्ञान, अनन्त वीयेँ मौर अनन्त दर्शंनकों सदा 
धारण कर रहे है, जो निर्मलताके परमेश्वर हैं और जिनकी भात्मा 
वायुवेगसे हिलते हुए शुद्ध स्फटिक पात्र स्थित जलके समान थोगोसे 


उत्पन्न परिष्पन्दसे सहित है, वे मुनिराज सयोगकेवली जिन हैं। 
॥११४-१ १७॥ 


(१४) अयोगजिन--- 
अपि योगो न यत्रास्त्थधातिकर्महती च यः । 
' कृतोद्यगमो महामान्यो ह्मचलेन्द्र इवाचलूः ॥११८॥ 


छ् सम्यक्त्व-चिन्तामंणि 


क्षणं निद्वत्य सर्वाणि कर्माणि किल थः पुना। 
मुक्तिकान्तासमारलेपजनितानन्दमाप्स्यति. ॥११९॥ 
सोध्योगी केवही चासो जिनश्चापि सम्नुच्यते | 
यब्चातीतगुणस्थानो म्रुक्तिकान्तं नमामि तस्‌ ॥१२०॥ 
अर्थ--जिनमे योग नही है, जो अघातिया कर्मोका क्षय करनेमे 
तत्पर हैं, महामान्य हैं, सुमेरुपव॑ंतके समान निरचल हैं, और जो क्षणभर- 
में समस्त कर्मोको नष्टकर मुक्तिकान्ताके आलिज्भधनसे उत्पन्न आनन्दको 
प्राप्त होगे वे अयोगकेवली जिन कहलाते हैं। जो गुणस्थानोंसे परे हैं उन 
सिद्ध भगवान्‌को में नमस्कार करता हूँ ॥११८-१२०॥ 
आगे जीवसमासप्ररूपणाके द्वारा जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं-- 
सामान्येनैंकधा जीवः संसारस्थी मभवेत्पुन'। 
त्रसस्थावरभेदेन ठेघा नाम से मिथ्ते ॥१२१॥ 
एकेन्द्रियश्च सकलो विकलश्वेति स त्रिधा। 
एकाक्षो विकलाक्षरच संस्यसंज्ञी चतुर्विधः ॥१२२॥ 
एकेन्द्रियादिभेदेन पञ्चधापि. भवेदसी । 
पृथिव्यव्बायुतेजोदुत्नसाः पोढेति मिद्चते ॥१२३॥ 
स्थावरा। पञ्च सकलछी विकलब्वेति सप्तधा। 
पण्चेकाक्षाइथ विकल! संक्‍््यसंज्ञीति चाष्टधा ॥१२४॥ 
चतुर्मिजंद़मे साथे.. पण्चस्थावरयोजने । 
नवधा स विभिद्येत, स्थावरे पम्चमिः पुनः ॥१२५॥ 
द्रथक्षत्यक्षचतु स्रोतःसंक््यसक्षीति सगती । 
ट्याप्तासी अवेज्जीवी.... भववैभवमोहित। ॥१९१॥ 
स्थावरा मताः। 
भवेत्पुन। ||१२७॥ 
स्थावरं: पुनः |. |, 
संस्यसज्ञिमि ॥१२4८॥ 
'शस्थावरयोजने । 
ब्रजेत ॥|१२९॥ 


5) 


द्वितीयो मयूख. ७७ 


दर्शस्थावरभेदेषु त्रसपश्चकमेलनात्‌ । 
 पश्चदश्प्रकारा। स्यु्जीवाः संसारसध्यगा; ॥१३०॥ 
चतुदंशस्थावरेषु. त्रसहयस्थ मेलनात्‌ । 
पोडकज्षघा भवेयुर्वें जीवा भवपयोधिगाः ॥१३१॥ 
* चतुद्दंशस्थावरेषु त्रसत्रिकसुयोजनात्‌ । 
जीवा; सप्तदश प्रोक्ताः आजवजब्रमध्यगा। ॥१३२॥ 
चतुदंशस्थावरेषु धतुस्त्रसविमेलनात । 
' अष्ठादशविधाः प्रोक्ता जीवाः संसारिणों धुवम्‌ ॥१३३)॥। 
चतुर्देश स्थावरेषु त्रसपश्चकमेलनात्‌ । 
भवन्ति जीवा एकोनविंशतिसंखयका भवे ॥१३४॥ 
एपां पूर्णादियोगेन भेदा. सप्ताधिका मंता) । 
पश्चाशन्मुनिभिर्मान्यः श्ुतसागरपारगः ॥१३५॥ 


अर्थ--ससारी जीव सामान्यसे एक प्रकारका है। फिर त्रसस्थावरके 
भेदसे दो प्रकारका है । एकेन्द्रिय तथा विकल और सकलके भेदसे तीन 
प्रकार हैं । एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, तथा संज्ञी और असज्ञीके भेदसे चार 
प्रकारका है । एकेन्द्रियादिके भेदसे पाँच प्रकारका है | पुथिवी, जल, अग्नि, 
वायु, वनस्पति ये पाँच स्थावर तथा एक त्रसके भेदसे छह प्रकारका है। 
पाँच स्थावर ओर सके सकल विकल दो भेद, इस प्रकार सात भेद- 
वाला है। पाँच स्थावर विकल तथा सज्ञी और असज्ञी इस प्रकार भाठ 
भेदवाला है । द्वीन्द्रियादि चार त्रसोके साथ स्थावरोके पाँच भेद मिलानेसे 
नो प्रकारका हैं। पाच स्थावरोके साथ त्सोके द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरि- 
न्द्रिय ओर सज्ञी असंज्ञी पज्चेन्द्रिय ये पाँच भेद मिलानेसे दद्या प्रकारका 
है। पाच स्थावरोके सूक्ष्म और वादरकी अपेक्षा दश भेद हैं उनमे चस- 
का एक भेद मिलानेसे ग्यारह प्रकारका है। पुर्वोक्त दश स्थावरोमे श्रस- 
के सकल विकल भेद मिलानेसे बारह प्रकारका है। दश स्थावरोमे विकल 
तथा सकलके सज्ञी असज्ञी भेद मिलानेसे तेरह प्रकारका है। दक्ष स्था- 
वरोमे तसोके द्वीन्द्रियादि भेद मिलानेसे चौदह प्रकारका है । स्थावरोके 
दश भेदोमे द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और सज्ञी असंज्ञी पज्चेन्द्रिय, 
सके ये पाँच भेद मिलानेसे पन्द्रह प्रकारका है। पृथिवी, जल, अग्नि, 
: ब्रायु, नित्य निगोद और इतर निगोद, इन छहके सूक्ष्म वादरकी अपेक्षा 


् 


७८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


बारह भेद तथा सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक दो भेद मिला- 
कर स्थावर जीवोके चौदह भेद हैं उनमे श्रसोके सकल और चिकल ये दो 
भेद मिलानेसे सोलह प्रकारका है। स्थावरोके पृर्वोक्त चौवह भेदोमे श्रसोंके 
विकल और संज्ञी असंज्ञी पड्चेन्द्रिय ये तीन भेद मिलानेसे सत्तरह प्रकार 
का है। स्थावरोंके उपयुक्त चौदह भेदोमे प्रसोके द्वीन्द्रियादि चार भेद 
मिलानेसे अठारह प्रकारका है भर स्थावरोंके उन्ही चोदह भेदोमे 
द्वीन्द्रिय श्रीरिद्रीय चतुरिन्द्रिय सज्ञी पल्चेन्द्रिय और असज्ञी पश्चेन्द्रिय श्रस- 
के ये पाँच भेद मिलानेसे उन्‍्नीस प्रकारका है । इन उनन्‍नीस भैदोका पर्या- 
प्तक निवुत्यपर्याप्तक ओर रूब्ध्यपर्याप्तक इन तीनके साथ योग करनेसे 
ससारी जीवोके संत्तावन भेद श्ञास्त्ररूपी सागरके पारग्रामी मुनियोंके 
द्वारा माने गये है ॥१२१-१३५॥ 
विशेषार्थ--जीवोमे पाये जाने वाले सादृश्य धर्मके द्वारा उनके इस 
प्रकार भेद करना जिसमे सबका समावेश हो जावे, जीवसमास कह- 
लाता है। ऊपरके प्रकरणमें जीवके उन्‍नीस मभेदोका दिग्दर्शन कराया 
गया है। ये उन्‍्नीस भेद सामान्यकी अपेक्षा हैँ। इनके पर्याप्तक और 
अपर्याप्तकके योगसे अडतीस भेद होते हैं तथा पर्याप्तक निवृत्यपर्याप्तक 
और लब्ध्यपर्याप्तकके योगसे सत्तावन भेद होते हैं। जीवसमासके चौदह 
और अठानवे भेद भी प्रसिद्ध हैं जो इस प्रकार घटित होते हैं-- 
चोदह जीवसमास--एकेन्द्रियके मृक्षम और वादरकी अपेक्षा दो 
भेद तथा दोनोके पर्याप्तक और अपर्याप्तककी अपेक्षा दो-दो भेंद इस 
प्रकार एकेन्द्रियके चार भेद । द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय इत तीन 
- के पर्याप्तक और अपर्याप्तककी अपेक्षा दो-दो भेद और पस्चेन्द्रियके सज्षी 
असज्ञीके मेंदसे दो भेद त्तथा दोनोंके पर्याप्तक अपर्याप्तककी अपेक्षा 
दो दो भेद, इस प्रकार सबके मिलाकर ४+२+२+२+ ४८ १४ जीव- 
समास होते हैं । 
अंठानवे जीवसमास--एकेन्द्रियोंके १४१८ ३८४२ और विकलत्रयके 
३३८३०९ इन इक्यावन भेदोमे कमंभूमिज पन्‍्चेन्द्रिय तिर्यजचके ३० 
तथा भोगभूमिज पड्चेन्द्रिय तिर्यअचके ४ इस प्रकार रे४ भेद मिलानेसे 
तिय॑ञ्चके ८५ भेद होते हैं। इनमे मनुष्यगतिके ९ तथा देव और 
नरक गतिके दो-दो भेद मिलानेसे ९८ जीवसमास होते हैं। कमे- 
भूमिज पल्चेन्द्रिय तियंडचके ३० भेद इस भ्रकार हैं--पब्चेन्द्रिके 
मूलमे जरूचर स्थलचर और नभद्चरके भेदसे तीन भेद हैं इनके 
सज्ञी और असज्ञीकी अपेक्षा दो-दो भेद हैं। उपयुंबद छह भेद गर्भ और 


द्वितीयों मयूखः ७३९, 


संमुच्छंन जन्मकी अपेक्षा दो प्रकारके है। -गर्भजन्मवालेके छह भेद 
पर्याधक्त और निवृत्यपर्याप्की अपेक्षा दो-दो प्रकारके हैं अत 

बारह भेद हुए और सम्मूच्छेतजन्मवालेके छह भेद, पर्याप्तक निर्वृत्य- 
पर्याप्तक और लब्ध्यपर्याप्तककी अपेक्षा तीन प्रकारके हैं अतः भठारह 
भेद हुए। दोनोकों मिलाकर तीस भेद होते हैं। भोगभूमिमे स्थलचर 
और तभदचर ये दो ही भेद होते है और उनके पर्याप्क अपर्याप्तककी 
अपेक्षा दो-दो भेद होकर चार भेद होते है। मनुष्योके मुलमे आर्यखण्डज 
और म्लेच्छख॑ण्डज ये दो भेद हैं। इनमे आयंखण्डजके पर्याप्तकनिवृत्य- 
पर्याप्तक तथा लब्ध्यपर्याप्तककी अपेक्षा तीन भेद और म्लेच्छखण्डजके 
पर्याप्त और. निर्वृत्यपर्याप्तककी अपेक्षा दो भेद । इन पाँच भेदोमे भोग- 
भूमिज और कुभोगभूमिज मनुष्योके पर्याप्त और निवृत्यपर्याप्तककी 
अपेक्षा चार भेद मिलानेसे मनुष्योके नौ भेद होते है। देव और नारकीके 
पर्याप्तक तथा निवृत्यपर्याप्तककी अपेक्षा दो-दो भेद (हैं। जीवसमासके 
इन भेंदोकी जानकर सदा जीवरक्षामे तत्पर रहना चाहिये । 


आगे पर्याप्ति प्ररूपणाके द्वारा जीवतत्त्वका वर्णन करते है-- 
यथा छोके पढोत्तुज्ञभृहमौलिघटादयः । 
पूर्णापूर्णा हि दृश्यन्ते जीवाश्चापि तथाबिधाः ॥१३६॥ 
आहारूच शरीरज्चापीन्द्रियानमनांसि च। 
भाषा चेत्येव पटक स्यात्पर्याप्तीनां शरीरिणाम ॥१३७॥ 
पर्याप्तीनां च॑ सर्वासां प्रारम्भो युगपद्‌ भवेत्‌ । 
यथाक्रम भवेत्पूर्तिघटिकाइयमध्यके ॥११८॥ 
एकाक्षाणां चतस्नस्ता विकलानाश्व पश्च ता।। 
सकलानां पड़ेव स्पुर्तीवतां जगतीतले ॥१३९॥ 
अपर्याप्ताश्च पर्याप्ता जीवा हेधा भवन्ति ते । 
अपर्याप्ता पुनः केचिन्‌ निद्व त्या केडपि लब्धितः ||१४०॥ 
येषां शरीरपर्याप्ति. पूर्णा यावन्‍्न जायते। 
तावन्निद्व त्यपर्याप्तास्ते मताः किल जन्तवः ॥१४ १॥ 
सत्यां तस्याश्व पूर्णायां पर्याप्ता वें भवन्ति वे । 
येषामेकापि नो जाता पूर्णा पर्याप्तिरत्त वा ॥१४२॥ 


८० सम्पवत्व-चिन्तामणि; 


भविष्यत्येच नो चापि लब्ध्यपर्याप्तका हि ते। 
अस्तमुहू्तकाले. च रूव्ध्यपर्याप्तजीविनाम ॥१४३॥ 
शतत्रयं च पदत्रिशत्‌ हां पदपष्टिसहल्नकम्‌ | 
भवन्ति हनत लोकेडस्मिनू जनयो सृतयस्तथा ॥१४४॥ 
कर्मभूमिसमृत्पन्नतियं मर्स्यकदम्पके । 
लब्ध्यपर्याप्तका मून॑ भवन्त्यन्यत्र नेव च॥१४०॥ 
प्रथमे च ट्वितीये व चतुर्थ पष्ठके तथा । 
शुणस्थानेप्वपर्याप्ता जायन्ते किल जन्तवः ॥१४६॥ 
अपूर्णयोगयुक्तत्वात्काययोगस्य योगिनः । 
भवेन्निद्न त्यपर्याप्तता कदाचन  कस्यचित्‌ ॥१४७॥ 
लब्ध्यपर्याप्तकत्व॑ तु॒मिथ्यादृष्टिमतां भवेत््‌ । 
अन्येपां न त्रिकालेईपि निखिलेशपि च भूतले ॥१४८॥ 
धन्या; सिद्धिमद्दीकान्ता जन्मक्लेशपराठ्मुखाः । 
अमन्दानन्द्संडीना. विजयन्ते परमेश्वराः (१४९ 


अथ॑--जिस प्रकार लोकमे वस्त्र, उच्चभवन, मुकुट ओर घट आदि 
पदार्थ पूर्ण और अपृर्ण देखे जाते है उसी प्रकार जीव भी पूर्ण मोर अपू्ण 
देखे जाते हैं ॥१३६।) भाहार, घरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, भाषा और 
मन जोवोकी ये छह पर्याप्तियाँ कही गई हैं ॥१३७॥ सभी पर्याप्तियोका 
प्रारम्भ तो एक साथ हो जाता है परन्तु पति क्मसे दो घडीके भीतर 
होती है ।।१३८॥ एकेन्द्रियोके चार, विकलो अर्थात्‌ द्वीन्द्रियसे लेकर अर्सनी 
पण्चेन्द्रिय तकके पाँच और सज्ञी जीवोंके लोकमें छहो पर्याप्तियाँ होती 
हैं ॥१३०॥ वे जीव दो प्रकारके हुँ एक पर्याप्तक और दूसरे अपर्याप्तक । 
अपर्याप्तकोमे कोई जीव निवृत्तिकी अपेक्षा अपर्याप्त हैं और कोई लब्धिकी 
अपेक्षा । भाव यह है कि अपर्याप्तक जीव दो प्रकारके हैं--१ निवृत्य- 
पर्यातक्त और २ हरूब्ध्यपर्यात्त ॥(४०। जिनकी जब तक शरीर- 
पर्याप्ति पूर्ण नही होती है तब तक वे निवृत्यपर्याप्तक माने गये हैं 
॥१८१॥ शरीरपर्याप्तिके पूर्ण होनेपर वे ही जीव नियमसे पर्याप्तक हो 
जाते हैं। इस जगत्‌मे जिनकी एक भी पर्याप्ति न पूर्ण हुई है और न होगी 
मैं लब्ध्यपर्याप्तक हैं । लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके अन्तमुंह॒ततमे छयासढ हजार 


द्वितीयो मयूख' &₹ 


तीन सो छत्तीस जन्म मरण होते है ।।१४१-१४४॥ लब्ध्यपर्याप्तक जीव 
कर्मभूमिज तिय॑ञ्च और मनुष्योमे ही होते है अन्यन्न नही होते ॥१४५॥ 
अपर्याप्तक जोव पहले, दूसरे, चौथे ओर आहारक शरीरकी भपेक्षा 
छठवें गुणस्थानमे होते हैं ॥१४६॥ काययोगकी अपूर्णतासे युक्तहोनेके 
कारण किन्‍्ही सयोगकेवलीके भी समुद्धातके समय निवृत्यपर्याप्तक 
अवस्था होती है ॥१४७॥| यह नियम है कि लब्ध्यपर्याप्क अवस्था मिथ्या- 
दृष्टि जीवोके ही होती हैं अन्य जीवोके तीनो काल त्था समस्त जगत्‌मे 
नही होती ॥१४८॥ धन्यभाग सिद्ध परमेष्ठी जन्मके बलेशसे रहित हैं । 
अनन्त आनन्दमे लीन रहने वाले वे पेरमेश्वर जयवन्त प्रवतंते है ॥१४५॥ 


विशेषारय--पर्याप्तिका अर्थ पूर्णता है। यह पृर्णता शरीर-रचनाकी 
अपेक्षा नही है किन्तु आत्मामे शरीर निर्माणके योग्य ऋ्रमसे विकसित 
होने वाली शक्तिकी अपेक्षा है। पर्याप्तिके छह भेद है--९ आहार २ 
शरीर ३ इन्द्रिय ४ श्वासोच्छास ५ भाषा और ६ मन। मृत्युके बाद जब 
यह जीव विग्नहगतिका काल पुर्णंकर अपने उत्पत्तिके योग्य स्थानपर 
पहुँचता है तब छरीररचनाके योग्य आहारवर्गणाओको ग्रहण करता 
है। उन वर्गगाओको खल रस भाग रूप परिणमानेके योग्य शक्तिका 
आत्मामे प्रकट होना आहारपर्याप्ति कहलाती है। खल भागको हड्डी 
आदि कठोर अवयव रूप तथा रसभागको रुधिर आदि त्तरल अवयव रूप 
परिणमानेके योग्य शक्तिका आत्मामे प्रकट होना शरीरपर्याप्ति है। 
उन्ही आहारवर्गंणाके परमाणुओको स्पश्ांनादि इन्द्रियोके आकार परि- 
णमानेवाली शक्तिका आत्मामे प्रकट होना इन्द्रियपर्याप्ति कहलाती 
है। तथा उन्हीं आहारवर्गंगणाके परमाणुओका श्वासोच्छवासरूप 
परिणमानेकी शक्तिकी पूर्णताको श्वासोच्छुवास पर्याप्ति कहते हैं। 
ये चार पर्यापष्तियाँ अनिवायंरूपसे सब जीवोके होती है । इनके अनन्तर 
द्वीन्द्रियदि जीवोके भाषावर्गगाके परमाणुओकों शब्दरूप परिणमाने 
वाली शक्तिके प्रकट होनेकी भाषापर्याप्ति कहते हैं और सज्ञी पम्चेन्द्रिय 
जीवके मनोवर्गणाके परसाणुओको द्रव्यमनरूप परिणमाने और उसकी 
सहायतासे विचार करनेकी शक्तिके प्रकट होनेको मन.पर्याप्ति कहते हैं। 
इनमेसे एकेन्द्रिय जीवके प्रारम्भकी चार, द्वीन्द्रियसे लेकर असेनी पञ्चेन्द्रिय 
तंकके भाषा सहित पाँच और सेनी पज्चेन्द्रियके मन सहित छहो पर्याप्तियाँ 
होती हैं। जब तक दारोरपर्याप्ति [ूण॑ नहीं होती है तब तक यह जीव 
निव्‌ त्यपर्याप्तक कहलाता है और उसके वाद पर्याप्तक कहा जाता है। 
जिस जीवकी एक भी पर्थाप्ति पूर्ण नही होती तथा इंवासके अठारहवें 

६ 


८२ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


भागमे मर जाता है उसे लूव्ष्यवर्याप््क कहते हैं। यह लब्ध्यपर्याप्तक 
अवस्था सम्मूच्छेन जन्म वाले मिथ्यादृष्टि तिय॑वज्च और मनुष्योंके ही 
होती है। निवृ त्यपर्याप्क भवस्था मरणकी अपेक्षा प्रथम द्वितीय और 
चतुर्थ गुणस्थानमे, आहार्व घारीरकी अपेक्षा छठवें गुणस्थानमे और 
लोकपूरण समुद्धातकी अपेक्षा तेरहवें गुणस्थानमे होती है। लब्ध्य- 
पर्याप्तक जीवके अन्तमुंहुतंमें छघासठ हजार तीन सी उत्तीस क्षुद्रभव होते 
है। उनका विवरण इस प्रकार है--एकेन्द्रियके ६६१३२, द्वीन्द्रियके ८० 
श्रीन्द्रियके ६०, चतुरिन्द्रियके ४० और पम्चेन्द्रियके २४ होते हैं । 
आगे प्राण प्ररूपणाकी अपेक्षा जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं-- 
येपाँ संयोगमासाद्य वियोगं चापि देहिनः 
जीवन्ति च ग्रियन्ते च ते ज्ञेयाः प्राणसंज्ञिन! ॥१५०॥ 
आनप्राणो बलानां च॒ त्रयं चेन्द्रियपश्चकम्‌ । 
आयुश्चेति दश प्राणा वाह्याः सर्वज्ञदर्शिताः ॥१५१॥ 
शानदशनरूपाश्व माषप्राणा मतास्तु ये। 
तेषां कदापि केपांचिदू वियोगो नव जायते ॥१५१॥ 
वीर्यान्तरायसयुक्तम तिक्ञानावुते पुनः 
क्षयोपशमतश्चित्तवलमिन्द्रियपव्च कम््‌ ॥१५३॥ 
इवासोच्छवासशरीराख्यकर्म णोरुदये सति | 
आनग्राणश्च कायस्य बलज्चापि स्रोदये ॥१५४॥ 
वचनस्य चल चायुःकमंणो हथुदये व तत्‌ 
भवन्ति प्राणिनां प्राणा वाह्या वाह्ीकगोचरा। ॥१५५)।॥ 
पश्वाक्षाणां ससंज्ञानां सर्वे प्राणा भवन्ति ते। 
अधब्चेकैकतोी हीना अन्तिमे तु ह्विहीनका। ॥१५१॥ 
अपर्याप्तकपन्चाक्षद्धिके सप्त ततः परम । 
हीना एकेकतो शेया। प्राणाः प्राणघरेने रे: ॥१५७॥ 
द्रव्यप्राणवहिभू ता भावश्ाणविराजिनः 
मुक्तिकान्तालुकूलास्ते जयन्ति जगदीखवरा ॥१५८॥ 
अर्थ--जिनका सयोग पाकर जीव जीवित होते हैं और वियोग 
पाकर मरते हैं उन्हे प्राण जानना चाहिये ॥१५०॥ श्वासोच्छवास, तीच 
जल (मनोबल, वचनब॒ल, कायबल), पाँच इन्द्रिय (स्पर्शन, रसन, न्नाण, 


द्वितीयों मयूखः ८३ 


चक्षु, कर्ण) और आयु ये दश बाह्य प्राण सर्वज्ञ भगवाचके द्वारा देखे गये 
है ॥१५१॥ जो ज्ञान-दर्शान रूप भावप्राण माने गये हैं उनका कभी भी 
किसी जीवके वियोग नही होता है ॥१५२॥ वोर्यान्तराय सहित मति- 
ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे मनोबरू और पाँच इन्द्रिय प्राण उत्पन्त 
होते-है ॥१५३॥ श्वासोच्छूवास तथा दशरीरनामकमका उदय रहते हुए 
श्वासोच्छवास और कायबल प्रकट होते हैं। स्वरनामक्मके उदयमे 
वचनबलर और आयुकर्मका उदय होनेपर आयु प्राण प्रकट होता है। 
प्रांणियोके ये दश प्राण बाह्य जीवोके दृष्टिगोचर होते हैं अत' बाह्य 
कहलाते है ॥१५४-१५५॥ सज्ञी पण्चेन्द्रियः जीवोके सभी प्राण होते हैं 
और उनसे नीचेके जीवोके एक-एक प्राण कम होता जाता है परल्तु 
अतिम अर्थात्‌ एकेन्द्रियके दो कम होते है। तात्पर्य यह है कि सज्ञी पज्चे- 
न्द्रियके १०, असज्ञी पज्चेन्द्रियके मनके विना ९, चतुरिन्द्रियके मन और 
कानके विना आठ, त्रीन्द्रियके मन, कान तथा चक्षुके विना सात, द्वीन्द्रिय- 
के मन, कान, चक्ष॒ और प्राणके विना छह तथा एकेन्द्रियके स्पश्॑न द्वीन्द्रिय 
कायबल, ' आयु औरं श्वासोच्छवास ये चार प्राण होते हैं ॥१५६॥ सज्ञी 
अस्ज्ञी अपर्याप्तक पब्चेन्द्रियोके मतोबल, वचनबल और इ्वासोच्छुवासके 
विना सात प्राण होते हैँ। तथा आगे एक-एक प्राण कम जानना चाहिये 
॥१५७॥ जो द्रव्यप्राणोसे रहित है तथा भावप्राणोसे सुशोभित है ऐसे 
मुक्तिकान्ताके स्वामी सिद्धपरमेष्ठी जयवन्त प्रवरतंते हैँ ॥१५८॥ 
आगे सज्ञा प्ररूपणाके द्वारा जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं-- 
याभिः प्रवाधिता जीवा हपीकविषयेष्‌ वे | 
झम्पापातं भ्रकुवन्तो . दुःख तीत्रतरं किल ॥१५०९॥ 
इह लोके परत्रापि प्राप्लुवन्ति निरन्तरम । 
संज्ञास्ताश्य समादिष्ठाः पूर्वाचायकदम्घके। ।॥१६०॥ 
रिक्तोदरंस्थ जीवस्याहारपुश्नस्य. दर्शनात्‌ । 
तत्रीपयुक्त चित्तस्पासातवेधोदयात्पुनन.. ॥१६१॥ 
आहारस्याभिापा या जायते बहुसीदतः ।' 
“ 'प्थमाहारसंश्ा सा ज्ञेया श्षेयबुसुत्सुमिः ॥१६२॥ 
हीनशक्तेम॑योत्पादकारणानां.. समागमात्‌ । 


तत्रोपयूक्तचित्ततय मयोदीतेश्व विभ्यतः ॥१६३॥ 


(4. 


सम्पकत्व-चिन्तामणि 


प्रलयस्वेद्रोमाब्चकम्पसंदोहदायिनी | 
जुगुप्सादीनताशंसाशझ्रासबत्रासकारिणी ॥१६४॥ 
सम्भ्ान्तिमृत्युवैबण्यगद्गदस्वरधारिणी | 
दिल्मुखालोकनापस्मारादिचेप्टाषिधायिनी._ ॥१६५॥ 
या भीतिर्जायते वें सा भीतिसंज्ञा सम्रच्यते। 
चलेन्द्रियस्प लोकस्प घन्द्रचन्दनदर्शिनः! ॥१६६॥ 
कोकिलालिसयुराणां.._ रम्यारावनिशासिन; । 
कुन्दमाकन्दनीलाव्जकश्लमन्जुलदिड्पुसे ॥१६७॥ 
उद्यानादी निपण्णस्थ विविक्तस्थानशायिनः | 
रतो संलीनचित्तस्प चब्चलाक्षीविलोकनात ॥१६८॥ 
वैदोदयाद्‌ भवेद्‌ या वे मेथनेच्छा5हितप्रदा । 
सा सक्ता मंधनामिख्या सज्ञा सक्ञानशालिमिः ॥१६९॥ 
नानोपकरणालोकात्तत्र मुच्छलाचितसाम्‌ । 
लोभतीव्रोदयात्पुंसां.. सुखित्तभ्रान्तिकारिणी ॥१७०॥ 
अजने रक्षण. नाशे महामोहविधायिनी | 
पापाटवीपघपनाली . च मुक्तिद्वारपिघायिनी ॥१७१॥ 
परिग्रहामिलापा या जायते सुखबेरिणी । 
परिग्रहाभिधिया सा तुर्यसंज्ञा. समुच्यते ॥१७२॥ 
तत्राह्मरस्य सज्ञानमाप्रमत्तयतेमवेत्‌ । 
भीतिसंज्ञाष्टमस्थानपर्यन्त॑ च.. प्रकथ्यते ॥१७३॥ 
मैथुनाख्यावती संशा नवमारें प्रवर्तते | 
तुयंसज्ञा भवेत्तश््मसाम्परायेषपि बर्तिनाम्‌ ॥१७४॥ 
प्रमत्तेतरसाधुनां कर्मसद्भावमात्रतः । 
संज्ञाश्चेताः समुच्यन्ते न कार्य: कमजे! परम ॥१७५॥ 


हितीयों मंयूखे. ८५ 


हे न्द्थनि 20 
संज्ञावाधापरातीता आत्मानन्दथुनिभरा; । 
लयन्त्यहों पुनः केषपि महाभागा महीतले ॥१७६॥ 


इति सम्यक्त्वचिन्तामणी जीवतत्त्वस्वरूप-भेद - 
वर्णनो नाम द्वितीयों सयूख' । 
छे 


अर्थ--जिनके द्वारा बाधित हुए जीव इन्द्रियविषयोमे झम्पापात करते 
हुए निशचयसे इस लोक और परलोकमे निरन्तर अत्यधिक दुःख प्राप्त 
फरते हैं वे पूर्वांचार्योके समूहके द्वारा संज्ञाएँ कही गई हैं ॥१५०-१६०॥ 
१ आहारसंज्ञा-- 

जिसका पेट खाली है, जिसका चित्त आहारकी ओर उपयुक्त हो 
रहा है तथा जो छ्षुधाकी वेदनासे अत्यन्त दुखी हो रहा है ऐसे जीवके 
बाह्ममे आहार समूहके देखनेसे और अन्तरज्मे असाता वेदनीयकी 
उदीरणासे जो आहारकी इच्छा होती है उसे पदार्थ स्वरूप ज्ञानके इच्छुक 
मनुष्योको पहली आहारसज्ञा जानना चाहिये ॥१६१-१६२॥ 
२ भयसंकज्ञा-- 

जो हीन छवित वाला है तथा भयकी ओर जिसका चित्त लूग रहा 
है ऐसे भयभीत मनुष्यके वाह्ममे भयोत्पादक कारणोके मिलनेसे तथा 
अन्तरज्धमे भयनोकपायका उदय होनेसे, मूर्च्छा, स्वेद, रोमाञ्च और 
कम्पनके समूहको देने वाली, जुगुप्सा, दीनताप्रदर्शन, शड्भा और त्रास- 
को फरने वाली, सम्भ्राच्ति, मृत्यु, विवर्णता और गद्गद स्वरको धारण 
फरने वाली, दिशाओका देखना तथा अपस्मार आदिकी चेष्टाको करने 
वाली जो भीति होती है वह भयसंज्ञा कही जाती है ॥१६३-१६५॥ 
३ भेथुनसंज्ञा-- 

जिसको इन्द्रियाँ चज्चल है, जो चन्द्र चन्दन आदि उद्दीपन विभाव- 
को देस रहा है, कोयल, भ्रमर और मयूरोंके सुन्दर शब्दोको सुन रहा है, 
कुल्द आम नीलकमल सथा सामान्य कमलोसे सुन्दर दिशाओ वाले 
उपवन आदिमे जो बेठा है, एकान्त स्थानमे शयन कर रहा है और रति- 
में जिसका चित्त लीन हो रहा है ऐसे मनुण्यके वाह्ममे स्त्रीके देखनेसे 
तथा अन्तरज़ुमे वेदनोकपायका उदय होनेसे जो मेयुनकी इच्छा होती 
है उसे सम्यग्शानसे सुधोभित मुनियोने मेथुनसंज्ञा कहा है ॥६६-१६९॥ 

४. परिग्रहसंज्ञा--परिग्रहमे जिनका चित्त मूच्छा--ममत्वपरिणामसे 
युक्त हो रहा है ऐसे पुरुषोके बाह्यमे नाना प्रकारके उपकरण देखनेसे, 


प्‌ सम्यक्त्व-चिन्तार्मणि 


ओर अन्तरज्धमें लोभ कपायका तीन्र उदय होनेसे, सुखीपनेकी प्रान्ति 
करने वाली, उपाजंन, रक्षण तथा नाशके समय महामोहको उपजाने- 
वाली, पापरूपी अटवीको हरीभरी रखनेके लिये मेघमालारूप, 
मुक्तिका द्वार बन्द करने चाछी और निराकुरुतारूप सुखका घातत करने 
वाली जो परिग्रहकी इच्छा उत्पन्त होती है वह परिग्रह नामकी चौथी 
सज्ञा कही जाती है ॥१७०-१७२॥ 
१- उपयुक्त चार सज्नाओमे आहार सज्ञा प्रमत्तविरत नामक छठवें गुण- 
स्थान तक होती है। भयसज्ञा आठवें गुणस्थान तक कही जाती है। 
मंथुनसज्ञा नौवें गुणस्थानके पूर्वा्ध तक होती है और परिग्रहसज्ञा सुक्ष्म- 
साम्पराय--दशववें गुणरथानमे भी वर्तमान पुरुषोके होती है। अप्रमत्त- 
विरत आदि गुणस्थानोमे जो ये सज्नाएँ कही गई है वे कर्मके समद्भाव 
मात्रसे कही गई हैँ किन्तु कमंसे होनेवाले कार्योकी अपेक्षा नही कही गई 
हैं ॥(७३-१७५॥ 

> जो सज्ञाओकी बाघासे रहित तथा आत्मीय आनन्दसे परिपूर्ण हैं ऐसे 
कित्तने ही भाग्यशाली मनुष्य इस पुथ्वीतलपर जयवन्त प्रवर्तते हैं, यह 
आदइचयंकी वात है । तात्पयं यह है कि सज्ञाओका प्रकोप दह्म गुण- 
स्थान तक ही रहता है उसके आगेके समस्त मनुष्य सज्ञाओोसे रहित 
हैं ॥१७६॥ 

इस प्रकार सम्यवत्वचिन्तामणिमें जीवतत्वका स्वरूप और उसके 
भेदोका वर्णन करनेवाला द्वितीय मयूख समाप्त हुमा । 
छ 


तृतीयो मयूखः 


अब तृतीय मयूखके प्रारम्भमे मद्भलाचरण करते हुए भगवान्‌ महा- 
वीरकी स्तुति करते हैं-- 
उपेन्द्रवत्ना 
उपेन्द्रवन्नायुधपन्नगेन्द्रा 
नमन्ति पादाब्जयुगं यदीयग् | 
स्तुवन्ति भक्‍त्या च सदा स वीर) 


पर प्रमोदं किल नो विदद्यात्‌ ॥ १॥ 
अर्थ--इन्द्र, प्रतीन्द्र तथा धरणेन्द्र सदा भक्तिपुर्वकं जिनके चरण- 
कमलयुगलूको नमस्कार करते हैं वे भगवान्‌ महावीर हम सबके लिए 
उत्कृष्ट--आत्मीक आनन्द प्रदान करें ॥१॥ 
आगे गति आदि चौदह मार्गंणाओके द्वारा जीवतत्त्वका वर्णन किया 
जाना हैं अत. सर्व प्रथम मार्गणासामान्यका लक्षण कहकर गतिमार्गणा- 
के द्वारा-जीवतत््वका वर्णन करते हैं । 


मुग्यन्ते यासु याभिवों जीवाः संसारमध्यगा । 


सागंणास्ता हि विज्ञेया गत्याद्यास्ताइचतुदंश || २॥ 

अथं--जिनमे अथवा जिनके द्वारा संसारी जीवोकी खोज की जाय 
उन्हे मार्गंणा जानना चाहिये । वे गति आदि चौदह है । 

भावाथं--१ गति २ इन्द्रिय ३ काय ४ योग ५ वेद ६ कषाय ७ ज्ञान 

८ संयम ९ दर्शन १० लेश्या ११ भव्यत्व १२ सम्यक्त्व १३ सज्ञित्त और 


१४ आहारक ये चोदह मार्गणाएँ है । ससारी जीवोका निवास इन्ही 
भार्गणाओमे है ॥२॥ 


गतिसागंणा-- ४ 
गतिकर्मोदयाज्जाता जीवावस्था गतिमंता। 
नरकादिय्रभेदेन चतुर्धा सा तु॒भिद्यते॥ ३॥ 


अथं--गतिकमके उदयसे उत्पन्त हुई जीवकी अवस्था गति मानी 
गईं है । वह नरकादिके भेदसे चार प्रकारकी है ॥३॥ 


८८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 

नरकगति-- 
श्वश्रगत्युदयात्त जाता जीवस्य या दशा। 
नानादुःखसमाकीर्णा सा घ्वश्नगतिरुच्यते | ४ ॥ 


अथ--तरकगति नामकर्मके उदयसे जीवकी जो अवस्था उत्पन्न 
होती है वह नाना दु खोसे परिपूर्ण नरकगति कही जाती है ॥४॥ 


नरकगतिमे उत्पन्त होनेंके कारण-- 


बालानामबलानाब्व जराजीणशरीरिणाम । 
कान्तानां गतकान्तानां व्याधिव्यथितदेहिनाम्‌ ।। ५ | 
एकेन्द्रियादिभूतानामसाती भवतां भव । 
हिंसनान्‍्मससा. तेषामनिष्ठा४चिन्तनात्तथा | ६ ॥ 
अलीकालापतोःस्येषां द्रविणोच्चयचौयतः । 
पराज़नाज्संलेपान्मूच्छ न्मूच्छाप्रभावतः ॥ ७ ॥ 


अमन्दमोहसंमोहादन्यथाचरणात्तथा ॒ 

जायन्ते प्राणिनस्तत्र. घ्वश्नेष्शमंसरित्पती ॥ ८ ॥ 

भ्ुज्जन्ते भविनो यत्र नानादुःखकदम्बकम्‌ | 

सागरान्‌ वसुधाजात जात यच्च पराश्रयातू ॥ ९॥ 
। अर्थ--बालको, स्त्रियो, वृद्धो, विधवाओ, रोगियो तथा ससार्मे 
दुख उठाने वाले एकेन्द्रियादि जीवोकी हिंसा करनेसे, मनसे उनका 
अनिष्ट विचारनेसे, असत्य बोलनेसे, दूसरोके धनसमूहकी चोरी करनेसे, 
परस्त्रियोके शरीरका आलिज्भन करनेसे, बढती हुई मू्च्छा--ममत्वपरि- 
णतिके प्रभावसे, अत्यधिक मोहमिथ्यात्वसे उत्पन्न अआन्तिसे तथा विप- 
रीत आचरणसे जीव, दु खके सागरस्वरूप उस नरकमे उत्पन्न होते हैं 
जिसमे उत्पन्न हुए जीव सागरो पर्यन्त पृथिवीसे उत्पन्त तथा अन्य नार- 
कियोके आश्रयसे उत्पन्न नाना दु खोके समूहको भोगते हैं ॥५-९॥ 

आगे उन नारकियोके आधारभूत सात पृथिवियोका वर्णन करते 

है४5 

अग्रैषामाश्रय वक्ष्ये कीर्ण॑ दुःखकदम्बके। । 

धृत्वा मनसि पूर्वपामाचार्याणां बचःक्रमम््‌ ॥१०॥ 


तृतीयों मयूख' ८९ 


अधोज्धः खलु॒वतेन्ते सप्तेतों भूमय। क्रमात्‌ । 
रतनभा शकेराभा च बालुकाभमा च पडुमा ॥११॥ 
धूममा च तमोभा च ततो गाहतमश्ममा। 
घनाम्बुवातबाताध्वसंस्थिता! सहजाबिरम्‌ ।१२॥ 
नेकदु/खचयोत्पूर्णाः पापग्राणिसमाचिताः । 
तत्र॒ प्रथमभूमी... चानेकनारकसंश्रितम्‌ ॥ १३॥ 
त्रिंशल्लक्षमितं ज्षेयं नरकाणां कदम्बकम्‌ । 
हितीयायां. पुन. पश्चविशतिलक्षरुक्षितम्‌ ॥१४॥ 
तृतीयायां. ततः. पज्चदशलक्षप्रमाणकम्‌ । 
चतुर्थ्या भ्रुवि विजेयं दशलक्षमितं पुनः ॥१५॥ 
पञ्चम्यां च _ततो भूम्यां लक्षत्रस्यभिलक्षितम्‌। 
पष्ठयां पृथ्व्यां च पञ्चोनलक्षमानं॑ ततः परस्‌ ॥१६॥ 
सप्तम्यां भ्रुवि विज्ञेयं पश्चमात्रमितं तु ततू। 
रत्नभायां झ्वि ज्षेयाः अस्तारा दश च त्रय ॥१७॥ 
शेया हीना ततो5घस्तादू द्वाभ्यां द्वाभ्यां नियोगतः । 
पूर्व पापसमुद्रेकप्रेरित)ः. किल जन्तव' ॥१८॥ 
_ हन्त हन्त पतन्त्यासु_ भरन्तोशमसंहतिस । 
खराद्याननसंतुल्या। शय्यास्तत्र भवन्ति हि॥१९॥ 


अरथ---अब पूर्वाचार्योकी वचन-परिपाटीको मनमे रखकर इन नार- 
कियोंके उस आधारका कथन करूँगा जो दु खोके समूहसे व्याप्त है 
॥१०॥ इस समान धरातलसे नीचे-तीचे क्रमसे सात भूमियाँ हैं, जिनके' 
नाम इस प्रकार है--१ रत्नप्रभा २ शकराप्रभा रे बालुकाप्रभा ४ पडू- 
प्रभा ५ घूमप्रभा ६ तम प्रभा और ७ महातम प्रभा । ये भूमियाँ चिरकालसे 
स्वत. सिद्ध हैं--किसीकी बनाई नही हैं, तथा घनोदधि वातवरूय, घन- 
वातवलूय, तनुवातवलूय और आकाश्के आश्रित है अर्थात्‌ प्रत्येक भूमिके 
नीचे तीन वातवरूय औौर आकाश विद्यमान है ॥११-११॥ ये भूमियाँ 
नाना दु खोके समूहसे परिपूर्ण हैं तथा पापी जीवोसे व्याप्त है। उन सात 
भूमियोमेसे पहली भूमिसे अनेक नारकियोसे युक्त तीस छाख नरक-बिल 


#० सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


हैं, दूसरी भूमिमे पच्चीस लाख, तीसरी भूमिमे पन्द्रह लाख, चौथी भूमि- 
मे दश लाख, पाचवी भूमिमे तोन छाख, छठवी भूमिमे पाँच कम एक 
लाख ओर सातवी भूमिमे मान्न पाँच नरक हैं। रत्नप्रभा पृथिवीमे तेग्हु 
पटल हैं और नीचे प्रत्येक पृथिवीमें नियमसे दो-दो पटल कम होते जाते 
है । अत्यन्त खेद है कि पूर्व पापके उदयसे प्रेरित हुए जीव दु ख समूहको 
उठाते हुए इन भूमियोमे पढते हैं। उन भूमियोमे गधा आदिके मुखके 
समान उपपादश य्याएँ हैं ॥१४-१९॥॥ 


आगे नारकी जीवोकी उत्पत्ति तथा आकार आदिका वर्णन करते 
हैं-- 
जीवास्तत्रोपपद्चन्ते घटिकाहयमात्मना । 
केचिद्‌. व्याप्रपुखाः केचित्खराद्याननसंयुता ॥२०॥ 


केचिल्लम्बोदराः केचिदू दीघेकर्णाभिधारिणः । 
केचित्पुच्छयुताः. केचिल्लम्बदन्तविशोमिनः ॥२१॥ 


केचित्कपित्थमूर्धान: केचित्‌ पिड्जललोचनाः | 
रूक्षरोमयुताः केचित्‌ू केचितू क्ुब्जकलेवराः ॥२२॥ 
केचित्कपोतवर्णाभाः... केजिन्नीलीविशोमिनः । 
तमःप्रपु जझ्संकाशा: सन्ति केचन नारकाः ॥२३॥ 


अर्थ--उन उपपाद दशाय्याओपर जीव अपने आप दो घडीमे उत्पन्न 
हो जाते हैं अर्थात्‌ अन्तमुंहुतंमे पूर्ण शरीरके धारक हो जाते हैं। कितने 
ही नारकी व्याप्रके समान मुखवाले, कितने ही गधे आदिके समान मुखसे 
सहित, कितने ही लम्बे पेटवाले, कितने हो बडे-बडे कानोको धारण 
करनेवाले, कितने ही पूछसे सहित, कितने हो लम्बे दातोंसे सहित, 
कितने ही केंबके समान मुखवाले, कितने ही पीली आँखो वाले, कितने 
'ही रूक्ष रोमोसे सहित, कितने ही कूबडवाले शरीरसे युक्त, कितने ही 
कबूतरके समान रज्रवाले, कितने ही नील वर्णवाले और कितने ही 
नारकी तिमिरसमूहकें समान काले होते हैं! ॥२०-२३॥ 


_ 


[ँ 
१, कितने ही आचायोनि सभी नारकियोंका कृष्ण रूप वर्णन किया है-- सन्त 
णारया किण्हा ' अर्थात्‌ सब नारकियोंकी द्रग्यलेष्या कृष्ण ही होती है । » 


तृतीयों मयूख' ९ 
अब नारकियोंके दु खोंका वर्णन करते हैं-- 
-“ शस्याभ्यो. निपतन्त्येते नीचैनरकभूमिषु । 
उत्पतन्ति पुनस्ताभ्यः कन्दुका इबव पीडिता। ॥२४॥ 
: यावत्पुध्वी गता एते सहन्ते बहुवेदनास्‌ । 
तावेदण्डधराकारा पूवंच्रसमी रिता! ॥२५॥ 
प्रज्यलत्कोपनज्वालाजालरक्तास्यलोचना | 
स्फुरन्तमघुरं गाढ दशन्तो . दन्तमालया ॥२६॥ 
* कल्परान्तवातसंशुब्धमहानीरधिराविण | 


निशातायुधसघातव्यापारोद्यतपाणय; ॥२७॥ 
अलीकावधिविज्ञातपुरावरप्रदीषिताः | 
-उपेत्य तुप्ुल॑ दुःखं ददतेब्दयचेतसः |॥२८॥ 
े (कलापकस) 


अर्थं--ये नारकी उपपाद शय्याओसे नीचे विलोकी भूमिमे पड़ते हैं 
और ताडित गेंदके समान पुन ऊपरकी ओर उछलते है। जबतक 
ये पुथिवीपर आकर अत्यधिक वेदनाको सहते है तबतक यमराजके समान 
आक्ृतिवाले, पूर्व वेग्से प्रेरित, प्रज्वलित कोपाग्निकी ज्वालाओके समूहसे 
लाल लाल मुख भर नेत्रोसे सहित, फडकतें हुए ओठको दाँतोसे अत्य- 
घिक डसते हुए, प्रल्यकालकी वायुसे क्षुभित महासाग़रके समान शब्द 
करने वाले, तीक्ष्ण छ्ास्त्रोके चलानेमे उठे हुए हाथोसे सहित तथा 


विभद्भावधिज्ञानके द्वारा जाने हुए पूवव वेरसे प्रकुपित, निर्दय चित्तवाले 
नारकी आकर भयंकर दु ख देने लगते हैं ॥२४-२८॥ 


करपत्रचये!ः केचिद्ारयन्ति शिरः चवचित्‌ | 

-. स्फोटययन्ति घनाघाते;। केचन कुत्रचित्पुन! ॥२९॥ 
प्रतप्तायोरसं केचित्पाययन्ति बलातू क्वचित्‌ । 

/. पुत्रिकामि। सुतप्ताभियोजेयन्ति पुनः क्वचित्‌ ॥|३०॥ 
वाहयन्ति ततो यान॑ भूरिभारभ्षतं॑ चिरात्‌ । 
छेदयन्ति पुनः केचिन्नासिकां तकुंसंचये। ॥३१॥ 


९२ 


सम्यवत्व-चिन्तामणि: 


क्वचित्प्रदीप्तहन्याशकुण्डे पातयन्ति हा | 
ततः कटुकरतैलेन निषिब्चन्ति. कलेवरम ॥३२॥ 
केचित्ततः समुद्घृत्य. क्रमिकोट्टीसम्रत्कटे । 
क्षारपानीयसंपू्रसखवन्त्या: पातयन्ति च ॥रे३१॥ 
फ्वचित्कण्टकबृक्षेप्वागेहणं ह्मवरोहणम्‌ | 
कारयन्ति भूथं केचित्रमह्य. क्रर्मानसा: ॥३४॥ 
अजल दुःखितात्मासी सीख्यलाभमनीपया । 
यत्र यत्र समायाति कानने परतेडपि वा ॥३५॥ 
लभते . तत्र तत्रायं दुःखमेव ततो5घिकम्‌ । 
हतभाग्यो जनः किंवा लभते कुंत्रचित्सुखम ॥३६॥ 
तत्र कान्तारमध्येश्शी. निशितैरसिपत्रकेः । 
क्षणन चिछन्नगात्र सन्‌ भृशं॑ हन्त विपीद्ति ॥३७॥ 
पुनः पारदवत्तरय शरीरं॑ शकलीकृतम्‌ । 
यथापूर्व भवत्येव चित्र. कर्मविपाकतः ॥३४॥ 
अथायं पर्वत याति शरणं भीतमानसः । 
सोषपि नन भिनत््येव शिक्तासंघाततश्चिरस ॥३९॥ 
कदाचित्कन्द्रामेति प्राणत्राणमनीषया । 
तत्र पन्‍नगर्भूपालेवृ श्विकैविंपधारिमिः ॥४०॥ 
दुष्टो मू्च्छाँ प्रयात्येवः भृशमात्मापराधत- । 
यावज्जीव क्षुधादु ख ठृपादुःख च सन्ततम््‌ ॥४१॥ 
प्षेत्र॥ विविध दुःखं श्रुद्क्तेत्य वहुपापभाक्‌ | 
आतृतीयपृथिव्यन्तमसुरा असुराघमाः ॥७२॥ 
स्माग्यन्ति. ए्गवैरमेतांइच. नरकस्थितान्‌ । 
सारमेतत्मबुध्यताम ॥४३॥ 
सर्वेषामपि यत्सुखम्‌ । 
दुःखमेषपां मवेदिद ॥४४॥ 


तृतीयों मयूख: हि 


त्रिलोक्यां किश्व यद्दु/खं जायते भविनां सदा । 
अखिल. तदिहास्त्पेतव. क्वचिदेकग्रदेशके ।४५॥ 
यच्चापि जायते दुः्खमेकस्यापीह देहिनः । 
नास्ति तत्कुत्रचिल्लोके भविनां भववर्तिनाम ॥४६॥ 


अथं--कही कोई नारकी करोतके द्वारा शिरको विदोण्ण करते है तो 
कही कोई घनोकी चोटोसे उसे फोडते हैं ॥२०॥ कही कोई बलपूव॑क 
तपाया हुआ लोहेका रस पिलाते हैं तो कही कोई सतप्त पुतलियोको 
चिपटाते हैं ॥ ३० ॥ तदनन्तर कही कोई चिरकाल तक बहुत भारी 
भारसे भरी हुई गाडीको खिंचवाते हैं कही कोई तकुओके द्वारा 
” ज्ञाकको छेदते है ॥३१॥ दु खकी बात है कि कही कोई देदीप्यमान अग्निके 
कुण्डमे गिरा देते है पश्चात्‌ कडुए तैलसे शरीरको सीचते हैं ॥३२॥ 
तदनन्तर कोई अग्निकुण्डसे निकारूकर करोडो कीड़ोंसे परिपूर्ण नदीके 
खारे पानीके प्रवाहमे गिरा देते है ॥३३॥ कितने हो ऋर हृदयवाले नारकी 
चिरकाल तक काटेदार वृक्षोपर बार-बार चढना और उत्तरना करवाते 
हैं ॥३४। । निरन्तर दु.खी रहने वाला वह नारकी सुख प्राप्तिकी इच्छासे 
जहाँ-जहाँ वन अथवा पव॑तमें जाता है वहाँ-वहाँ पहलेसे भी अधिके दु ख- 
को प्राप्त होता है। ठीक ही है क्योकि भाग्यहीन मनुष्य कहाँ क्‍या सुख 
पाता है ? भर्थात्‌ कुछ भी नही ॥३५-३६॥ वह नारकी वहाँ वनके बीच 
तीक्ष्ण असिपत्रोके द्वारा क्षणभरमे छिन्‍न शरीर होता हुआ अत्यधिक 
दुखी होता है ॥३७॥ बडे आधश्चर्यकी बात है कि कर्मोदयसे खण्ड-खण्ड 
हुआ उसका छारीर पारेके समान पुन पहलेके समान ही हो जाता है 
॥रे८॥ भयभीत हुआ यह नारकी यदि पव॑तकी शरणमें जाता है तो वह 
भी चिरकाल तक शिलाओके समूहसे निद्दिचत ही खण्ड-खण्ड करने 
लगता है ॥३९॥ प्राणरक्षाकी बुद्धिसे यदि गुफामे जाता है तो विषको 
धारण करते वाले बड़े-बडे साँपो ओर बिच्छुओके द्वारा काटा जाकर 
अपने अपराधसे अत्यधिक मूर्छाको प्राप्त होता है। भूख और प्यासका 
दु.ख तो निरत्तर जीवन भर सहन करता है ॥४०-४१॥ बहुत भारी 
पापको करनेवाला यह नारको क्षेत्रसे उत्पन्त हुए नाना प्रकारके दु खो को 
तो भोगता ही है तीसरी पृथिवी तक नीच असुर कुमारदेव इन नारकियो- 
को पूर्व वेरका स्मरण कराते रहते है। अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन है ? 
यह सार समझ लेना चाहिये कि तीनो लोकोमे स्थित सभी जीवोको 
जो सुख होता है उससे अनत्तगुणा दु.ख उन नारकियोको इस नरकमे 


थर्ड सम्यक्त्व-चिन्तामणि. 


प्राप्त होता है ॥४२-४४॥ दूसरी बात यह है कि तीनो छोकोमे सब जीवों- 
को सदा जो दु 8 है वह सब यहां किसी एक स्थानमे ही होता है 
॥४५॥ इस नरकमे एक जीवको जो होता लो 
जीवोको कही भी नही है ॥४६॥ 200 80200 
आगे नरकोमे लेश्याओका वर्णन करते हैं--- 
आद्यद्वितीययोरत्र॒ दतीयायां. च॒देहिनाम । 
लेग्या भबति कापोती नारकाणां निरन्तरम्‌ ॥४७॥ 
तृतीयाया अधोंभागे चतुर्थ्या च क्षितों तथा | 
पण्चम्युपरिभागे च नीला लेश्या प्रकीतिंता ॥४८॥ 
अधोदेशे हि पत्चम्याः पष्ठ्यां कृष्णा व सा भ्रुवि । 
गाठकृष्णा तु सप्तम्यां प्रोकता लेश्या मनीपिधिः ॥४९॥ 
अर्थ--पहली, दूसरी और तीसरी पृथिवीमे नारकियोके निरन्तर 
कापोत्तलेश्या होती है। तीसरी पृथिवीके नीचे भागमे, चोथीमे तथा 
पाचवी पृथिवीके ऊपरी भागमे नीललेश्या कही गई है। पाँचवी पुथिवीके 
अधोभागमे तथा छठवी पृथिवीमे क्ृष्णलेश्या होती है किन्तु सातवीं 
पृथिवीमे विद्वानोने परम ऋष्णलेश्या कही है । हि 
भावाथथे--नरकोमे तीन अशुभ लेष्याएँ होती हैं-कापोत, नील और 
कृष्ण । इन तीनो लेश्याओंके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अश्ष होते हैं। 
पहली पृथिवीमे कापोत लेश्याका जघंन्य अश है, दूसरी पृथिवीमे मध्यम 
अश है ओर तीसरी पृथिवीके उपरितन भागमे उत्कृष्ट अश है। तीसरी 
पृथिवी अधोभागमें नीललेश्याका जघन्य अश है, चौथी पुथिवीमे मध्यम 
अंश है और पाँचवी पृथिवीके उपरितन भागमे उत्कृष्ट अंश है। पांचवी 
पृथिवीके अधस्तन भागमे क्ृष्णलेश्याका जघन्य अश है, छठवी पृथिवीमे 
मध्यम अश है और सातवी पृथिवाीमे उत्कृष्ट अश है। यह सब भाव- 
छेष्याएँ हैँ । इनमे होनेवाला परिवतंन स्वस्थानगत ही होता है, परस्थान 
गत नही अर्थात्‌ जहाँ जो लेश्या कही हैं उसीके अवान्तर स्थानोमें परि- 
णमन होता है। पूज्यपाद स्वामीके उल्लेखानुसार यह द्रव्यलेश्याएँ है 
परन्तु अन्य आचार्योंके अनुसार भावलेद्याएँ ही हैं। अन्य आचार्योत्ते सब 
नारकियोके द्वव्यलेश्या कृष्ण कही है ॥४७-४०॥ न्‍ 
अब नरकोमे शीत उष्णकी बाधाका वर्णन करते है-- 
उपरि ल्लितिपञ्चम्या चेदना बा ष्णसभवा । 


ततो«्धस्ताद. भवेच्छीतसंभवा भविनामिदह ॥५०॥ 


हु 


तृतीयो मयूखः 5५ 
अर्थ--पहलीसे लेकर पाँचवी पृथिवीके उपरितिन भाग तक उदष्णं 
वेदना है और उसके नीचे सातवी पृथिवी तक शीतवेदना है ॥५ण। 
आगे नरकोमे शरीरकी अवगाहना कहते है-- 
सप्त चापास्त्रयो हस्ता अड्गुल्यः पड़ देहिनाम्‌। 
प्रथमायां भवेन्मानं देहानां च ततः परम ॥५१॥ 
द्विगुणं हिशुण शेयं सर्वोत्कृष्ठतया स्थितम््‌ | 
संष्तम्यां. पश्चकोदण्डशतकप्रमितं ततः ॥१२॥ 
: -अर्थ॑--प्रथम पृथिवीमे वारकियोके शरीरका प्रमाण सात धनुष तीन 
हाथ छह अगुल है और इसके आगे प्रत्येक पृथिवीमे सर्वोत्कष्ट रूपसे दूना- 


दुना होता जाता है, इस प्रकार दूना होते होते सातवी पृथिवीमे पाँच सौ 
घनुष हो जाता है ॥५१-५२॥ 
अब इन पृथिवयोमें कौन जीव कहाँ तक उत्पन्न होते है, यह कहते 


क्ललिनस कर 


-  अथोत्याद प्रव्ष्यासि जीवानां पापकारिणाम्‌ | 
असंज्ञिनोधत्र जायन्ते पश्चाक्षा: प्रथमप्चिती ॥५३॥ 
प्रथमेतरयों:.. किज्च सरीसुपाहजन्तवः । 
जायन्ते पक्षिणस्तासु तिस॒षु क्षितिप्रगाः ॥४४॥ 
चतसुस्पपद्चन्ते सिंहा: - पञ्चसु योपितः । 
पट्सुसप्तसु विशेया . मत्स्यमानवसंचयाः ।|५५॥ 

45 भ्जे 

* न चापि नारका देवा जायन्ते नरकेपु वे। 

विकला स्थावराश्चापि नोदूंसवन्ति कदाचन ॥५६॥ 
अथे--आगे पाप करने वाले जीवोकी नरकोमे उत्पत्तिका वर्णन 
करते हैं। असज्ञी पण्चेन्द्रिय जीव पहली पुथिवीमें उत्पन्न होते हैँ, सरीसपं 
नामक जीव पहुली और दूसरी पृथिचवीमे, पक्षी प्रारम्भ की तीन 
पृथिवियोमे, सांप चार पृथिवियोमे, सिह पाँच पृथिवयोमे, स्थियाँ छह 
पृथिवियोमे ओर मच्छ तथा मनुष्योके समूह सातो पृथिवियोमे उत्पन्न 
होते हैं. [स्वयंभूरमण समुद्र मे स्थित राघव मच्छ त्था तन्दुंल मच्छकी 
उत्पत्ति नियमसे सप्तम भूमिमे होती है) नारकी और देव नरकोमे उत्पन्त 
नही होते,। इसी प्रकार विकलत्रय और स्थावर जीव भी कभी नरकोमे 


॒ 


९६ सम्यवत्वनचिन्तामणि 


जन्म नही लेते। तात्पर्य यह है कि पज्चेन्द्रिय ति्य॑श्व और कर्मभूमिज 
मनुष्य ही नरको मे उत्पन्न होते है ॥५३-५६॥ 
आगे नरकोसे निकलकर कौन जीव क्या होता है, यह कहते हैं-- 
सप्तम्या उद्गतो जीवस्तिरयक्ष्वेवाभिजायते । 
इतराभ्यस्तु. निस्तीणस्तियंभ्ु॒ मलुजेष्वपि ॥५७॥ 
अर्थ--सातवी पृथिवीसे निकला हुआ जीव नियमसे तिय॑ब्न्च ही होता 
है और अन्य पृथिवियोसे निकला हुआ जीव तिर्यव्न्च तथा मनुष्य--दोनो- 
में उत्पन्त होता है। 
विद्येषार्थ--सातवी भूमिसे निकले जीव नियमसे तियंण्च ही होते हैं 
क्योकि वहाँ सम्यक्त्वके कालमे आयुका बध नही होता | छठवी पृथिवीसे 
निकले हुए जीव मनुष्य तो होते हैं परन्तु सयम धारण नही कर सकते। 
पाचवी पृथिवीसे निकले हुए जीव सयम तो धारण कर सकते 
हैं परन्तु निर्वाणको प्राप्त नही होते । चोथी पृथिवीसे निकले हुए जीव संयम 
धारण कर मुक्ति तो प्राप्त कर सकते हैं परन्तु तीथंकर पद प्राप्त नही कर 
सकते । तीसरी पृथिवी तकसे निकले हुए जीव तीर्थंकर हो सकते हैं। यह 
नियम है कि नरकोसे निकले हुए जीव बलभद्र, नारायण और चक्रवर्ती 
नही हो सकते । इत पदोके धारक जीव स्वर्गंसे ही आते है ॥५७॥ 
आगे नरकोमे गुणस्थान आदिकी व्यवस्था बताते हैं-- 
इहत्यानां हि जीवानां गुणस्थानचतुष्टयम्‌ | 
भवितुं शक्लुयात्‌ किज्च दशशनत्रितय तथा ॥५4॥ . 
क्षायिक दशन किन्तु प्रथमां नातिवतते । 
आवृतीयबहियाताः. केचित्पुण्यमुतो जना। ॥५९॥ 
अपि व्रजन्ति तीर्थस्य कठेत्व कि भाग्यतः । 
भवेत्क्लीवत्वमेंवेषां. नरके. बसतां सदा ॥३०॥ 
उपपादेन जन्मित्व॑ प्रगीत परमागमे । 
सवृताचि त्तशीतोष्णयोनय इवअ्रयोनयः ॥६(॥ 
भवन्ति व्यासत किज्च चतुर्रुक्षकुयोनयः । 
नरके जन्म साभून्मे प्राथयामि जिन सदा ॥३३॥ 
अर्थ--नरकोमे उत्पन्न हुए जीवोके पहलेसे लेकर चौथे तक चार 
गुणस्थान हो सकते हैं। और ओपशमिक, क्षायिक तथा 


तृतीयो मयूख: ९७ 


तीनों सम्यग्दर्शन हो सकते हैं परन्तु क्षायिक सम्यग्दर्शन पहुली पृथिवीका 
उल्लद्भधन नही करता अर्थात्‌ उसके आगे इसका सझ्भराव नहीं रहता। 
तीसरी पृथिवी तक से निकले हुए कितने ही पृण्यशाली जीव भाग्यसे 
तीर्थंकर पद को भी प्राप्त करते हैं। नरकमे रहने वाले सब जीवोके सदा 
नपुसकवेद ही होता है। परमागममे इनके उपपादजन्म बताया गया 
है।. ये नारकी संवृत, अचित्त, शीत तथा उष्ण योनि वाले होते है। 
विस्तारसे इनकी चार लाख योनियाँ होती हैँ ॥५८-६२॥ 


भागे उपयुक्त पुथिवियोमे रहने वाले नारकियोकी भायुका वर्णन 
करते हैं-- 


एक-त्रि-सप्त-दश-सप्तदशाब्धयो हि 
द्वाविशतिस्त्रिगुणिता दश च त्रयइच । 
ज्ञेया परेह बसतां स्थितिरप्रहार्या 


रत्नप्रभाप्रमुखसप्तसु मेदिनीपु ॥६३॥ 
अथ--रत्नप्रभा आदि पृथिवियोमे रहने वाले नारकियोकी उत्कृष्ट 
स्थिति क्रमसे एक सागर, तीन सागर, सात सागर, दछढ् सागर, सबह 
सागर, बाईस सागर और तेंतीस सागर जानना चाहिये । नारकियोकी 
यह अनपवर्त्यं होती है अर्थात्‌ वीचमे कम नही होती ॥६३॥ 


अब उन्ही पृथिवियोंसे बसने वाले नारकियोकी जधन्य स्थितिका 
वर्णन करते है-- 


पूवत्र या स्थितिगुवी भवेद्भवभ॒तां शरुवि । 


अग्रेतनायां संप्रोक्ता लष्बी सा किल सरिभि' ॥६४॥ 
दशवपसहर्नाणि प्रथमायां तु भवेत्त सा । 


मध्यमा बहुवेचित्या वकक्‍तुं शक्या न वतंते ॥६५॥ 
अर्थ--पूर्व पृथिवीमे रहने वाले नारकियोंकी जो उत्कृष्ट स्थिति है 
वह आगेकी पृथिवीमे बसने वाले नारकियोकी जघन्य आयु आबचार्योनि 
कही है। पहली पृथिवीमे बसने वाले नारकियोकी जघन्य आयु दश 
हजार वर्षकी है। मध्यम स्थितिके बहुत भेद है अत- उसका कथन नही 
हो सकता। सक्षेपमे इतना ही कहा जा सकता है कि जधन्य स्थितिके 
ऊपर एक समयसे लेकर उत्कृष्ट स्थितिमें एक समय कम तक मध्यम 
स्थिति कहलातो है ॥६४-६५॥ 
हा 


९८ सम्यवत्व-चिन्तामणि: 
आगे नरकोमे उत्पन्न होनेका विरहकाल कितना होता है, इसका 
वर्णन करते हैं-- 
मुहर्ता दादश ज्ञेया. सप्त रात्रिदिनानि च | 
पक्षो मासइच मासो दो चत्वार पट च ते तथा ॥६६॥ 
भार्या 
इत्युत्कृष्टेन मत प्रोक्‍्तोी रत्नग्रभादिपथ्वीप । 
उपपादकारूुविरहों हीनः सर्वत्र समयोह्सों ॥६७॥ 
अथे--रत्लप्रभा आदि पृथिवियोमे उत्पन्न होनेका विरहकाल 
उत्कृष्ट रूपसे क्रमश बारह मुहते, सात दिन-रात, एक पक्ष, एक मास, 
दो मास, चार मास और छह मास है। जधन्य विरहुकाल सर्वत्र एक 
समय है ॥६६-६७॥ 
इस प्रकार नरकंगति मार्गणाका वर्णन पूर्ण हुआ । 
आगे तियंज्चगति मार्गणाका वर्णन करते हैं-- 
तियग्ग॒त्युदयाज्जीया  जायन्ते यत्र संसुतौ। 
असो तिय॑ग्गतिः प्रोक्ता प्रचिताइमितमायया ॥६४८॥ 
मायाविपधरीदुष्ण मृढा ये किल जन्तव. । 
नित्यमुत्पद्यमानास्ते सहन्ते चेदनामिह ॥१९ 
यद्‌दु खमिह जीवानां जायते जगतीतले | 
तत्तु निशेषतों वक्‍तुं को रसनासहस्भाकू ॥७०॥ 
सामान्यती भरेदेपां निवासी विष्टपत्नये | 
तियलीके विशेषेण प्रगीत. पूबंपण्डितै. ॥७१॥ 
नारका निजराश्चापि तियंञ्चों मनुजास्तथा। 
यथाभाग्य लमन्तेत्त्र देहितां देहदाहिनीस ॥७२॥ 
तियज्चो४पि यथाक्ृत्यमाप्लुवन्ति शरीरिताम्‌ । 
इवाश्रे सुरे नरे चापि तिरश्चां निकुरम्बके ॥७३॥ 
भवेदेषां गुणस्थानपञ्चक सर्वतोडधिकम्‌ । 
दर्शनत्रितव चापि. प्रोक्‍्त॑ गज्ञाधनेश्वरेः ॥७४॥ 


तृतीयों मयूखः - ९५, 


लिड्त्रयी. भवेदेषां जन्मोपपादमन्तरा । 
शिष्टह्यं चुधैरुक्‍तं योनयश्चाखिला मताः ॥७५०॥ 
भवन्ति व्यासतः किन्तु द्रथग्रपष्टिसुलक्षका' । 
कर्मभूमिष . संलब्धशरीरा. इतरे. पुनः ॥७६॥ 
भोगभूमिषु संप्राप्तामन्द्सातसमूहकाः । 
केचिदेकेन्द्रियाः केचिद्‌ द्वीन्द्रियास्त्रीन्द्रियाः परे ॥७७)। 
चतुरक्षम्त केचित्‌. केचित्पज्चेन्द्रिया अपि । ; 
केचिन्मनोयुता! केचिन्मससा रहिताश्च ते ||७८॥ 
केचित्पानीयगाः केचिन्मेंदिनीतछगामिनः । 
केचिदम्बससंचारा भवन्त्येतेषु.. देहिन ॥७९॥ 
प्रा. स्थितिमंवेदेषां त्रिपल्योत्तुलिताउपरा । 
अन्तमु हृतसंमाना विविधा मध्यमा तु सा ॥८०॥ 


अथं--इस ससारके बीच तिय॑ब्चगतिनामकर्मके उदयसे जीव 
जिसमे उत्पन्न होते हैं वह तिय॑श्रगति कही गई है । यह गति बहुत भारी 
मायासे युक्त होती है ॥६८।। निरंचयसे जो अज्ञानी जीव, मायारूपी 
नागिनके द्वारा डशे जाते है वे इस तियंजञ्चगतिमे उत्पन्न होकर निर- 
न्तर दु ख सहन करते हैं ॥६५॥ पृथिवीतलूपर तियंज््चगतिमे जीवोको 
जो दु'ख होता है उसे सम्पूर्णछूपसे कहनेके लिये हजारजिह्दावाला शेष- 
नाग कौन होता है? आर्थात्‌ उसमे भी तिर्य॑व्चगतिका समस्त दुःख 
कहनेकी शक्ति नही है ॥७०॥ सामान्यसे तियंग्लोका निवास तीनो लोको- 
मे है परन्तु विशेषरूपमे पूर्व विद्वानोने मध्यमलोकमे कहा है ॥७१॥ नारकी, 
देव, तियंज्च तथा मनुष्य--चारो गतियोके जीव अपने-अपने भाग्या- 
नुसार इस तियंज््वगतिमे दु खदायक जन्मको प्राप्त होते हैं ॥७२।। और 
तिरयञज्च भी अपनी-अपनी करनीके अनुसार नारकी देव मनुष्य तथा 
तियंक्समूहमे जन्म प्राप्त करते है ॥७३॥ तिय॑ञज्चोके अधिक-से-अधिक 
प्रारम्भके पांच गुणस्थान होते हैं तथा विद्यारूपी धनके स्वामी विद्- 
ज्जनोने तियंज्चोके तीनों सम्पग्दर्शन कहे हैँ (परन्तु क्षायिक सम्यग- 
दर्शन भोगभूमिज तिय॑ञ्चोंके ही सम्भव होता है) ॥७४॥ तिय॑ज्न्चोके 
तीनो लिंग होते हैं । उपपादके सिवाय शेष दो अर्थात्‌ गर्भ और समृच्छेन 
जन्म होता है । सक्षेपमे सभी योनिर्याँ हैँ किन्तु विस्तारसे बासठ लाख 


4०० सम्यक्त्व-चिन्तामणि 

योनिययाँ कही गई हैं। कोई जीव कमंभूमियोमे जन्म लेते हैं कोई बत्य- 
घिक सुखसमूहको प्राप्त करते हुए भोगभूमियोमे उत्पन्न होते हैं। इनमें 
कोई जीव एकेन्द्रिय है, कोई द्वीन्द्रिय हैं, कोई त्रीन्द्रिय हैं, कोई चतुरि- 
न्द्रिय है, कोई पश्चेन्द्रिय हैं, कोई मन सहित हैं, कोई मन रहित हैं, 
कोई जलचर हैँ, कोई भूमिचर है और कोई नभइचर हैं। तिर्य#चोकी 
उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्थकी और जघन्यस्थिति अन्तमुंह्तं की है। 
सध्यमस्थिति अनेक प्रकारकी है ॥७५-८०॥ 

इस प्रकार तिर्य॑ब्न्वगतिका वर्णन पूर्ण हुआ | 


आगे मनुष्यगति मार्गणाका वर्णन करते हैं-- 
गोधगत्युदये नूनं जायते किल या गतिः। 

'. गति सा मालुपी ज्ञेया गतिविच्छेदवाडझ्छिमिः ॥८१॥ 
अल्पारम्भवया नित्य मितग्रन्थतयापि वा | 
सन्द॒त्वाच्च कपायाणां चेतसा सरला नराः ॥८२॥ 
लभन्ते तत्र जन्‍्मानि पृण्यपाकप्रवर्तिताः । 
प्राकृतने भाग्येन. सजन्तीह सुखासुखे |॥८३॥ 


अर्थ--निश्चयसे जो गति मनुष्यगतिनामकर्मके उदयसे होती है वह 
गतिविच्छेदके इच्छुक मनुष्योके द्वारा मनुष्यगति जाननेके योग्य है 
॥८१९॥ निरन्तर अल्प आरम्भ रखनेसे, सीमित परिग्रह रखनेसे, भोौर 
कषायोकी मन्दतासे, सरल चित्तसे युक्त तथा पुण्योदयसे प्रेरित जीव 
उस मनुष्यगतिमे जन्मको प्राप्त होते हैं तथा पूर्वक्ृत कर्मके अनुसार 
सुख और दु खको प्राप्त होते है ।८२-८३॥ । 


अब मनुष्योके भेद कहते हैं-- 
अथायम्लेच्छमेदेन. ह्विप्रकारा भवन्ति ते। 
भवन्त्याया महासान्या माननीयगुणाश्रया। [८४॥ 
केचि त्तत्रद्धिंसम्पन्नाः केचनानुड्विसयुताः | 
तपोबुद्धयोषधाक्षी णविक्रियारसशक्तिमिः ॥८५॥ 
सप्तधा ऋद्धिसंपन्‍ना; प्रोक्ताः प्रज्ञानशालिमिः । 
भवन्ति प्षेत्रचारित्र जातिदर्शनकर्म भि। ॥|८4॥ 


तृतोयों मयूख: १०१ 


पञ्चधा हि परे तेष्‌ त्रिविधा. क्षेत्रजाः पुनः 
उत्तमाधममध्यायभेदतों. शरुवि विश्रुता। ॥&७॥ 
अथें--आयय॑ और म्लेच्छोके भेदसे वे मनुष्य दो प्रकारके होते हैं। 
उनमेसे महामान्य तथा माननीय गुणोंके आधारभूत मनुष्य आयें कह- 
लाते है । कोई आये ऋद्धियोंसे सम्पन्त हैं और कोई आये ऋद्धिथोंसे 
सम्पन्त नहीं है। ऋद्धि सम्पन्न मनुष्य, श्रेष्ठ ज्ञानसे शोभित गण- 
धरादिके द्वारा तप, बुद्धि, औपध, अक्षीण, विक्रिया, रस ओर शक्ति 
इन सात ऋद्धियोके भेदसे सात प्रकारके कहे गये हैं। अनृद्धि प्राप्त मनुष्य 
क्षेत्र चारित्र, जाति, दर्शन और कमंके भेदसे पाँच प्रकारके कहे गये 
हैं। उनमे जो क्षेत्रज आय॑ हैं वे पुथिवी पर उत्तम, मध्यम और जघन्यके 
भेदसे तीन प्रकारके प्रसिद्ध है ॥८४-८७॥ 
अब तीन प्रकारके क्षेत्रायोका वर्णन करते है--- 
अन्न केचिन्ना भोगभूमिजा। किल भृतले। 
भवन्ति भोगनिष्णाता जिनेन्द्राराधनोथ्रताः ॥८<4॥ 
पुरा सम्पादितश्रेष्ठपुण्यमूतिनिभा . अ्रुवि । 
भुब्जते ते सदा भोगान्‌ स्वगंभूरुहसंभवान्‌ ॥८९॥ 
तप्तकाञ्च नसंकाशकायकान्तिमनो हरा | 


अष्टमभक्तका हारास्त्रिपल्योपमजीविताः ॥९०॥ 
क्रोशन्र यसमुत्सेधा; कुरुक्षेत्रनिवासिन: । 
उत्तमास्तेषु कथ्यन्ते . ह्यायनामविनिःश्रुताः ॥९१॥ 
रत्नत्रयपवित्रेष पात्रेपत्तमनामसु । 


वपुषा सोक्षवर्त्मानं दर्शयत्सु तपस्विप ॥९२॥ 
भ्रद्धातुष्टयादिसम्पत््या यथाकाल यथागमम्‌ | 

का ९ 
स्वस्यातिसजनादेपु जायन्ते खलु मानवा। ॥९१॥ 


हरिवर्षभवा; केचित्कम्बुकान्तिकलेवराः | 
क्रोशहयसमृत्सेधा ह्विपल्योपमितायुप. ॥॥९४॥ 
प्रवत्तपष्ठकाहारा' कल्पवृक्षतलुस्थिता; । 


जिताक्षा जितकोपादाः  स्थितपूर्वाभिभाषिण: ॥९७॥ 


१०२ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


वाञ्छावेलासमुद्भूतनानाभोगमनोहराः |, 
मध्या्या यमिधीयन्ते  चित्रचातुयंचारव ॥९६॥ 
सम्यग्दशनसशुद्धश्रावकब्रतशालिनि । 
दयातरज्विणीनीरप्रनिध्‌ तकल्मपे ॥९७॥ 
मध्यमे भाजने. दत्तदानमाहात्म्यलेशतः 
जायन्ते देहिनो ह्त्र. सुखसंघातसगताः ॥९८॥ 
केचिद्वेमवतो डूताः क्रोशमात्र समुच्छिताः । 
नीलोत्पलदलूश्यामभरीरा वहुशोमिनः ॥९९॥ 
अमन्दानन्दसंदोहसंयुताः स्मितशालिन; । 
चतुथभक्तकाहारा एकपल्यमितायुपः ॥१००॥ 
वृतीयपात्रसंदत्तदानपुण्यप्रवर्तिताः | 
निगद्यन्ते तृतीयार्या नित्यं कन्दलितोत्सवा। ॥|१०१॥ 


अर्थ--इस पृथिवीपर कितने ही मनुष्य भोगभूमिज होते हैं जो निर- 
न्तर भोगोमे निष्णात रहते हैं तथा जिनेन्द्र देवकी आराघनामे तत्पर होते 
हैं ॥८८॥ जो पूर्वोपाजित श्रेष्ठ पुण्यकी भूर्तिके समान पुथिवीपर सदा 
कल्पवृक्षोसे समुत्पन्न भोग भोगते हैं ॥८०॥ ताये हुए सुवर्णके समान 
शरीरकी कान्तिसे मनोहर रहते हैं, तीन दिनके अन्तरसे आहार करते 
हैं, तीन पल्‍्यकी आयुवाले होते हैं, तीन कोश ऊँचे होते हैं और देव- 
कुरु तथा उत्तरकुर क्षेत्रमे निवास करते हैं वे उन आरयोमि उत्तमाय 
कहे जाते हैं । जो रत्नत्रयसे पवित्र हैं और शरीरसे मोक्षमार्ग दिखा 
रहे हैं अर्थात्‌ जिनकी शान्त मुद्रा देखकर लोग स्वय समझ लेते हैं कि 
यही मोक्षमार्ग है, ऐसे उत्तम पात्र नामवाले तपस्वी मुनियोकी श्रद्धा, 
तुष्टि आदि गुणोके साथ यथासमय आगमानुसार आहार आदि स्वकीय 
वस्तुओके देनेसे मनुष्य इन उत्तमार्योमि उत्पन्न होते हैं ॥९५०-९३॥ 


जो हरिवर्ष ( और रम्यक ) क्षेत्रमें उत्पन्न हैं, शद्धके समान कान्ति 
वाले घारीरसे सहित हैं, दो कोश ऊँचे हैं, दो पल्‍यकी आयुवाले हैं, दो 
दिनके अच्तरसे आहार करते हैं, कल्पवृक्षोके नीचे निवास करते हैं, 
जितैन्द्रिय तथा जितकषाय हैं, मन्‍्द हासपूवक वार्तालाप करते हैं, इच्छा 
करते ही प्राप्त होने वाले भोगोसे मनोहर हैं भौर नाना प्रकारकी चतुराई 


तृतीयों मयूख:ः १०३ 


से सुन्दर है, वे मध्या्य कहलाते हैँ ॥९४-९६॥ सम्यग्दर्शनसे छुद्ध 
श्रावकके ब्रतोंसे सुशोभित तथा दयारूपी नदोके जलप्रवाहसे पापरूपी 
कालिमाको धोने वाले मध्यम पात्रके लिये दिये हुए दानकी महिमा 
के भशसे इन मध्यमार्योमे जीव उत्पन्न होते है ओर वे निरन्तर सुख- 
समूहसे युक्त रहते हैं ॥९७-९८॥ 

जो हैमवत्त (ओर हैरण्यवत) क्षेत्रमे उत्पन्त हैं, एक कोश ऊँचे है, नील 
कमलकी कलिकाके समान श्यामलू शरीर वाले है, अतिशय शोभाय- 
मान हैं, अमन्द आनन्दके समूहसे रहित हैं, मन्द मुसकानसे सुशोभित 
है, एक दिनके अन्तरसे आहार करते है, एक पलल्‍्यकी आयु वाले है, 
तृतीय पात्र कर्थातु अविरतसम्यग्दृष्टि मनुष्योको दान देनेसे उत्पन्न 
हुए हैं और निरन्तर उत्सव करते रहते है वे तृतीयायं जधन्य आयें कहे 
जाते हैं ॥९९-१०१॥ 
चारित्रार्य-- 

चारुचारित्रचन्द्रीयचन्द्रिकाचितचेतसः | 


चारित्रार्याश्चरन्तीह केचिदोचित्यचारबः ॥१०२॥ 
अर्थ--जितका चित्त उत्तम चारित्ररूपी चन्द्रमाकी चाँदनीसे व्याप्त 
है तथा उचित्त प्रवृत्तिसे मनोहर हैं ऐसे कोई चारिश्रार्य इस जगतुमे 
विचरते हैं ॥१०२ 
जात्याय॑ 
जगतीजातपूज्यासु जाता जातिषु जातुचित्‌ । 
जात्यार्याः संप्रजायन्ते जनाः केषपि सभाजिताः ॥|१०३॥ 
अर्थ--जो पृथिवीतरूपर उत्पन्न हुए मनुष्योंसे पूजनीय जातियोमे 


कदाचित्‌ उत्पन्न होते है ओर सर्वत्र सन्म्ानको प्राप्त होते है ऐसे कोई 
जीव जात्यार्य कहलाते है ॥१०३॥ 


कर्मायं-- 
कमनीयं हि कुर्बाणा। कम किम्चन केडपि च। 
क्मोर्याः किल कीर्यन्ते कृतकर्मकलेवरेः (१०४॥ 
अथ--जो निदचयसे किसी अनिवंचनीय कम-कार्यंको करते है वे 


कमरूप शरीरको नष्ट करने वाले जिनेन्द्र भगवाजुके द्वारा कर्माय कहे 
जाते है ॥१०४॥। 


१०४ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 

वर्दांनाय-- 
सदृर्शनाश्रितं येपां मानसं झुवि विश्वुतम्‌ । 
दृश्यन्ते दर्शनार्यास्ते. दशनाइसुदृष्टयः ॥१०५॥ 
अर्थ--जिनका हृदय सम्यग्दर्शनसे युक्त होकर पृथिवीमे प्रसिद्ध हुआ 

है वे दर्शनके योग्य सम्यग्दर्शनसे सहित दर्शनाय्य देखे जाते हैं ॥१०५॥ 

स्लेच्छ--- 
धर्मकर्मबहिर्याता दुर्भावाश्रितदुह दः । 
म्लेच्छास्ते मानवाः प्रोक्‍्ता दक्षा ये पापकर्मक्ु ॥१०६॥ 
तत्रान्तद्वीपजाः केचित्‌ केचन कमम्रूमिनाः 
इत्थ द्विधा भक्‍न्त्येते म्लेच्छा दीक्षापराहमुखाः ॥१०७॥ 
अन्तदपिष॒जायन्ते म्लेच्छा ये म्लानबुद्धयः 
अन्त्द्वीपसम्ुदूभूताः प्रोच्यन्ते ते सुरभि ॥१०४॥ 
पल्‍योपमायुपः सर्वे सर्वे वेरूप्यद्पिता' 
कुपात्रदानमाहा त्म्यादाप्लुवन्ति. सदाब्सुखम्‌ ॥१०९॥ 
एते कुमोगभूम्युत्था म्लेच्छनामधरा नराः 
सृत्वा देवत्वमायान्ति विचित्रा क्मंसन्‍्ततिः ॥११०॥ 
आर्येतरपश्चखण्डेप जाता ये तेईपि मानवाः | 
प्षेत्रम्लेच्छाः प्रकथ्यन्ते सरिभिः श्रुतधारिमिः ॥१११॥ 
पुलिन्दप्रमुखा शेया. कर्म भूमिसमुद्धवाः । 
एव द्वधा नरा$ प्रोक्ता अथो वच्मि तदाश्रयम्‌ ॥१११२॥ 


अर्थ--जों धर्म-कर्मसे दूर हैं, जिनके दुष्ट हृदय नाता प्रकारके खोटे 
भावोसे सहित हैं तथा जो पापकार्योमे कुशल हैं वे म्लेच्छ मनुष्य कहे गये 
हैं। कोई म्लेच्छ अन्तदींपज है और कोई कमंभूमिज है । इस प्रकार वे 
म्लेच्छ दो प्रकारके है। वे म्लेच्छ दीक्षासे विमुख होते हैं । मलिन बुद्धिके 
धारक जो म्लेच्छ अन्तद्वीपोमे उत्पन्न होते हैं वे उत्तम आचार्यकि द्वारा 
अन्तर्द्वीपज म्लेच्छ कहे जाते हैं। ये सब एक पल्‍यकी आयु वाले होते 
हैं, शरीरसे विरूप होते हैं तथा कुपात्रदानके प्रभावसे सदा ढु ख भोगते 
हैं। ये कुभोगभूमिमे उत्पन्न म्लेच्छ नामधारी मनुष्य मरकर देव पदको 


तृतीयों मयूख १०५ 


प्राप्त होते हैं सो ठोक ही है क्योंकि कर्मोकी सन्‍्तति विचित्र होती है। 
आर्य खण्डके सिवाय भरतादि क्षेत्रोमे जो पाँच म्लेचछ खण्ड है उनमे ही 
उत्पन्त हुए जीव श्रुतक्ते घारक आचार्योके द्वारा क्षेत्रम्लेच्छ कहे जाते 
हैं। भील, शक, यवन आदि मनुष्य क्मभूमिज स्लेच्छ जानना चाहिये । 
इस तरह दो प्रकारके मनुष्योका कथन किया । अब भागे इन मनुष्योके 
निवास स्थानका वर्णन करते हैं १०६-११२॥ 
आगे लवणसमुद्रसे वेष्टित जम्बूद्वीपको आदि लेकर असख्यात द्वीप- 
समुद्रोका वर्णन करते है--- 
चलत्कल्लोलमालाभिगंगन. किले. चुम्बता । 
पाठीनोद्वतनो छ्विन्नशीकरासारशोभिना ॥११३॥ 
कूजत्कादम्बचक्राह्चक्रवाकविराजिना | 
दीव्यदेवाड्रनादिव्यदेहदीधितिहारिणा ॥११४॥ 
उद्भ्रभन्मेघसघातविहितोल्लोीचचारुणा | 
नेकरत्नमयूखालिशालिवेलाविशोभिना ॥११५॥ 
वासिताशेपषकाष्ठान्ततटीकाननकन्तुना | 
युगयोजनलक्षात्ममानमण्वित्तभूजिंना ॥११६)॥ 
प्रस्फुटत्पब्पुब्जेन विद्रुमोच्चयशालिना | 
जडात्मना सुच्त्तेन लवणोदन्बता परम ॥११७॥ 
जम्बूद्वीपपी परीतो5स्ति. जम्बूबक्षोपलक्षितः | 
लक्षयोजनविस्तीर्ण इन्द्रामन्दिरोपम+ ॥॥११८॥ 
आदित्यमण्डलाकारो भेरुमण्डितमध्यभू: । 
धातकिस्त परीत्यास्ते त॑ं च कालसरित्पतिः ॥११९ 
पृष्करस्तं॑ च तमपि पुष्करोदों विराजते। 
आधेष्टय त॑ स्थितो द्वीपों वारुणीवरनामकः ॥१२०॥ 
त॑ वारुणीवर. सिन्धु: समाघत्य विशोभते | 
अस्ति क्षीर्वरों हीपस्ततः क्षीरपयोनिधि. ॥१२१॥ 
दीपो . घतवरस्तस्मात्सपिपः सागग्स्ततः | 
ततश्वेशुव॒री द्वीपपः समुद्रहचेक्षुसंशकः ॥१२२॥ 


१०४ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 
वर्शनाय-- के 
सदशनाश्रितं येषां मानसं झवि विश्रुतम्र्‌ | 
दृश्यन्ते दशनार्यास्ते. दशनाइंसुदृष्टयः ॥१०५॥ 
अर्थ--जिनका हृदय सम्यग्दरशंनसे युक्त होकर पृथिवीमे प्रसिद्ध हुआ 
है वे दर्शनके योग्य सम्यग्द्शनसे सहित दर्शनाय॑ देखे जाते हैं ॥१०५॥ 
स्लेचछ--- 
धर्मकमबहिरयाता दुर्भावाश्रितदुह द! । 
म्लेच्छास्ते मानवाः प्रोकता दक्षा ये पापकर्मक्ु ॥१०६॥ 
तत्रान्तद्वीपजाः केचित्‌ केचन कमसूमिजा। । 
इत्थ द्विधा भवन्त्येते म्लेच्छा दीक्षापराढ्युखाः ॥१०७॥ 
अन्तद्वीपेष॒ जायन्ते स्लेच्छा ये म्लानबुद्धयः । 
अन्तर्दपसमुदभूता। प्रोच्यन्ते ते सुत्रिमि ॥१०४॥ 
पल्‍योपमायुषः सर्वे. सर्वे वेरूप्यद्षिता । 
कुपात्रदानमाहात्म्यादाप्तुवन्ति सदाध्सुखम्‌ ॥१०९॥ 
एते. कुमोगशभूम्युत्था स्लेच्छनामधरा नराः | 
सृत्वा देवत्वमायान्ति विचित्रा कमंसन्तति! ||११०॥ 
आर्येतरपश्चखण्डेष जाता ये तेधपि मानवाः | 
प्नेत्रम्लेच्छाः प्रकथ्यन्ते ब्नूरिभि! श्रृवधारिभिः ॥१११॥ 
पुलिन्दप्रमुता शेया. कम्मभूमिसमुद्धवाः । 
एवं हधा नराः प्रोक्ता अथोी वच्मि तदाश्रयम््‌ ॥११२॥ 


अर्थ--जो धर्म-कर्मंसे दूर हैं, जिनके दुष्ट द्ृंदय नाना प्रकारके खोटे 
भावोसे सहित हैं तथा जो पापकार्योमे कुशल हैं वे म्लेच्छ मनुष्य कहें गये 
है। कोई म्लेच्छ अन्त्द्वीपज है. और कोई कमंभूमिज है । इस प्रकार वे 
म्लैच्छ दो भ्रकारके है। वे म्लेच्छ दीक्षासे विमुख होते है। मलिन बुद्धिके 
धारक जी म्लेच्छ अन्त्दवीपोमे उत्पन्त होते हैं वे उत्तम आचार्योके द्वारा 
अन्त्द्वीपज म्लेच्छ कहे जाते हैं । ये सब एक पल्‍यकी आयु वाले होते 
हैं, शरीरसे विरूप होते है तथा कुपात्रदानके प्रभावसे सदा हु ख भोगते 
हैं। ये कुभोगभूमिमे उत्पन्न म्लेच्छ नामधारी मनुष्य मरकर देव पदको 


तुत्तीयो मयूख" १०७ 


ऐरावतइ्व सप्तैते  जम्बूद्ीपे यथाक्रमस्‌ | 
सुषमाभारसंछनना वर्षा सन्ति सदातनाः ॥१२३॥॥ 


हिमवांइच महाहिमवान्‌ निषधो नीलरुक्मिणी । 
शिखरी चेति. विज्ञेयास्तद्विभाजकभूधराः १२७ 


सर्वेष्प्येते महातेजोमणिपुम्जप्रभासिता। । 
उपयधः  समाकारा। शुब्नतुन्ननभोड्स्तराः ॥|१२८॥ 
पूर्वापो पयोराशी वर्ाह्मयावस्थिता इसे | 
मेदिनीमानदण्डाभा भासन्ते  भूरिवेभवा ॥१२९॥ 


भर्मास।  प्रथमस्तत्र हितीयो घवलग्रभः । 
तपनीयनिभरचान्यश्चतु्थों... - गरुडप्रभः ॥१३०॥ 


पश्चमोी. रजताकारः: पष्ठो हेससयरतथा । 
पद्मरचापि महापन्मन स्तिगिग्छ/ केसरी तथा ॥१३१॥ 


पुण्डीको महापूर्वः पुण्डरीकों - यथाक्रमस्‌ । 
कासारास्तत्र वर्तन्ते हिमवस्प्रमुखाद्रिपु ॥१३२॥ 


अथ--भरत, हैमवत, हरि, विदेह, सुन्दरताका आधार रम्यक, 
हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र जम्बूद्वीपमे ऋमसे स्थित हैं । सुषमा- 
के समूहसे आच्छादित भर्थात्‌ अत्यन्त शोभायमान तथा अनादिनिधन है 
॥११२५-१२६॥ हिमवान्‌ महाहिमवानू, निषध, नील, रुक्मी और शिखरी 
ये छह उन क्षेत्रोका विभाग करने वाले पर्वत है ॥(२७।। ये सभी पव॑त 
महादेदीप्यमान मणियोंके समूहसे सुशोभित है, ऊपर नीचे तथा बीचमे 
समान आकार वाले है, शिखरोके द्वारा आकाशके मध्यको विदी्ण करने 
वाले है, पूरव-पश्चिम समुद्रमे अवगाहन कर स्थित है, बहुत भारी वेभव- 
से सहित है तथा पृथ्वीके मानदण्डके समान जान पडते हैँ ॥१२८--१२९॥ 
उन पर्वंतोमे पहला पर्वत सुवर्णके समान पीला है, दूसरा धवल वर्णका 
है, तीसरा सतप्त सुवर्णके समान है, चौथा गरुड मणिके समान है, पाँचरवाँ 
चाँदीके आकार वाला है और छठवाँ सुवर्णमय है। पद्म, महापद्म, 
तिगिञ्छ, केसरी, महापुण्डरीक और पुण्डरीक यह छह सरोवर ऋमसे 
उन हिमवान्‌ आदि पव॑तो पर स्थित है॥१३०-१३२॥ 


१०८ मम्यवत्व-चिन्तामणि 


अब उन मसरोवरोमे स्थित कमल तथा उनमे रहने वाली देवियोका 
वर्णन करते हैं-- 


सहसयोजनायामः प्रथमश्वा् विस्तरः | 
आतिग्रिज्छ ट्विग्रणिता उत्तरा दक्षिणोपमाः ॥१३३॥ 
दशयोजनगाम्भीयं: प्रथमइ्च तदुत्तरा । 
द्विमुणा आवृतीयान्तमुदीच्या दक्षिणोपमा ॥१३४७॥ 
प्रथमे योजन पद्म॑ ठित्तीये बरुगयोजनम्‌ | 
ढतीये चापि विजशेयं युगलइन्द्रयोजनम्‌ ॥१३५॥ 
पू्वेतुल्यान्युदीच्यानि ग्रस्फुरन्ति निरन्तरम्‌ । 
पिद्ञकिज्जन्कपुण्जेन मब्जुलान्यखिलान्यपि ॥१३६॥ 
तदीयकर्णिकामध्यग्रान्तभागनिवेशिन | 
शारदेन्दुनिभा क्रोशायामा क्रोशार्धविस्ततमा ॥१३७॥ 
देशोनक्रोशकोत्सेघाः सन्ति सोधा शुभावहा । 
भ््ति कीर्तिवद्धिल ५5 
तत्र श्रीहीं बुद्धिलक्ष्मी यथाक्रमम्‌ ॥१३८॥ 
देव्यः पल्यायुपः . सामानिकपारिपदाइता । 
अमन्दानन्दसन्दोहतुन्दिला निवसन्ति ता. ॥१३९॥ 
अर्थ--पहला सरोवर एक हजार योजन गहरा भोर पाँचसो योजन 
डा है। तिगिल्‍छ पर्यन्त दूने-दूने विस्तार वाले हैं और उत्तरके सरोवर 
दक्षिणके समान हैं। पहला सरोवर दश योजन गहरा है, उसके आगे 
तीसरे सरोवर तक दूने-दूने गहरे हैं और उत्तरके सरोवर दक्षिणके समान 
है ।।१३३-१३४॥ प्रथम सरोवरमे एक योजन विस्तार वाला, दूसरे 
सरोवरमे दो योजन विस्तार वाला और तीसरे सरोवरमे चार योजन 
विस्तार वाला कमल है। उत्तर दिलज्ञाके कमल पू्वे कमछोके समान 
विस्तार वाले है। ये सभी कमल निरन्तर विकसित रहते हैं और पीली 
केशरके समूहसे मनोहर हैं ॥१३५-१३६॥ 
उन कमलोकी कर्णिकाके मध्यभागमे स्थित, शरदऋतुके चन्द्रमाके 
समान उज्ज्वल, एक कोष लम्बे, आधा कोष चौडे और कुछ कम एक 
कोश ऊँचे उत्तम भवन हैं। उन भवनोमे क्रमसे श्री, ही, धृति, कीर्ति, 
बुद्धि और लक्ष्मी ये छह देवियाँ निवास करती हैं। ये देवियाँ एक पल्‍्यकी 


तृतीयो मयूख. १०९ 
आयुवाली, सामानिक तथा पारिषद जात्तिके देवोसे घिरी तथा बहुत 
भारी आनन्दके समूह युक्त होती है ॥१३७-१२१९॥ 

आगे चौदह महानदियोका वर्णन करते हैं--- 
गद्भासिन्धू ततो रोहिद्रोहितास्ये सुविस्तते । 
दे हरिद्धरिकान्ते च सीतासीतोदके तथा ॥१४०॥ 
ते नारीनरकान्ते च स्वर्णरूप्यककूलके । 
रक्तारक्तोदके हे. हे खबन्‍्त्यो क्षेत्रसप्तके ॥१४१॥ 
युगले पूर्वगा पूर्वा, शेषा: पश्चिमगा सता । 
चतु्दशसहस्रात्मपरिवा रप्रिभ्षिते ॥१४२॥ 
गड्भासिन्धू ततो इन्द्रत्रयं द्विगुणितश्नितम्‌। 
उत्तरा दक्षिणातुल्या सरितां युगलत्रयी ॥१४३१॥ 
अर्थ--गड्भा-सिन्धु, रोहित्‌-रोहितास्था, हरित्‌-हरिकान्ता, सीता- 
सीतोदा, नारी-नरकान्ता, स्वर्णकूला-रूप्यकूछा, और रकक्‍ता-रकतोदा, 
दो-दोके युगलमे ये चौदह नदियाँ उपयुक्त सात क्षेत्रोमे बहती है। प्रत्येक 
युगलकी पहली नदी पूर्व दिशाकी ओर बहती है और दूसरी नदी पश्चिम 
की ओर जाती है। गज्भा ओर सिन्धु नदीका युगल चौदह हजार- सहा- 
यक नदियोसे सहित है आगेके त्तीन-युगल दूनी-दुनी नदियोसे सेवित है। 
उत्तरकी नदियोंके तीन युगल दक्षिणके तीन युगलोके समान है ॥१४०- 
श्ड्श 
आगे भरतादि क्षेत्रोके विस्तार आदिका वर्णन करते हैं--- 
नवतिशतमाग. स्याब्जम्बूद्वीपस्प दक्षिण । 
भरतो भूरिभतीनामाअयः। सुगुणे श्लितः ॥१४४॥ 
आविदेहं॑ ततो वर्षघरवर्षभुवोषषि च॑ । 
द्वाभ्यां गुणितविस्तारास्तदग्रथा पूर्वसन्निमाः ॥१४५॥ 
आद्येडन्तिमे तथा क्षेत्र बद्धिहानिचयग्रदे । 
, उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यो पक्षयुग्ससुसद्शे ॥१४६॥ 
वर्तेते एव नान्यत्रावस्थिता. ह्मन्यभूमयः । 
गड्गजासिन्धुस्रवन्तीम्यां विजर्याधनगेन च ॥१४७ा 


११० सम्पवत्व-चिन्तामणि 


मण्डितं खण्डितं पोह्ा मारत॑ खल विद्ते। 
मध्यमं शकल तत्र ह्यायक्षेत्र समच्यते ॥१४८॥ 

इतरत्पश्चक॑. ज्ञेयं. म्लेच्छपूरुपसभ्रितम | 
विदेहस्तन्महाक्षेत्र चतुर्थ जगतीतल़े.. ॥१४९॥ 

राजते यत्र मोक्षस्पाजञ्न॑ पन्‍्याः प्रवतते । 

श्र 5 ढ 

लक्षेकयोजनोत्सेधस्तुज्भशुद्धविशे मितः ॥१५०॥ 

मन्दनादिवनाकीण शातकुम्मकलेवरः । 
यस्य भूपयते मध्य महामेरुः सुद्शनः ॥१५१॥ 

द्वान्निशल्च भिदा यरय सन्ति शेलधुनीकृताः । 
देवोत्तरकुरू म॒ुक्‍्ता विदेहे सकलेध्प्यहो ॥१५२॥ 

संख्येयदायनायुष्का मर्त्या भद्रा भवन्ति हि। 
ऐराबत भरेत्क्षेत्र भरतेन समे॑ सदा ॥१५३॥ 

| #> 

अस्यादिकमेपटकेन जीवा जीवन्ति तल्िगाः । 
अन्यत्र. स्वगंभूजातजातभोगचयं चिस्म्‌ ॥१५४॥ 

भुज्ञाना भूजनाः सन्ति भोगभूमिमहातले। 
पूवशास्त्रक्रमादेव॑ जम्बूद्वीप:. अ्रुपितः ॥१५७।॥ 
अथ--जम्बूद्वी पके दक्षिणमे, जम्बूद्वीपके एकसो नब्वेवें भाग प्रमाण 
(५२६:% योजन) भरत क्षेत्र है, जो बहुत भारी सम्पदाओका आधार है 
तथा उत्तम गुणी मनुष्योसे सहित है ॥१४४॥ इसके आगे विदेह क्षेत्र तक 
के पर्वत और क्षेत्र दुने-दुने विस्तार वाले हैं। विदेहके आगेके प्रेत और 
क्षेत्र पहलेके पवंत और क्षेत्रोके समान हैं ॥१४५॥॥ पहले और अन्तिम 
क्षेत्रमे अर्थात्‌ मरत और ऐरावत क्षेत्रमे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्षके 
समान वृद्धि और हानिके समूहको देने वाली उत्सपिणी और अवसपिणी 
प्रव्तंती है। इनके सिचाय अन्य भूमियाँ अवस्थित हैं अर्थात्‌ जहाँ जो 
काल है वहाँ वह निरच्तर बतंता है। गज्डा, सिन्धु नदी तथा विजयाध 
पवेतसे सुशोभित भरत क्षेत्रके छह खण्ड हो जाते हैं । उनमे बीचका आरये- 


खण्ड कहलाता है और दोष पांच म्लेच्छ पुरुषोसे सेवित हैं भर्थात्‌ म्लेच्छ 
खण्ड हैं। इस पृथ्वीतलूपर चौथा विदेह क्षेत्र सुशोभित है जहाँ मोक्षका 


>> 


तृतीयों मयूख. १११ 


भाग निरन्तर प्रवतंता है। एक लाख योजन ऊँचा, उन्नत चघूलिकासे 
सुशोभित, नन्‍्दनादि वनोंसे युक्त, सुवर्णमय सुदर्शन नामका महामेरु 
जिस विदेह क्षेत्रके मध्यभागको विभूषित करता है ॥१४६-१५१॥ वक्षार 
गिरि और विभज्जा नदियोके द्वारा किये हुए बत्तीस भेद जिस विदेह क्षेत्र- 
के हैं। देवकुरु और उत्तरकुरुको छोड़कर समस्त विदेह क्षेत्रमे सरु्यात 
वर्षकी आयु वाले भद्रपरिणामी मनुष्य रहते हैं। ऐराबत क्षेत्र सदा भरत 
क्षेत्रके समान रहता है ॥५२-१५३॥ भरत, ऐरावत और विदेह इन तीन 
क्षेत्रोमे रहने वाले मनुष्य असि आदि छह कर्मोके द्वारा जीवित रहते है 
और भोगभूमिमे रहने वाले मनुष्य कल्पवृक्षोसे उत्पन्त हुए भोगोको चिर 
काल तक भोगते हुए निवास करते हैं। इस प्रकार पूर्व शास्त्रोके अनुसार 
जम्बूद्वीपका निरूपण किया ॥१५४-१५५॥ 


आगे धातकीखण्ड आदि द्वीपोका वर्णन करते हैं-- 

लवणान्धि परिक्षिप्प धातकीखण्डमस्ति यत्‌। 
एतस्माद्‌ द्वीपतस्तत्र ह्विगुणा निर्मितिमंता ॥१५६॥ 
कालोदधिः परिक्षिप्य द्वीपो यः पृष्करामिधः | 
तस्याधं वलयाकारः.. धृज्लमिन्नवलाहकः ॥१५७॥ 


प्राकरायते नून॑ मालुपोत्तरपर्वतः । 
प्राक्‌ ततो5पि समाचिन्त्या रचना हिग्रुणीकृता ॥१५८॥ 
एवं पञ्चदशत्रिशल्लक्षयोजनविस्तृतम्‌ । 


साधंद्वीपहयं यावदेव. मानुपसस्थितिः ॥१५९॥ 
आद्येज््घी कालसिन्धी च चतुरूनशतप्रभा । 
द्वीपा अन्तर्गताः सन्ति म्लेच्छास्तेपु वसन्ति ते |१६०॥ 
येडन्तद्वी पसपम्न॒दभूता श्रोक्ता दुष्कर्मदूषिताः । 

, एते कुमोगर्भूजाता वर्णिता स्लेक्षसंज्ञया ॥१६१॥ 


अर्थ--लवबणसमुद्रको घेर कर जो धातकीखण्डद्वीप है उसमे इस 
जम्बूद्दीपसे दूनी रचना मानी गई है ॥१५६॥ कालोदधि समसुद्रको घेर 
कर जो पृष्करवर नामका द्वीप है उसके अर्ध भागमे चूडीके आकार तथा 
शिखरोसे मेघोको विदोर्ण करनेवाला मानुषोत्तर प्वत है। यह मानुषोत्तर 
पंत कोटके समान जान पढता है। उस मानुषोत्तर पव॑तके पहले भी 


११२ सम्यक्त्व-चिन्तामणि* 


जम्बूद्वीपसे दूनी अर्थात्‌ घातकीखण्डके बरावर रचना जानना चाहिए 
॥१५७-१५८॥ इस प्रकार पेंतालीस लाख योजन विस्तुत अढाई द्वीप तक 
ही मनुष्योका सदभाव है । ॥१५९॥ लवणसमुद्र त्तथा कालोदधि समुद्रमे 
छियानवे अन्तर्हीप हैं। उनमे वे म्लेच्छ रहते हैं जो अन्तद्वीपज तथा 
दुष्कर्मसे दूषित कहे गये हैं। ये कुमोगभूमिज जीव म्लेच्छनामसे कहे गये 
हैं ॥१६०-१६१॥ 
आगे मनुष्योमे कौन उत्पन्न होते हैं ? यह कहते हैं-- 

अथ मर्त्येपु के जीवा जायन्त इति चेच्छणु | 

अमरा मानवाश्रापि तिय॑श्वश्चापि नारकाः ॥१६२॥) 

यथामाग्यं लमन्तेब्त्ोद्भविनां मविनों मे । 

नराश्वापि यथाकर्म गतीनां हि चतुष्टये ॥१६३॥ 

उत्पद्चन्ते पुनः केषपि प्रसेघन्ति शिवश्रियम्र्‌ । 

नृणां तीर्णभवाव्धीनां जातानां कर्ममरूगिप्‌ ॥१६४॥ 


भवेयुगुणधामानि केपाश्विच्चतुर्दश । 
0 त्रितय॑ पि 5 + ६७ 
दशनत्रितयं चापि भवितुं.. शकक्‍नुयादिद ॥१६५॥ 
केचिद्गर्भजन्मान का ० ९० 
न्मानः केचित्संमूछनोद्भवा' । 


केचित॒पुवेदिनः केचित्कामिनीरूपधारिणः ॥ १६१३॥ 
केचन क्लीवताधारा.. सर्वे सर्वेन्द्रियास्त्र ते । 
भवन्ति स्वान्तसयुक्ताः पुमांसो निखिला इृह ॥१६७॥ 
भवेयुर्यो निलक्षाणि मानवानां. चतुदश । 
त्रिपल्योपमित चायुः परम ह्यपर तु तम्‌ ॥१६४॥ 
शेपमन्तर्मुहूर्तात्म. प्रोक्तेत्य॑ मानवी मतिः । 
अथाग्रे कलये किश्विन्मेलिम्पी कि तां गतिम्‌ ॥१६९॥ 
अर्थ--आगे मनुष्योमे कौन जीव उत्पन्न होते हैं ? यह जानना 
चाहते हो तो सुनो । देव, मनुष्य, तिर्य॑व््च नारकी--चारो गतिके जीव 
अपने अपने भाग्यके अनुसार इस मनुष्यगतिमे जन्मको श्राष्त होते हैं 


भौर मनुष्य भी अपने कर्मोके अनुसार चारो गतियोमें उत्पन्न होते हैं 
॥१६२-१६३॥ कोई मनुष्य मोक्षलक्ष्मीको भी प्राप्त होते हैं। जो ससार 


तृतीयों मयूख: .. ११३ 


सागरसे पार हो रहे हैं ऐसे कमंभूमिज किन्ही मनुष्योके चोदह गुणस्थान 
होते हैं। इस मनुष्यगतिमे तीनो सम्यग्दर्शन हो सकते है ॥१६४-१६५॥ 
इस सनुष्यगतिमे कोई गर्भ जन्म वाले है, कोई समूच्छ॑त जन्म वाले हैं, 
कोई पुरुषवेदी है, कोई स्त्रीवेदी है, और कोई «नपुसकवेदी हैं । इस 
गतिसे जीव पज्चेन्द्रिय और सज्ञी ही होते हैं। मनुष्योकी चोदह लाख 
योनियाँ होती हैं, तीन प॑ल्यकी उत्कृष्ट आयु और अन्‍्तर्मृहृतंकी जघन्य 
आयु है । इस प्रकार मनुष्यगतिका कथन किया। अब आगे कुछ देवगतिका 
निरूपण करता हूँ ॥१६६-१६९॥ 
(इस प्रकार मनुष्यगतिका वर्णन पूर्ण हुआ) 
आगे देवगतिका वर्णन करते है-- 


उपजाति 
दीव्यन्ति  नानागिरिशक्ञकेषु 
पयोधिए्रेषु सरित्तटेषु । 


पयोदवन्दे च निजेच्छया ये 
गदन्ति देवान्‌ किल तान्‌ जिनेन्द्रा। ॥१७०॥ 
अथ॑--नाना पव॑तोंके शिखरोपर, समुद्र के पूरोमे, नदियोके तटोपर 
और मेघसमूहमे जो अपनी इच्छानुसार क्रीडा करते है उन्हे जिनेन्द्र 
भगवान्‌ देव कहते हैं ॥१७०॥॥ 
देवगत्युदये नूनं जायन्ते यत्र  देहिनः । 
देवानां सा गतिः प्रोक्ता दिव्यवोधविराजितेः ॥१७१॥ 
भावनव्यन्तरज्योतिर्वेमानिकसुसंज्िताः 
भेदा भवन्ति चत्वारस्तेषां भूरिभिदां गता। ॥१७२॥ 
नागादिमेदती भिन्‍ना सावना दशधा पुनः 
किन्नराद्याश्च विशेया व्यन्तगा वसुभेदिता। ॥१७३॥ 
ज्योतिष्काः पश्चया प्रोक्ताः सुर्याचर्द्रादिभेदतः 
ह्ादशभेद्संभिन्‍्ना अखिनना. बहुमूतिमिः ॥१७४॥ 
वेमानिकास्तथा प्रोक्ताः पूर्बाचायकदम्बकैः | 


कल्पाकल्पजमेदेन देधा तेडषपि मता। पुनः ॥१७७।। 
८ 


११४ सम्यवत्व*चिन्तामणि. 


इन्द्रसामानिकत्रायरस्त्रिशपारिपदामिधाः | 
टीणं ककिल्वि 
लोकपालात्मरक्षानीकप्रकीण ककिल्विपाः ॥१७६॥ 
आभियोग्याइच विज्ञेया भेदा। सद्ृचत्टये | 
हु ००4 
छोकपालेस्तथा . त्रायस्त्रशिरगता:. पुन। ॥१७७॥ 
प्रोतिमंत बे 
वन्‍्यज्योतिमंतामष्टावेव भेदा भवन्ति हू। 
+ श्‌ -) विनिदर्शित हा 
एवं देवगतो भेदव्यवस्था विनिद्शिता ॥१७८॥ 
मर्थ--देवगति नाम कर्मके उदयसे जिसमे जीव उत्पन्न होते हैं उसे 
केवलज्ञानसे सुशोभित-अहंन्त भगवानने देवगति कहा है ॥!७१॥ भवन- 
वासी, व्यन्तर, ज्योत्तिपी और वेमानिक नामसे उनके चार मेद होते हैं । 
ये चारो भेद बहुत भारी अवान्तर भेदोको प्राप्त हैं ॥१७२॥ नागकुमार 
आदिके भेदसे भवनवासी दश प्रकारके ओर किन्नर आविके भेदसे व्यन्तर 
देव आठ प्रकारके जानना चाहिए ॥१७३॥ सूर्य, चन्द्रमा आदिके भेंदसे 
ज्योतिषी देव पाँच प्रकारके कहे गये है । वहुत भारी विभूतिसे हंषित 
रहनेवाले वैमानिकदेव पूर्वाचार्योके समूह द्वारा बारह प्रकारके कहे गये 
हैं। वे वेमानिक देव कल्पोपपन्‍न और कल्पातीतके भेदसे दो प्रकारके 
माने गये हैं ॥ १७४-१७५॥ इन्द्र, सामानिक, त्रायर्निश, पारिषद, लोकपाल, 
आत्मरक्ष, अनीक, प्रकीर्णंक, किल्विष और आभियोग्य ये दश भेद चारो 
निकायोमे जानना चाहिए | परन्तु विद्ेषता यह है कि व्यन्तर और ज्योतिषी 
देवोंके लोकपाल और न्ायस्त्रिशके बिना आठ ही भेद माने गये हैँ । इस 
प्रकार देवगतिमें भेद व्यवस्था दिखायी गयी है ॥१७६-१७८॥ 
आगे देवोमे प्रवीचार (कामसुख) का विभाग कहते है-- 
उपजाति 
ऐशानक व्याप्य निलिम्पवर्गाः 
कायप्रवीचारबुता ; भवन्ति । 
ततः पर स्पशनरूपराव- 
चित्तप्रवीचारयुताश्च बोष्या। ॥१७९॥ 
ततः परे तु विज्ञेया देवा मेथुनवर्जिताः । 
स्वात्मजानन्दस भारसंभृता परमत्विषः ।१८०॥ 
अर्थ--ऐशान स्वर तकके देव काय प्रवीचारसे सहित हैं और उसके 
आगे सानत्कुमार तथा माहेन्द्र र्वगंके देव स्पद्ष॑त प्रवीचा र, बह्ना, ब्ह्मोत्त र, 


तृतीयो मयूखे' ११५ 


लान्तव, कापिष्ठे इन चार स्वर्गीके देव रूंपप्रवीचार, शुक्र, महांणूर्क, 
शधतार, सहस्लार इन चार स्वरगके देवं शब्दप्रवीचांर और ' आानत, 
प्राणत, आरण, अच्युत इन चार स्वगोंके देव मन प्रवीचारसे युवेत' 
जानना चाहिये। इसके आगेके सब देव कामबाधासे रहित है, आत्मोज्थ' 
आनन्दके समूहसे परिपूर्ण तथा उत्कृष्ट कान्तिको धारण करनेवाले हैं 
॥१७९-१८०॥ टिक मत 


अंब देवोंके आवासस्थानका वर्णव करते हँ-- से 
अंथातः संप्रवक्याम्यावसथ. दानवद्विषास्‌ । । 
. सुखपीयषसंपूर्णचेतसां विपुलायुधाम्‌ ॥१८१॥ 
उपजात्ति 
र्नप्रभायाः प्रथमे विभागे तथा ह्वितीये च विभाभिरम्थे । 
भव्येषु सौधेषु बसन्ति देवा नागादयों भावनंवासिनरुते ॥१८२॥ 
र्नप्रभासवी भागे मध्ये चोच्बंतलेषपि च। 
व्यन्तता अमरा नून॑ निवसन्ति निरन्तरम |॥१८३॥। 
योजनानां चे सप्तैव शतानि नवतिस्तथा | 
उत्पत्य मेदिनीमागादू यॉव्न्‍नवशर्ती समात्‌ ॥१८४७॥ 
नभोज्ड़णे निराधारे जम्मारातिमणिप्रभे । 
ताराखीनदुनक्षत्रवुधभागवजीवकाः ॥१८५॥ 
अद्ञारकश्च मन्दश्चेत्येब वे क्रमितां गताः | 
वसन्ति ज्योतिषा देवा कान्तिकान्तकलेवरा। ॥१८६॥ 
मानवानां महीक्षेत्रे सुसेरुें स्वर्णसन्निभम्त । 
सर्वेदागतयों होते परिक्राम्यन्ति सनन्‍्ततस ||१८७॥ 
एतत्संचाससभूतोी गोणः काल; प्रवतते। 
ततो बहिः स्थिताः सर्वे कीर्णका इंच संस्थिता। ॥१८८॥ 


अर्थं--अब इसके आगे सुखरूपी अमृतसे परिपूर्णचित्त तथा विशारू 
आयु वाले देवोके निवासस्थानको कहूँगा ॥१८१॥ रत्नप्रभा पृथिवीके 
कान्तिसे रमणीय पहले तथा दूसरे (खरभाग और पंकभाग) भागमे जो 
सुन्दर भवन हैं उन्तमे नागकुमार भादि भवनवासी देव रहते हैं॥१८२। 


५ 


११६ सम्यक्त्व चिन्तामणि 


रत्लप्रभा पृथिवीके मध्यभागमे तथा मध्यमलोकमें भी नि३चयसे व्यन्तर 
देव निरन्तर निवास करते हैँ ॥१८३॥ पृथिवीके समतलसे सात सो नब्बे 
योजत्तकी ऊेचाईसे लेकर नौसो यौजन तक निराधार नीले आकाशर्में 
तारा, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मद्भल और शनेदचर 
इस क्रमसे ज्योतिषी देव रहते हैं। इनका शरीर कान्तिसे सुन्दर होता 
है। मनुष्यक्षेत्र अर्थात्‌ अढाई द्वीपमे स्वणंमय सुमेर् पर्वतकी ये सब 
निरन्तर चलते हुए प्रदक्षिणा देते रहते हैं ॥१८४-१८७॥ इन गतिशील 
ज्योतिषी देवोके सचारसे उत्पन्न व्यवहारकाल प्रवतंता है। मानुपोत्तर 
पर्वंतके आगेके सभी ज्योतिषी देव अवस्थित हूँ अर्थात्‌ जो जहाँ हैँ वही 
रहते हैं। ये ज्योतिषी देव मुट्ठीमे भर कर फेंके हुए पुष्पादिके समान 
स्थित हैं अर्थात्‌ श्रेणीवद्ध स्थित नही हैं ॥६८८॥ 


आगे ऊध्वंलोकका वर्णन करते हैँ-- 


रतनसानोरतिक्रम्य सानोर्वालाग्रमात्रकम्‌ । 
सौधमेंशानसानत्कुमारमाहेन्द्रकास्तथा ॥१८९॥ 


त्रह्मत्रक्षोत्ती. हान्तवकापिष्ठी ततः परो | 
ज्ञेगी शुक्रमदाशुक्रो व्योमयानो सदातनौं ॥१९०॥ 
शतारकसहस्रारा ह्ानतप्राणती तथा । 
ध्वोध्च 
अरणश्चाच्युतश्चेत्थम्‌' गगनान्तरे ॥१९१॥ 
अष्टी इन्द्रानि राजन्ते त्रिदिवानां ततः परम्‌ । 
नवग्रे वेयकास्तस्मान्नव चानुदिशास्ततः ॥१९२॥ 
विजयो. बेजयन्तश्च जयन्तशचापराजित: | 
सर्वार्थसिद्धिरित्येते विमानाः सहजा स्थिताः ॥१९३॥ 
अर्थ--मेरु पवंतके शिखरसे बालके अग्रभागके बराबर अन्तर छोड 
सौधमं ऐशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लान्तव कार्पिष्ठ, शुक्र- 
महाशुक्र, शतार सहस्नार, आनत प्राणत और आरण अच्युत्त, 
ये आठ युगल आकाझके मध्य ऊपर ऊपर स्थित हैं। ये सब विमान सदा 
स्थिर रहते वाले हैं। इन आठ युगलोके ऊपर नौ ग्रेवेयक, नो अनुदिश 
तथा विजय, वैेजयन्त, जयन्त, अपराजित ओर सर्वार्थंसिद्धि ये सहज सिद्ध 
विमान स्थित हैं । भावाथं--दो-दोकी बराबरीसे कसम सोलह 
स्व हैं। उनके आगे एकके ऊपर एक, इस क्रमसे नौग्रेवेयक हैं । उनसे 


तृतीयों मयूख* ११७ 


ऊपर एक पटलमे नौ अनुदिश हैँ । ये अनुदिश चार दिशाओमे चार, चार 
विदिशाओमे चार और एक बीचमें इस तरह स्थित हैं । इनके आगे एक 
पटलमे पाँच अनुत्तर विमान हैं । जो चार दिज्ञामे चार और एक बीचमे 
इस क्रमसे स्थित हैँ ॥१८९-१९३॥ 


आगे इन विमानोमे रहनेवाले वेमानिक देव तथा उनकी गति आदि 
विषयक हीनाधिकताका वर्णन करते हँ-- 


तेष वैमानिका देवा निवसन्ति निरन्तरम । 
स्थितिप्रभावलेश्यातिविशुद्धा च. सुशरमंणा |१९४॥ 
अक्षावधिविषयेण... कान्तिभिश्चाखिला इहसे। 
ऊद्ब वोद् व ह्मधिका ज्ञेयाः पुण्यातिशयशोभिताः ॥ १९५॥ 
हीना गत्या शरीरेण मच्छेया चाभिमानतः । 
लेश्याइच द्वित्रिशेषष पीता पन्ना च शुक्कूका ॥१९६॥ 
लेश्या भवन्ति पीतान्‍नता आदितस्त्रिपष राशिष । 
भवनव्यन्तरज्योतिष्केष सचज्ञभाषिताः ॥१९७॥ 
ग्रंवेयकेम्यो विज्ञया प्राग्मवाः कल्पसंशिताः 
अथ सारस्वतादित्यवह्थरुणास्ततः . परम ॥१९८॥ 
गदतोयशच तुषिताव्यावाधारिष्टसंज्ञकाः । 
लोकान्तिकास्तु विज्ञेया ब्रह्मक्रोकालयाः सुरा।ः ॥१९९॥ 
विजयादिष संजाता देवा ह्विचरमा मता।। 
सर्वाथ सिद्धिनिस्ती्णा निर्वान्त्येकमवेन तु ॥२००॥ 
इन्द्रादिकल्पना तेषां कल्पेष्वेव प्रवर्तते । 
तदुत्तरत्र सर्वेषां साप्तान्य॑ स्वत स्थितम ॥२०१॥ 


अर्थ--उपयुंक्त विमानोमे निरन्तर वेमानिक सभी देव रहते है। पुण्या- 
तिशयसे शोंभित ये सभी देव स्थिति, प्रभाव, लेश्याकी अत्यन्त विशुद्धता, 
सुख, इन्द्रिय तथा अवधिज्ञान का विषय और कान्तिके द्वारा ऊपर- 
ऊपर अधिक जानना चाहिये तथा गति, शरीर, परिग्रह और अभिमानकी 
अपेक्षा हीन समझना चाहिये। दो, तीन और दोष युगलोमे क्रमसे पीत, 
पद्म और शुक्ल लेश्या जानना चाहिये आर्थात्‌ सौधर्म और ऐशान स्वर्ग 
पीत लेश्या, सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वगंमे पीत पद्म लेव्या, ब्रह्म 


११८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


ब्रह्मोत्तर लान्तव और कापिष्ट स्वर्गंमे पद्मलेश्या, शुक्र महाशुक्र शतार 
और सहस्नार स्वर्गमे पद्म और शुक्ल लेश्या, आनतादि चार स्वगेमि शुक्ल 
लेश्या और नव ग्रेवेयकादिमे परम शुक्ल लेइ्य्रा जानना चाहिये । आादिके 
भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिष्क इन तीन निकायोमे कृष्ण, नील, 
कापोत और पीत ये चार लेद्याएँ स्वज्ञ भगवानुके द्वारा कही गई है। 
यहां इतनी विशेवता जानना चाहिये कि इन भवनवासी आदि तीच 
निकायोको अपर्याप्तक अवस्थामे कृष्ण, नीरू और कापोत ये तीन अशुभ 
लेश्याएँ होती हैं। परन्तु पर्याप्तक भवस्थामे जघन्य पीत लेश्या होती है ।। 
१९४-१९७॥ 
ग्रेवेयकोसे पूव॑वर्ती स्वर्ग कल्प कहलाते हैं । सारस्वत, आदित्य, वह्नि, 
अरुण, गर्दतोय, तुषित, भरिष्ट और अव्यावाध ये आठ लोकान्तिक देव 
जाननेके योग्य है । ये लौकान्तिक देव ब्रह्म स्वगंमे रहते हैं ॥१९८-१९९॥ 
विजयादि विमानों तथा अनुदिशोमे उत्पन्न होने वाले देव ह्विचरम 
होते हैं अर्थात्‌ मनुष्यके अधिक-से-अधिक दो भव घारणकर मोक्ष चले 
जाते हैं। परल्तु सर्वार्थसिद्धिमे आये हुए देव एक भवमे ही निर्वाण प्राप्त 
कर लेते हैं ॥ २०० ॥ इन्द्रादिक दशभेदोकी कल्पना, कल्पो अथीत्‌ सोलह 
स्वर्गोमे ही है उन्तके आगे सब देवोमे समानता है भर्थात्‌ राजा प्रजाका 
व्यवहार न होकर सब समान अहमिन्द्र कहलाते हैं ॥ २०१॥ 


आगे देवोके री रकी अवगाहना कहते है-- 

अथात  मंप्रवध्यामि देवानामवगाहनाम्‌ | 

असुराणां समुत्सेधो धरुपां पण्चर्विशतिः ॥२०२॥ 

विग्नहस्य॒ च शेपाणां दश मन्दिरवासिषु | 

दरशव व्यन्तराणां स्याज्ज्योतिष्काणां च सप्त सः ॥२०३॥ 

सौधर्मादिष कल्पेप देवदेहातगाहना । 

० | ब्झ गरोई 

हयोईयोइचतु्प स्याच्चतुपु स्थाद्‌ इंयोदयोः ॥२०४॥ 
पु मम नल 

सप्त पट पञ्च हस्ता वे चत्वारश्चाधसंशुताः | 

त्रयोहस्तास्त्रयो हस्ता शेया शेयबुझुत्सुमिः ॥२०५॥/ 

अधोग्रेवेयकेष.. स्वात्साधेइस्तहथ तत्तः । 

हस्तदय च विज्ञेयं मध्यग्रवेयकेप.'च ॥२०३ै| 


तृतीयों मयूखः ११९ 


अन्त्यग्र वेयकेष स्याउ्धस्तश्चार्घेन. संयुतः | 
अयमेव व विज्ेयो नवानुदिशवासिनाम्‌ ||२०७॥ 
एकहस्तरव विज्ेया विजयादिपु पण्चसु । 
एप नेसर्मिकोत्सेधो विविधो विक्रियोद्भवः ॥२०८॥ 


अर्थ--अब देवोकी अवगाहना कहते हैं--भवनवासी देवोमे असुर- 
कुमारोके शरीरकी अवगाहना पच्चीस घनुष, शेष भवनवासी और 
व्यन्तरो की दश धनुष तथा ज्योतिषी देवोकी सात हाथ है ।॥। २०२-२०३॥ 
सौधर्मादिक स्वरगोमे देवोके शरीरकी अवगाहना इस प्रकार है। सोधर्म 
ऐशान इन दो स्वगोंमे सात हाथ, सानत्कुमार माहेन्द्र इन दो स्वगेमि 
छह हाथ, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव कापिष्ट, इत चार स्वगंमि पाँच हाथ, 
शुक्र महाशुक्र शतार सहस्तार इन चार स्वगगमि चार हाथ, आनत 
प्राणत इन दो स्वर्गेमि साढे तीन हाथ और आरण अच्युत इन दो स्व्गोमे 
तीन हाथकी अवगाहना ज्ञेय तत्त्वोके जिज्ञासु मनुष्योके द्वारा जाननेके 
योग्य है ॥| २०४-२०५ ॥ अधोग्रेवेयकोमे अढाई हाथ, मध्यम ग्रेवेयकोमे 
दो हाथ और अन्तिम ग्रेवेयकमे डेढ हाथ भवगाहना है। यही डेढ हाथ 
प्रमाण अवगाहना नौ अनुदिशोमे रहने वाले देवोकी हैं। विजयादिक 
पाँच अनुत्तरोमे एक हाथ प्रमाण अवगाहना है। देवोकी यह स्वाभाविक 
अवगाहना है। विक्रियासे उत्पन्त होने वाली अवगाहना विविध प्रकार 
की है अर्थात्‌ विक्रियासे कितना ही छोटा-बडा शरीर बना सकते हैं । 
॥ २०६-२०८ ॥ 


आगे देवोकी आयुका वर्णन करते है-- 

अथाग्न संग्रवकष्यामि देवानां जीवितस्थितिस । 
असुराहिकुमाराणां सुपर्णदीपसजशिनाम्‌ ॥|२०९॥ 
शेषाणां भावनानां व सिन्घु-पल्यत्रयोपसा | 
अधंहीनमिता ज्ञेया स्थितिरत्नो परा बुघेः ॥२१०॥ 
दशवपषंसहस्राणि जघन्या तु जिनोदिता। 
व्यन्तरज्योतिषाणां चर परा पल्योपसाउपरा |२११॥ 
दशवपसहर्लाणि व्यन्तराणां. समुच्यते । 
ज्योतिष्काणां च पल्याष्टभागोचुलिता मता ॥२१श॥ 


१२० सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


लक्षवर्षाधिक त्विन्दो! सहस्राब्दयुतं॑ रखे: । 
शुक्राणां च शताधिक्य पूर्ण देवरोगुमतम्‌ ॥२११॥ 
९ «| 
शेषाणामुइुकानां च हाथ पल्योएसं स्थतस्‌ | 
इत्थमत्र विशेषोष्च्र वर्णित: परमागमे ॥२१४॥ 
अथं--अब आगे देवोकी आयु का कथन करते हैं। असुरकुमार नाग- 
कुमार सुपर्णकुमार द्वीपकूमार और शेष अन्य भवनवासी देवोकी 
उत्कृष्ट आयु क्रमसे एक सागर तीन पल्‍्य, अढाईपल्य, दो पल्‍य और डेढ ' 
पल्य विद्वानो के द्वारा जानने योग्य है ॥ २०९--२१० ॥ इनकी जघन्य 
आयु जिनेन्द्र भगवानूने दशहजार वर्षको कही है । व्यन्तर और ज्योतिषी 
देवोकी उत्कृष्ट स्थिति एक पल्‍्यकी है। व्यन्तरोकी जघन्य स्थिति द॒षा 
हजार वंकी है | और ज्योत्तिषी देवोकी पल्‍्यके आठवें भाग है। ज्योतिषी 
देवोमे चन्द्रमाकी उत्कृष्ट स्थिति एक पल्‍्यसे एक लाख वर्ष अधिक है। 
धुरयंकी एक हजार वर्ष अधिक है। शुक्रकी सौ वर्ष अधिक है। बृहस्पतिकी 
पूर्ण एक पल्य प्रमाण है। शेष ज्योतिषी देव तथा चक्षत्रोकी अध॑पल्य 
प्रमाण है। इस सदर्भकी यह विद्ेषता परमागममे कही गई है ॥ २११० 
२१४ ॥ 
आगे वेमानिक देवोकी स्थितिका वर्णन करते हैं-- 
सौधमेंशानयोनूनमधिके सागरोपमे । 
सानत्कुमारमाहेन्द्रयुण्में. सप्त पयोधयः ॥२१५॥ 
ब्रह्म ब्रह्मोत्तरहन्दें सागरा दश समता; | 
चतुर्दशाब्धयों ज्ञेयाः का्पिष्टे लान्तवे तथा ॥२१६॥ 
शुक्ते चेव महाशुक्रे सागराः पोड्शोदिताः । 
शतारे च सहस्ारे सिन्धवोः्ष्टादशोदिताः ॥२१७॥ 
आनतप्राणतदवन्द्रे. विंशतिः सागरा मता।। 
आरणाच्युतयोज्ञेया द्वाविशतिपयोधयः ||२१८4।॥ 
आरणादच्युतादूड वंमेफन. च वर्धिताः । 
नवग्रवेयकेष. स्थुन॑वस्वलुदिशिष च॥२१९॥ 
विजयादिषु विमानेपृत्कृष्ठा स्थितिः समुच्यते । 
सौधमैंशानयोद्दीनाइघिकपल्योपमा. स्टुता ॥३२२०॥ 


तृतीयों मयूखः १२१ 


पूर्त्र या सपुत्कृष्ण सा पर्राधमोच्यते | 
सर्वारथंसिद्धिजानां तु नेव हीना स्थितिभ्भवेत्‌ ।|२२१॥ 
अर्थ--सौधर्मं और ऐश्ान स्वरगंसे दो सागरसे कुछ अधिक आयु 
है। सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वगंमे सात सागरसे कुछ अधिक है। ब्रह्म 
और ब्रह्मोत्तरके युगलमे दश सागरसे कुछ अधिक है। लान्तव और 
कापिष्टमे चौदह सागरसे कुछ अधिक है। शुक्र और महाशुक्रमे सोलह 
सागरसे कुछ अधिक है। शतार ओर सहस्रारमे अठारह सागरसे कुछ 
अधिक है। आनत ओर प्राणतमे बीस सागर है और आरण तथा अच्युत- 
मे बाईस सागर है। आरण-अच्युतके ऊपर एक एक सागर बढती हुईं नव 
ग्रेवेयकोमे २३ से छेकर ३१ सागर तककी आयु है। अनुदिशोमे ३२ 
सागरकी है और विजयादिक अनुत्तर विमानोमे ३३ सागरकी उत्कृष्ट 
स्थिति कही जाती है। सौधम और ऐश्ञान स्वरगंमे जघन्य भायु कुछ 
अधिक एक पल्य है । पूर्व स्वगंमे जो उत्कृष्ट स्थिति है वह आगेके स्वर्गमे 
जघन्य आयु होती है। सर्वार्थेसिद्धिमि उत्पन्न हुए जीवोकी जघन्य 
आयु नही होतो। सबकी उत्कृष्ट स्थिति' ३३ सागरकी ही होती है 
॥२१५-२२१॥ 
अब देवगतिमे कौन जीव कहाँ तक उत्पन्त होते है और वहाँसे 
आकर कहाँ जन्म लेते है ? यह कहते है-- 
पर्याप्तासक्षिपज्चाक्षाः संख्येयाब्दमितायुषः । 
पृण्यबन्धेन तियश्वो भावनव्यन्तरेष च॥२२२॥ 
त एवं संज्ञिनो मिथ्यादृष्टिसासादनास्तथा । 
सहस्तारमभिव्याप्योत्पथ्न्ते, गुद्धदृष्टयः ||२२३॥ 
अच्चुतान्तेपु जायन्ते  सौधमंत्रमुखेष तु। 
असंख्येयसमायुष्कास्तिय॑ज्चो मानवास्तथा ॥२२४।। 
आद्य॑ स्वर्ग्यं यावद्‌ यान्ति नोध्व॑ कदाचन | 
ज्योतिष्कनिजरान्‌ यावज्जायन्ते केषपि तापसा. ॥२२५॥ 


१ कुछ अधिकका सम्बन्ध बारहवें स्वर्ग 'तक ही है क्योकि घातायुष्क जीव 
यही तक उत्पन्न होते हैं । जो जीव पहले आगेके स्वर्गकी आयु बाघकर पीछे 
सकलेश परिणामोसे आयुर्में अपकर्षण कर नीचे उत्पन्न होते हैं वे घातायुष्क 
कहलाते हैं । इनकी आयु अर्ध सागर अधिक होती है । 


श्२२ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


विशुद्धवृष्टयः. केचित्तापसा. आद्यनाकयोः । 
संख्येयहायनायुष्का, मर्त्या मिथ्यात्वदूषिताः ॥२२६॥ 
सासादनाइ्च ग्रंवेयकान्तेष्यत्रोदूभवन्ति हि । 
परित्राजः प्रकर्षण ब्रह्मलोकप्रयान्ति च ॥२२७॥ 
आजीवका; सहस्नार जायन्ते न ततः परम | 
तपोथ्नुष्ठानसरूब्धपुण्यवन्धविशेषकाः ॥२२८॥ 
निग्न न्थलिड्िनो द्र॒व्यदृष्टयश्चोद्धवन्ति तु। 
नवग्रवेयकान्तेपू.. ततः.. संशुद्धदृष्टय ॥२२९॥ 
श्रावका अच्युततान्तेप जायन्ते न ततः प्रस्‌। 
देवश्च्युत्ला मनुष्येपु. तियक्ष्यप्यभिजायते ॥२३०॥ 


अ्र्थे--असज्ञी पण्चेन्द्रिय पर्याप्तक संख्यात वर्षकी आयुवाले आर्थातृ 
कमंभूमिज तिय॑ञ्च पुण्यवन्धसे भवनवासी तथा व्यन्तर देवोमे उत्पन्न 
होते हैं। वे ही कर्मभूमिज सज्ञी मिथ्यादृष्टि और सासादन गुणस्थानवाले 
तियंञच सहस्नार स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं । ये हो तिर्यझच यदि सम्यर्दृष्टि 
हैं तो सोधमंस्वर्गसे लेकर अच्युत स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। असख्यात 
वर्षकी आयुवाले बर्थात्‌ भोगभूमिज तियंज्च और मनुष्य प्रारम्भके दो 
स्वर्गों तक जाते हैं, इसके भागे कभी नही जाते । कोई त्तापस, ज्योतिषी 
देवो तक अर्थात्‌ भवनश्निकोमे उत्पन्न होते हैं। कितने ही भद्गपरिणामी 
तापस पहले, दूसरे स्वगंमे उत्पन्न होते हैं। सख्यात वर्षकी आयुवाल 
मिथ्यादृष्टि और सासादन गुणस्थानमे स्थित मनुष्य ग्रेवेयकोी तक उत्न्‍्न 
होते हैं। परिन्राजक अधिक-से-अधिक ब्रह्म स्व तक जाते हैं। आजीवक 
सहस्नार स्वर्ग तक जाते हैं उसके आगे नहीं । तपरश्चरणके द्वारा विशिष्ट 
पुण्यबन्ध करनेवाले द्रव्यलिज्भी (मिथ्यादृष्टि) मुनि नोवें ग्रवेषक तक 
उत्पन्न होते हैं। उसके आगे सम्यग्दृष्टि मुनि ही उत्पन्न होते हैं। श्रावक 
अच्युत स्वर्ग त्तक उत्पन्न होते हैं उसके आगे नही । देव देवगतिसे च्युत 
होकर मनुष्य और त्तियंञ्चोमे उत्पन्त होता है । 

विशेषार्थ--देवगतिके जीव मर कर नरक और देवगतिमे जन्म नहीं 
लेते । मनुष्य अथवा तिय॑ज्च ही होते है। दूसरे स्वर्ग तकके देव अग्नि 
कायिक और वायु कायिकको छोड कर शेंष तीन एकेन्द्रियों तकमे उत्पन्‍्त 
हो सकते हैं। विकलत्रयोमे नहीं। पल्चेन्द्रिय तिय॑ब्चोमे बारहवें स्वर 


तृतीयो मयूख १२३ 


तकके ही देव उत्पन्न होते है, आगेके नही । वहाँके देव नियमसे कमभूमिज 
मनुष्य होते हैं ॥२२२-२३०॥ 
आगे देवोमे गुणस्थान आदिका वर्णन करते है-- 
पुंस्त्रीवेदद्य चेव देवानां भवति धघुवम्‌। 
शुणधामानि चत्वारि भवितु शक्नुवन्ति च॥२३१॥ 
केषांचित्‌ क्षायिक प्रोक्तं केषाशिदू वेदकंमतम्‌ । 
इतरेषां च देवाना दशशनं शसज स्मृतम्‌ ||२३२॥ 
शीतोष्णयोनयो देवा देवा। संबृतयोनयः | 
अचित्तयोनयो. देवा उद्भवश्चोषपादक! ।॥|२३३॥ 
अपि चेपां हि. विज्ेयं योनिलक्षचतुष्टयस्‌ । 
शरीरं विक्रियोदभूत तैजस कार्मणं तथा ॥२३४॥ 
मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञान मेव च। 
जायते जातमात्राणां देवानां विनियोगतः ॥२३५॥ 
इत्थ चतुष्टयी प्रोक्ता गतीनामिह लेशत । 
विजयन्ते पुनः केडपि गतिभेद्विनिर्गता! ॥२३६॥ 
अर्थ- देवोके नियमसे पुवेद और स्त्रीवेद ये दो ही वेद होते है । 


गुणस्थान आदिके चार हो सकते हैं।२३१॥ किन्ही देवोके क्षायिक 
सम्यग्दर्शन कहा गया है । किन्‍्ही देवोके वेदक अर्थात्‌ क्षायोपशमिक 


सम्यग्दर्शंन माना गया है और किन्ही देवोके औपशमिक सम्यग्दशन 
स्मरण किया गया है। तात्पय॑ यह है कि देवोके तीनो सम्यग्ददंन सम्भव 
हैं । देव शीतोष्णयोनिवाले होते है, सवृतयोनिवाले होते है तथा अचित्त 
थोनिवाले होते हैं॥ इनका उपपाद जन्म होता है। विस्तारकी अपेक्षा 
देवोंके चार लाख योनियाँ होती है । इनके वेक्रियिक, तैजस और कार्मण 
ये तीन शरीर होते हैं । इनके उत्पन्त होते ही मति, श्रुत और अवधि ये 
तीन ज्ञान नियमसे होते हैं (मिथ्यादृष्टि देवोके ये तीन ज्ञान, मिथ्याज्ञान 
कहलाते है और सम्यर्दृष्टि देवोके सम्यग्ज्ञान)। इस प्रकार सक्षेपसे 
चार गतियोका कथन किया । गतियोके भेदसे रहित कोई अनिवंचनीय 
सिद्ध भगवान्‌ सदा जयवन्त प्रवर्तते हैं | अर्थात्‌ गतिका व्यवहार ससारी 
जीवोमे ही है मुक्त जीवोमे नही ॥ २३१-२३६॥ 

इस प्रकार सम्यक्त्वचिन्तामणिमें गतिमार्गणाके द्वारा जीवतत्त्वका वर्णन 
करनेवाला तृतीय मयूख समाप्त हुआ । ् 


चतुथों मय्ूखः 
मद्वलाचरण 


प्रमदानन छन्द 
अथ मुक्तिसुप्रमदाननाव्जपडदिध्रिमाहितशंभर 
शुभकीतिंसारसितीकृताखिललोकसुन्द्रमन्दिस्प। 
दिविजादिमत्यंसगेशभूधरचित्तकज्जविभाकर 
परवोधशालिनमृत्तमं प्रणमाम्पहं चदतां वरमू ॥ १ ॥ 
अर्थ--जो मुक्तिरूपी स्त्रीके मुखक्मलके भ्रमरस्वरूप हैं, जो सुख 
समूहको धारण करनेवाले हैं, श्रंष्ठ शुभ कीतिसे जिन्होंने समस्त लोक 
रूपी मन्दिरको शुक्छ कर दिया है, जो देव धरणेन्द्र मनुष्य तथा विद्या- 
घर राजाओके मनरूपी कमरूको विकसित करनेके लिए सूर्य हैं, उत्तम 
ज्ञान-केवलज्ञानसे सुशोभित हैं, उत्कृष्ट हैं तथा वक्‍ताओमे श्र ष्ठ हैं ऐसे 
अरहत भगवानको मै प्रणाम करता हूँ ॥१॥ 
आगे इन्द्रियमार्गणाके द्वारा जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं-- 
अथाग्रे सप्रवक्यामि हपषीकाणि समासतः | 
भव्यानामुपकाराय. यथाशक्ति यथागमम्र्‌ ॥ २ ॥ 
तानीन्द्रियणि जानीहि यानि स्वविषयग्रहे । 
अहमिन्द्रा यथा हथात्मतन्त्राण्येव भवन्ति वै॥ ३े ॥ 
तेपामिन्दनशीलानां लिड्वानां वा निजात्मनः | 
द्रव्यमावविभेदेन भेददवन्द्र विराजते | ४ ॥ 
तत्र देहोदयाज्जात देहचिह्द तु॒ द्वव्यकम्‌ | 
लब्ध्युपपोगरूप च॒ प्रोक्‍त॑ भावेन्द्रियं तथा | ५ ॥ 
अरथ--अब आगे भव्य जीवोके उपकारके लिए अपनी शक्ति तथा 


आगमके अनुसार सक्षेपसे इन्द्रियोका कथन करूँगा ॥२॥ जो अपना 
स्पर्शादि विषय ग्रहण करनेमे अहमिन्द्रोंके समान स्वतन्त्र हैं उन्हे इन्द्रिय 


चतुर्थो मयूस. १२५ 


जानो ॥१0 जिनका इन्दन-आत्मस्वातन्त््यरूप स्वभाव है अथवा जो 
आत्माका परिचय करानेके लिए साधन स्वरूप हैं उन इन्द्रियोके द्रव्य 
और भावकी अपेक्षा दो भेद है। उनमे शरीरनामकर्मके उदयसे दरीरमे 
जो इन्द्रियाकार चिह्न है उन्हे द्रव्येन्द्रिय कहते हैं और जो लब्धि तथा 
उपयोग रूप हैं उन्हे भावेन्द्रिय जानना चाहिए ॥२-५॥ 
स्पर्शन रसना प्राणं छोंचनं श्रवर्ण तथा । 
इत्यक्षपश्चक॑ प्रोक्त प्रेज्ञादक्षमनीपिसि || ६ ॥ 
स्पर्शो रससइच गन्धश्च रूप शब्दशच संक्रमात्‌ | 
निषयाह्चाक्षवर्गस्य. वणणिताः परमागमे ॥ ७॥ 
एकेन्द्रियादिसं यो गाज्जीवा एकेन्द्रियादय' । 
सन्ति पत्चविधा नूनं निजावान्तरभेदिता ॥८॥ 
, अर्थ--स्परशन, रसना, प्राण, चक्षु और कर्ण ये पाँच इन्द्रियाँ विचार- 
कुशल विद्वानोने कही है ॥६॥ स्पशं, रस, गन्ध, रूप और शब्द ये पाँच 
उन पांच इन्द्रियोंक विषय परमागमसे कहे गये है ॥७॥ एकेन्द्रियादिके 


संयोगसे एकेन्द्रिय आदि पाँच प्रकारके जीव होते है। निरचयसे ये सब 
जीव अपने अपने अनेक भवान्तर भेदोसे सहित है ॥८॥ 


इन्द्रियोके आकार तथा विषय-- 


लोचनश्रवणप्राणजिह्ाकारा यथाक्रमम्‌ । 
मस्र॒यवनाल्याभतिलपुष्पशुरप्रकेः ॥ ९॥ 
तुल्ता, नकसंस्थानं स्पशन बुधसंस्मतम । 
स्पशनविषयः ग्रोक्तों. घन्ुःशतचतुष्टयम ॥|१०॥ 


रसनाविषय क्षेत्र चतु पष्टिशरासनाः । 
नासाविषयभूभाग शतकोदण्डसंमितः ॥११॥ 
चतुःपथश्चवाशदाधिक्यनवशतक सयुते । 


योंजनानां सह हे. चक्षुपो विषयस्थलूम ॥१२॥ 
श्रुतिक्षेत्र परं हष्टसहती धलुर्षा मतम। 
व्याप्यामनस्कपश्चाक्षमेष * द्विगुणित:. स्मृत' ॥१३॥ 


१२६ सम्यक्त्वे-चिंन्तामिंणि'* 


रसंशाचमंनांसानां योजनाीनि / नव स्थृताः | 

श्रुत्योर्डादश संप्रोक्ता संशिनां विषयस्थली ॥१४॥ 

हद्िशतत्रिषष्टियुज्नि सातिरेकाणि -चक्षुपः। , - 

विषयः. सप्तचत्वारिंशस्सहस्राणि. सज्िन) ॥१७॥- 

अयथं---नेत्र, कर्ण, ल्लराण और जिह्दा इन्द्रियके आकार ऋमसे मसूर, 

जो की नली, त्तिल पुष्प और खुरपी तुल्य है | स्पर्शन इन्द्रियका आकार 
विद्वानोंने अनेक प्रकारका माना है। स्पर्शन इन्द्रियका विषय चार सौ 
धनुष, रसंना इन्द्रियका विषय क्षेत्र चौंसठ धनुंष, प्राण ईन्द्रियका विषय 
सो धनुष, चक्षु इन्द्रियका विपय दो हजार नौ सौ चौंवन योजन और 
कण इन्द्रियका विषय आठ हजार धनुष माना,गया है । असैनी पज्चेन्द्रिय 
तक यह विषय दूना दूना हांता जाता है । सज्ञी जीवकी रसना, .स्पशंन 
और प्राण इन्द्रियका विषग्य नो नौ योजन, कर्ण इन्द्रियका विषय बारह 
योजन ओर चक्षु इन्द्रियका सतालीस हजार दो सौ श्रेसठ योजनसे कुछ 
अधिक #7 है ॥९-१५॥ 


अब एकेन्द्रियादि जीवोकी उत्कृष्ट तथाजघन्य अवगाहनाका वर्णन, 
करते हैं-- 
कमले साधिक॑ चेक॑ योजनानां. सहस्रकम्‌ | 
योजनद्वादशी शह्े बृश्चिके क्रोशकत्रयम्‌ ॥१६॥ 
पटपदे योजनं हथेक महामत्र्ये सहस्रकम | 
इत्थमेकेन्द्रियादीनामवगाहशः. अमुखोी मतः ॥१७॥ 
पर्याप्तद्वीन्द्रियादीनां. जघन्यं त्ववगाहनस्‌ ! 
अनुन्धी . कुन्थुकाणमन्षिकासिक्थकेषु. च ॥१८॥ 
वृन्दाहुलस्य संख्येयात्संजपसगुणितक्रमंस्‌ । 
अपर्या प्तस्य जातस्यथ तृतीय. समये पुनः ॥१९॥ 
निगोदस्यातिसक्ष्मस्याहुलासख्येयमागकम्‌. || 
एकेन्द्रियिपू.. विशेयं  जपन्यमवगाहनम्‌ [|२०॥| 
अथं--एकेन्द्रियोमे कमलकी कुछ अधिक एक हजार योजन, 
द्वीन्द्रियोसे शद्भकी बारह योजन, त्रीन्द्रियोमें विच्छूकी तीन कोश, चतुरि- 


चतुर्थों मयूख:' १२७ 
न्द्रियोमे भ्रमरकी एक योज॑न और पन्‍्चचेन्द्रियोंमे महामंत्स्यकी 'एक हजार 
योजन, इस प्रकार एकेन्द्रियादि जीवोकी उत्कृष्ट अवगाहना जानना 
चाहिये । पर्याप्तक द्वीन्द्रियादिककी जघक््य अवगाहना अनुन्धरी, कुन्थु, 
काणमाक्षिका और सिक्‍थक मत्स्थमे वुन्दाज़ुलके सख्यातवें भागसे लेकर 
आगे आगे सख्यात गुणित क्रमको लिए हुए है। एकेन्द्रियोंमे लब्ध्यपर्याप्तक 
सूक्ष्म निगोदिया जीवके उत्पन्न होनेके तृतीय समयमे अज्भुलके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण जघन्य अवगाहना जानना चाहिए ॥१६-२०॥ 

अब एकेन्द्रिपादिकोमे जन्म तथा लिज्भादिकी व्यवस्था कहते हैं-- 


आर्या 
चतुरक्षान्ता जीवा समृच्छेनजा नपुसकाश्चापि |. 
मिथ्यादशनदूषितहुदूया नियमेन जायन्ते ॥।२१॥ 
पम्चेन्द्रियाः पुनस्ते वेदोत्पत्तित्रयाभिसंयक्ताः । 
निखिलगुणधामसहिताः सकलकलाशोमिता: सन्ति॥।२२॥ 
अर्थ--चतुरिन्द्रिय तकके जीव नियमसे संमूच्छंन जन्मवाले, मपुसक- 
वेंदी तथा मिथ्यादर्शनसे दूषित हृदय होते हैं ॥२१॥ और प्चेन्द्रिय 
जीव तीनो वेदों तथा तीनो जन्मोसे सहित होते है। साथ ही समस्त 
गुणस्थानोसे युक्त ओर सकलकलाओसे सुशोभित होते है ॥२श॥ 
आगे इन्द्रियातीत्त सिद्धपरमेष्ठीका जयघोष करते हैं-- 
इत्यक्षकक्षामाश्ित्यप सहन्ते  भविनो&्सुखम । 
अक्षकक्षापपातीता युक्तात्मानो जयन्ति तु ॥२३॥ 


अर्थ--इस प्रकार इन्द्रियकक्षाका आश्रय कर ससारी जीव दुख 


सहन करते हैं परन्तु इन्द्रियकक्षासे परे रहनेवाले सिद्ध परमेष्ठी जयवन्त 
प्रवतंते हैं ॥२३॥ 


(इस प्रकार इन्द्रियमार्गणाका वर्णन पूर्ण हुआ) 
आगे कायमागंणा की अपेक्षा जीववत््वका वर्णन करते है-- 
जातिकर्माविनाभावित्रसस्थावरकर्मणोंः । 
उदयेन. भवेत्कायः प्रथ्वीकायादिषडिव्ध! ॥२४॥ 
भूमितोयाग्निवायूनां. कर्मणाप्ुदये.....सति | 
तेषां तत्रेव देह। स्यान्निजवर्णादिसंयुतः ॥२५॥ 


१२८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


स्थृलसुष्मोदयात्तेषां देहा हि. स्पूलसक्मकाः | 
घातदेहं भवेत्स्युलमघात च. भवेत्परम ॥२६॥ 
वादराः व्वचिदाधारे सृष्ष्मास्त्वाधारवजिता | 
सर्वत्र स्बदा सन्त्यनन्तानन्ताः घरीरिणः ॥२७॥ 
तरुकमोंदय. जीवास्तरुकाया भवन्ति हि। 
तेच श्रत्येकसामान्यमेदास्यां द्विबिधाः स्मृताः ॥२८॥ 
प्रतिष्ठितान्यभेदेन प्रत्येका द्विविधा मताः। 
साधारणोदये ये निगोददेहा मवन्ति वे ॥२९॥ 
सामान्यास्तेषपि स्क्ष्मस्थुलमेदादू द्विविधा मताः । 
साधारणं भवेदेषामाहारश्चानपानकस्‌ ।।३०॥ 
जीवनं मरणं चाप्यक्रमणं क्रमणं तथा। 
द्वाभ्यां त्रिभिन्‍्वतुभिवा पश्चमिः करणेयु ताः ॥३१॥ 
जीवास्त्रसा हि विज्ञया सन्समतेरुपदेशतः । 
परिणत त्रस॒त्यक्त्वा मारणान्तोपपादयो! ॥३२॥ 
त्रसनालीवहिःस्थल्यां न च्सा सन्ति कुत्रचित्‌ । 
स्थावरास्वखिलं लोक व्याप्यासीदन्ति सर्वतः ॥३२३॥ 
पृथ्वीतोयाग्निवातेष्वाह्रके च विशूर्के । 
निगोदा वादरा न स्युः केवलिनां च विग्रहे ||३४॥ 
उपजाति 
सूचिकलापध्यजतोयविन्दुमसरसादश्य मवाप्लुवन्त+ । 
वहिप्रवाताभृतभूमिदेहास्तरुत्सा नेकविधाइच बोध्याः ॥३७॥ 
भुजज्प्रयात 
यथा भारवादी नरों दुःखभार, 
निरन्‍्त॑ सकायो विभर्ति भ्रमृढ। 
प्रचुद्ध॒ पुराणस्त्वकायः से को<४पि 
शुभानन्दवृन्द सदा विन्दति स्व ॥३६॥ 


चतुर्थो मयूख १२९ 


अर्थ--जाति नामकर्मके अविनाभावी चस-स्थावर नामकर्मके उदयसे 
काय होता है। वह काय, पृथिवीकाय आदिके भेदसे छह प्रकारका है 
अर्थात्‌ पृथिवीकायिक आदि पाँच स्थावर और एक त्रस, ये छह कायके 
जीवोके भेद हैं ॥२४॥ पृथिवी जल अग्नि और वायु कर्मका उदय होनेपर 
उन जीवोंका अपने अपने वर्णादिसि सहित शरीर उन्ही जीवोमे उत्पन्न 
होता है ॥२५॥ उन जीवोका शरीर स्थूछ तामकर्मके उदयसे स्थूल तथा 
सूक्ष्म नामकर्मके उदयसे सूक्ष्म होता है। स्थूल शरीरसे दूसरे जीवोका 
घात--रुकावट होती है परन्तु सूक्ष्म शरीरसे किसीकी रुकावट नही होती 
॥२६॥ वादर मर्थात्‌ स्थूल जीव किसी आधारपर रहते है परन्तु सूक्ष्म 
जीव आधारसे रहित हैं । ऐसे सृक्ष्म जीव अनन्तानन्त है त्था तीनो 
लोकोमे सवंत्र सदा विद्यमान रहते है ॥२७॥ वनस्पतति नामकर्मके उदयसे 
जीव वनस्पतिकाय होते है। वे वनस्पतिकायिक जीव प्रत्येक और 
साधारणके भेदसे दो प्रकारके माने गये है ॥२८॥ प्रत्येकवननस्पति जीव 
सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येकके भेदसे दो प्रकारके माने 
गये हैं। साधारण नामकर्मके उदयसे जीव मिगोदशरीर वाले होते है 
तथा सूक्ष्म और स्थूलके भेदसे दो प्रकारके होते हैं। इन साधारण जीवो- 
का आहार, श्वासोच्छूवास, जीवन, मरण तथा गमनागमन साधारण होता 
है अर्थात्‌ एकके आहार आदिसे सबका आहार आदि हो जाता है! दो, 
तीत, चार और पाँच इन्द्रियोसे सहित जीवोको भगवान्‌ महावीरके 
उपदेशसे ञस जानना चाहिये मारणान्तिक समुद्धात तथा उपपाद रूप 
प्रिणत त्रसको छोडकर अन्य त्रसजीव त्रसनालीके बाहर कही भी नही 
होते । परन्तु स्थावर जीव समस्त लोकको सब ओरसे व्याप्तकर स्थित 
हैँ ॥२९।-३३॥ पृथिवीकायिक, जलूकाथिक, अग्तिकायिक, वायुकायिक, 
आहारकशरीर, देवनारकियोके वेक्रियिक शरीर तथा केवलीके परमौ- 
दारिक शरीरमे वादरनिगोदिया जीव नही होते हैं ॥३४॥ अग्निकाथिक 
जीवोका आकार खडी सूजियोके समूहके समान, वायुकायिकका ध्वजाके 
समान, जलकायिकका जलकी दूँदके समान, पृथिवोकायिकका मसूरके 
समान होता है। वनस्पतिकायिक और त्रस अनेक आकारके होते है। 
॥३५॥ जिस प्रकार भारवाही पुरुष काँवर लेकर भारको उठाता है उसी 
भकार जज्ञानी जीव शरीर ग्रहणकर अनन्त दु खको उठाता है। परन्तु 
कोई ज्ञानी जीव शरीर रहित होकर सदा भात्तमोत्य शुभ आनन्‍्दके समूह- 
को प्राप्त करते है ॥३६॥ 


इस प्रकार कायमार्गणाका वर्णन हुआ । 
९, 


१३० सम्यक्त्व-चिन्तामणि 
आगे योगमार्गंणाकी अपेक्षा जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं-- 
इन्द्रवञा 
चेतोंवच/कायविराणितस्य 
लीवस्य कर्मागमकरणं या। 
जाता शरीरोदयतो हि भक्ति- 
योंगः स योगीशनिवेदितो 5स्ति ॥३७॥ 
अथं--मन, वचन, कायसे युक्त जीवकी कर्मागममें कारणभूत जो 
शक्ति दरीरनामकर्मके उदयसे प्रकट होती है वह योगिराज--बीतराग 
जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा हुआ योग है॥१ण॥। 
मनोवचःशरीराणां मेदात्स त्रिविधो मतः। 
स एवं ह्ाखरवों बोध्यः कर्मवन्धनकारणम्‌ ||३८॥ 
सत्यासत्यो मयार्थेष्वनुभयार्थे पु वर्तनात्‌ । 
चेतसो बचसो मेदाइचत्वारश्च भवन्ति वे ॥३९॥ 
' सद्भावमनसा योगो यो हि नाम प्रजापते | 
असो. सत्यमनोयोगो मुनिश्वन्दनिरूपितः ॥४०॥ 
असदूभूतेन चित्तेन योगो यश्च प्रवत्यते। 
सोख्सत्यों मानसो योगो योगिसद्धप्रकीतिंत) ॥४१॥ 
सत्यासत्येन चित्तेन योगो यश्च विधीयते। 
उमयः स मनोयोगो विदृुषां... परिसम्मतः ॥४३२॥॥ 
नाप्यसत्येन सत्येन मनसा यो विरच्यते | 
योगः सोइ्लुमयः प्रोक्तो निखिलशजिनेन्दुना ॥४२३॥ 
अथं--वह योग मन वचन और कायके भेदसे तीन श्रकारका माना 
गया है। निश्चयसे उस योगको ही कर्मंबन्धका कारणभूत आास्रव जानना 


चाहिये ॥३८॥ सत्य, असत्य, उभय और अनुभय पदार्थोमे प्रवर्तनेसे मन 
तथा वचनके चार चार भेद होते है अर्थात्‌ सत्यमनोयोग, असत्यमनो- 


चतुर्थो मयूख: १३१ 


थोग, उभयमनोयोग, अनुभयमनोयोग और सत्यवचनयोग, भसत्यवचन 
योग, उभ्यवचनयोग अनुभयवचनयोग ।।३५॥ सत्य पदार्थका विचार 
करने वाले मनके द्वारा जो योग होता है वह मुनिसमूहके हारा कहा 
हुआ सत्यमनोयोग है ॥४०॥ असत्य पदार्थका विचार करनेवाले मनके 
द्वारा जो योग प्रवरतंता है उसे मुनिसमूहने असत्यमनोयोग कहा है ॥४१॥ 
सत्यासत्य पदार्थका चिन्तन करने वाले मनके द्वारा जो योग किया जाता 
है वह विद्वानोको उभयमनोयोग नामसे इृष्ट है।।४२॥ और जो न॒सत्य 
त्त असत्य अर्थात्‌ अनुभय पदार्थका चिन्तन करने वाले मनके द्वारा रचा 
जाता है उसे सर्वज्ञ जिनचन्द्रने अनुभयमनोयोग कहा है । 


भावायं--सत्य, असत्य, उभय और अनुभयके भेदसे पदार्थ चार प्रकार- 
का होता है। जो पदार्थ, अर्थक्रियाकारी है अर्थात्‌ अपना कार्य करनेमे 
समर्थ है वह सत्य कहलाता है। जैसे जलकों जल जानना। जो पदार्थ 
अर्थक्रियाकारी नही है अर्थात्‌ अपना कार्य करनेमे समर्थ नही है उसे 
असत्य कहते हैं जैसे मृगमरीचिकाको जल जानना। जो पदा्थ, सत्य 
और असत्य रूप हो उसे उभय कहते हैं जेसे कमण्डलुको घट जानना । 
कमण्डल, जलधारणरूप घटका कार्य करता है इस लिये सत्य है परन्तु 
आक्ृतिमेद होनेसे असत्य है। जो पदार्थ, ज़् सत्य हो न असत्य हो उसे 


अनुभय कहते है । जेसे आमन्‍्त्रणी, आज्ञपन्नी आदि वचनोके विषयभूत 
पदार्थ । 


इन सत्यादि चार प्रकारके पदार्थोका चिन्तन करना चार प्रकारका 
मनोयोग है ।।४३॥ 


आगे चार प्रकारके वचनयोगका वर्णन करते है-- 


दशधासत्यमारत्यां. जीवानां व्याप्ृतिस्तु या। 
स॒ सत्यभारतीयोगः सरिसन्दोहशंसितः ॥॥४४॥ 
असत्यमापणे वाचामुद्यमो यत्र राजते। 
असत्यःः स॒ वचोयोगो वाचामीशेर्निरूपितः ।॥४५॥। 


सत्यासत्यस्वरूपाया ब्राह्यया यो नाम संचर। । 
उभयोज्सी. वचोयोगो .वीरतीथंकृदीरितः ॥४१॥ 


१३२ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


न तथ्ये नाप्यतथ्ये वा गिरां यश्च समुद्यमः | 
सोश्चुभयो वचोयोगी  जिनचन्द्रनिवेदितः ॥४७॥ 
अर्थ--जनपदसत्य आदि दक्ष प्रकारके सत्य बचनोंके बोलनेमे जीवोका 
जो व्यापार है वह साधुसमूहके द्वारा प्रशसित सत्यवचनयोग है ॥(४४॥ 
असत्य बोलनेमे वचनोका जों उद्यम है उसे वचनोके स्वामी जिनेन्द्र 
भगवानने असत्यवचनयोग कहा है ॥४५॥ उभयरूप वबचनोका जो 
प्रयोग है उसे वीरजिनेश्वरने उभयवचनयोग कहा है ॥४६॥ जो न सत्य 
न असत्य अर्थात्‌ अनुभयरूप पदार्थके विषयमे वचनोका उद्यम है वह 
जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा हुआ मनुभयवचनयोग है ॥४७॥ 


आगे मत्तोयोग और वचनयोगका निमित्त कहते हैं-- 
पूर्णदेहीद्यो... मूलनिमित्त. चित्तवाचयों: । 
आवरण. भवेन्मूलमसत्योभययोः . पुनः ॥४८॥ 
अर्थ--मनोयोग और वचनयोगका मूल निमित्त पर्याप्त तथा शरीर- 
नामकर्मका उदय है और असत्य तथा उभय मनोयोग और वचन 
योगका निमित्त ज्ञानावरणकर्मका उदय है ॥8८॥ 
अब केवलीके मनोयोगका सद्भाव बताते है-- 
उपजाति 
चेतायुतानां वचसां प्रयोगों 
विलोक्यते मानसमूलकों हि। 
अतो . हृषीकोद्भधवबोधहीने 
सयोगकैवल्ययुतेडषपि तत्स्यात्‌ ||४९॥। 
तत्रापि कारण हीं तदद्लोपाज्ीदयोत्थितम्‌ । 
द्रव्य मनो जिनेन्द्रस्थ हत्कासारे ५ विराजते ॥५०॥ 
प्रफुल्लपड्ट जाकार तद्थ.. ब्गणागमात्‌ । 
कार्याभावेष्पि तेन स्याद्योगस्तस्थापि मानस ॥५१॥ 
अर्थनलेते सहित जीवोका वचनप्रयोग मनोमूलक देखा जाता है 


इसलिये इन्द्रियजन्यज्ञानसे रहित होनेपर भी सयोगकेवलीके मनोयोग 
होता है ॥४९॥ और इसका कारण भी यह है कि उनके हृदयरूपी सरोवर 


चतुर्थो मयूख: १३३ 


में खिले हुए कमलके आकार द्रव्यमत होता है और उसके लिये मनो 
वर्गंगाका आगमन जारी रहता है। अत' विचाररूप कायका मभाव 
होने पर भी उसके मनोयोग माना जाता है ॥५०-५श॥ ' 


अब ओऔदारिक और औदारिकमिश्र काययोगका वर्णन करते हैं-- 


तिरइवां मानवानां च शरीर स्थूलमुच्यते । 
ओदारिक  तथीरालिक॑ वा तत्र समुद्धव। ॥५२॥ 
औदारिकी भवेद्योग/ कायिको जिनकीर्तितः) । 
औदारिकमपूण यत्तन्मिश्र समुच्यते ॥५३॥ 
संग्रयुकतः पुनस्तेनोदारिकमिश्रसज्ञकः । 
काययोगो जिनाधीशेदंशितः परमागमे ॥॥५४।॥। 
अर्थ--तियंत्चर और मलनुष्योका शरीर स्थूल, ओऔदारिक अंथवा 
ओऔरालिक कहलात्ता है उसमे जो योग होता है वह जिनेन्द्र भगवानूके 
द्वारा औदारिककाययोग कहा गया है। वही जौदारिक शरीर जब तक 
अपूर्ण रहता है अर्थात्‌ जबतक शरीरपर्याप्ति पूर्ण नही होती तब तक 
ओऔदारिकमिश्र कहलाता है । उस समय जो योग होता है उप जिनेन्द्र 
भगवाचने परमागममे ओऔदारिकमिश्रकाययोग कहां है ॥५२-५४॥ 
आगे वेक्रियक और वेक्रियिकमिश्रकाययोगका कथन करते हैं-- 
विक्रियायां समुदूभूतो योगो वेक्रियिकामसिधः 
स एवापरिपूण सन्‌ तन्मिश्रो हि निगबते ॥५०॥ 
सुराणां नारकाणां च॑ योगावेती निरूपितो। 
मानवानां तिरश्चां च केपांचिद विक्रिया भवेत्‌ ॥५६॥ 
अर्थ--जो योग विक्रियामे होता है वह वैक्रियिक नामका काययोग 
है और जब वह॒अपरिपूर्ण रहता है तब वेक्रियिकमिश्रकाययोग कहा 


जाता है ॥५५॥ ये दोनो योग देवी और नीरकियोके कहे गये है। किन्‍्ही 
मनुष्यों और नि्यश्वोके भी विक्रिया होती है ॥५७॥ 


जार्या द 
वादरवहिसमीरणपम्चेन्द्रियपुणंका. विकुवन्ति |. 
तत्तेषामपि देहो वेक्रियिकः कीत्यते मुनिभिः ॥५७॥ 


१३४ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


अर्थ--वादरतेजस्कायिक, वायुकायिक और पश्चेन्द्रियपर्याप्तकजीव 
विक्रिया करते हैं इसलिये उनका शरीर भी मुनियोके द्वारा वेक्रिग्रिक 
कहा जाता है ॥५७॥ 
अब आहारककाययोगका वर्णन करते हैं-- 
उपजाति 
, असयमध्वान्तविनाशनाम जिनेन्द्र तन्मन्दिरिवन्दनाय । 
तपोमुखोन्मड्रलूसंगमाय सन्देहसन्दोहचिछोपनाय ॥५८॥ 
कैबल्ययुक्तद्॒यवर्जिते स्वक्षेत्रे परत्रस्थितपूज्यलोके । 
प्रभूतकल्याणकलापके च ह्याहारकाज्ोंदयने४पि जाते ॥५९॥ 
उपेन्द्रवञ्ञा 
यतेः प्रमत्तस्य धतव्रतस्य गुमोदयस्याश्रिततथ्यइततेः । 
प्रशान्तिपीयूषपयोदधेर्च॒जितेन्द्रियोद्यममहाहयालेः ॥६०॥ 
 इन्द्रवच्ना 
हस्तप्रमाण च प्रशस्तजन्म शुक्ल शुभ सुन्दरमृर्तिरम्यम्‌ । 
अच्याहत युग्मघटीस्थित' च मांसास्थिहीन किल धातुद्दीनम्‌ 
मूर्धाभिजात खलु यच्छरीर ' संजायते कायकलापदक्षम्‌ | 
आहदारकारुयानविश्योमित तत्‌ संशस्यते शस्तविवोधयुक्तेः ॥६२॥ 


25 
तेन संपादितः गो._ ह्याद्रकामिषा । 
स॒एवापूर्णतां यातों मिश्रार्यः कथितों जिनेः ॥६३॥ 


अर्थ--असयमरूपी, - अन्धकारका नाश करनेंके लियें, जिनेन्द्र और 
जिनेन्द्रमन्दिरोकी वन्दनाके लिये तपश्चरण भादि उत्कुष्ट मछ्भलोकी 
प्राप्तिक लिये, सदेहसमूहका लोप करनेके लिये, अपने क्षेत्रमे केवली 
तथा श्रुतकेवलीका अभाव होने तथा अन्य क्षेत्रमे पूज्यपुरुषोके विद्यमान 
रहनेपर बहुतभारी कल्याणोके होते हुए तथा आहारकशरीरतामकर्मे- 
का उदय रहते हुए शुभोदवसे सहित, यथार्थवृत्तिकां पालन करने वाले, 
दान्तिसुधाके सागर, इन्द्रियरूपी प्रचण्ड अश्वसमूहको जीतने वाले प्रमत्त- 


चैतुर्थों मयूख॑: १३५ 


संयत गुणस्थानवर्ती भुनिके एक हाथ प्रमाण वाला, प्रशस्त उत्पत्तिसे 
सहित, शुक्ल वर्ण, शुभ, अत्यन्त सुन्दर, अव्याहृत-किसीसे चही रुकने 
वाला, अन्तमुंहृतंतक स्थिर रहने वाला, मास तथा हड्डीसे रहित धातुओंसे 
रहित, मस्तकसे समुत्पन्न तथा कार्यंकलापमे दक्ष जो शरीर उत्पन्त होता 
है वह प्रशस्त ज्ञानी जीवोके द्वारा आहारकशरी रनामसे सुशोभित कहा 
जाता है ॥५८-६२॥ * 


इस आहारकशरी रसे जो योग होता है वह आहारककाययोग है। 
, वही आहारककाययोग जब अपूर्णताको प्राप्त होता है तब जिनेन्‍्द्र 
भगवानके द्वारा आहारकमिश्रकाययोग कहा गया है ॥६३॥ 

आगे कामंणकाययोगका स्वरूप कहते हैं-- 


कमंणाश्च॒ समहोउ्यं कामंणं हमभिधीयते | 
तेन संजायमानः स्यथाद्योगः कार्मणसज्ितः ॥६४॥ 


केवलिनां. समुद्गाते विग्रहार्थंगतावपि । 
एकद्विकत्रिकालेप. का्णोड्य॑ प्रवर्तते ॥६५॥ 


अथँ--कर्मोका समूह कार्मण कहलाता है। उसके द्वारा उत्पन्त 
होनेवाछा योग कार्मणकाययोग कहलाता है। यह कामंणकाययोग 
केवलिसमुद्धातमे तथा विग्रहगतिमे एक, दो अथवा तीन समयके लिये 
होता है ॥६४-६५॥ 


विद्येषाथं--समस्त ससारी जीवोके विग्रहगतिमे कार्मंणकाययोग 
होता है | उसके पश्चात्‌ मनुष्य और तियंञ्चोमे उत्पन्न होनेवाले जीवके 
अपर्याप्तक अवस्थामे अन्तमुहर्त तक ओदारिकमिश्रकाय योग होता है 
उसके बाद औदारिककाययोग होता है, जो जीवनभर रहता है। विग्रह 
गतिके बाद देव और नरक गतिमे उत्पन्त होनेवाले जीवके अपर्याप्तक 
अवस्थामे अन्तमु हुर्त तक वेक्रियिकमिश्रकाययोग होता है और उसके 
परचात्‌शवेक्रियिककाययोग होता है, जो जीवनपर्यन्त रहता है। प्रमत्त- 
सयत्त गुणस्थानवर्ती किन्ही किन्‍्ही मुनियोके तपश्चरणके प्रभावसे 
आहरकश रीरकी उत्पत्ति होती है। उसकी उत्पत्तिके कार्य ऊपर बताये 
जा चुके है। आहारकशरीर उत्पन्न होनेके पु्व आहारकमिश्रकाययोग 
होता है और उसके बाद आहारकशरीर उत्पन्न होनेपर आहारक- 
काययोग होता है। इत् दोनोका काल अन्तमुंहुते प्रमाण है। जिन 


१३६ सम्यकत्व-चिन्तार्माण 


सयोगकेवली भगवान्‌के तेरहवें गुणस्थानके अन्तिम अन्तमुंहुत॑में लोक- 
पुरण समुद्धात होता है उनके दण्डनामक भेदसे औदारिककाययोग, 
कपाटमे ओऔदारिकमिश्र और प्रतर तथा छोकपूरण भेदमे कार्मण काय- 
योग होता है । तैजसल शरीरके निमित्तसे आत्मप्रदेशोमे परिष्पन्द नही 
होता, इसलिए तैजसयोग नही माना गया है। चौदहवें गुणस्थानमे कोई 
योग नही होता । 


आगे सयोग और अयोग जीवोकी अवस्थाका वर्णन करते हैं-- 
सयोगा जन्मकान्तारे प्रकुर्वन्त्यटनं. परम । 
योगवाधाबहिभेता. विजयन्ते  त्वयोगिनः ॥६६॥ 
अर्थ--योग सहित जीव ससाररूपी अटवीमे बहुत भारी भ्रमण करते 
हैं और योगकी बाधासे रहित अयोगी जिन सदा जयवसन्त प्रवतंते 
हैं ॥६६॥ 
इस प्रकार योगमार्गणाका वर्णन पूर्ण हुआ 
अब वेदमार्गणाकी अपेक्षा जीवतत्त्वका वर्णन करते है-- 
द्रव्यभावविभेदेन वेदों द्वेघा विभिद्यते । 
प्रायेण सम! क्वापि विषमश्चापि जायते ॥[६७॥| 
नरस्त्रीक्लीववेदानामुदयादात्ममो हनस्‌ । 
यज्जायते स भावेन वेदः सर्वज्ञभाषितः ॥६८॥ 
नामकर्मोदयाज्जातं_ यतु. लक्ष्मविशेषकम्‌ । 
द्रव्येणासी सतो वेदों जिनेन्द्रागमधारिमिः ॥६९॥ 
वेदकमोंदये जाते जीव/ समोहवान्‌ भवेत्‌ | 
समोहेन न जानाति शुण वा दोपषसदुघकम्‌ ||७०॥ 
वसनन्‍्ततिलका 
जीवः स्वयं प्रुरुगुणान्‌ पुरुभोगिभोगान्‌ 
शेते करोति निखिल पुरुकमंमाल्यम्‌ | 
यस्माद्‌_ भवेदखिलमानवमाननीय--- 
स्तस्मादयं पुरुष इत्थप्रुपस्तुतो$स्ति ॥७१॥ 


चतुर्थों मयूख १३७ 


अनुष्दुप्‌ 

मायया छादयत्यात्मानं. परं च नरं सदा । 

दोपेया सा सुधीमिः स्त्री, मता मायानिकेतनस्‌ ॥७२॥ 

न स्त्री न पुरुषो लोके लिज्भयुग्मविहीनकः । 

नपुसकः स विख्यातो मदनानलमध्यगः ॥७३॥ 

उपेन्द्रवज्ञा 

तणाग्निकारीपशिखीष्टपाकाशुशुक्षणिश्रात्रतीशबाधा: । 
नराश्च नायशच नपुंसकाइच निरन्तरं दुःखभर भरन्ति ॥७४॥ 


आर्या 
निजरपेयखज्नधाराविनिषातितमारदेवभूधोन:.|। 
मुक्तिस्त्रीवरसगमनोत्का छोका जयन्ति केष्पीह ॥७५॥। 


अर्थ--द्रव्य और भावके भेदसे वेद दो प्रकारका है। प्राय कर ये 
दोनो वेद समान होते है परन्तु कही (कर्मभूमिज मनुष्य और तियंब्चके) 
विषम भी होते है ॥६७॥ पुवेद, स्त्रीवेंद और नपुसकवेद नामक नो- 
कषायके उदयसे आत्मामे जो समोह उत्पन्त होता है उसे सर्वज्ञ भगवानुने 
भाववेद कहा है ॥६८॥ तथा नामकर्मके उदयसे जो चिक्तविशेष उत्पन्न 
होते है उन्हे जिनागमके ज्ञाता पुरुषोने द्वव्यवेद माना है ॥६०॥| वेदकरमंका 
उदय होनेपर जीव समोहसे युक्त होता है और उस समोहके कारण गुण 
अथवा दोषसमूहकी नही जानता है ॥७०॥ 


जिस कारण जीव स्वयं बहुत गुणो तथा बहुत भारी भोगोके स्वा- 
मित्वको प्राप्त होता हैं और समस्त प्रशस्त कार्यकछापको करता है 
इसलिये वह समस्त मनुष्योके द्वारा माननीय पुरुष” ऐसा कहा गया 
है ॥७१॥ जो मायाके द्वारा अपने आपको तथा अन्य मनुष्योको दोपोसे 
आच्छादित करती है तथा मायाचारका घर है उसे विद्वज्जनोने स्त्री 
माना है ॥७२॥ लोकमे जो न स्त्री है न पुरुष है--दोनोके चिह्नोसे 
विहीन है तथा सदा कामाग्निके मध्य रहता है भर्थात्‌ सदा कामाकुलित 
है वह नपुसक नामसे प्रसिद्ध है ॥७३॥ जिन्हे तृणाग्नि, कारीषाग्नि और 
ईंट पकानेके अवाकी अग्निके समान काम वाधा है ऐसे पुरुष, स्त्री और 
नपुसक निरन्तर दुखका भार उठाते रहते है ॥७४॥ अपने धैय॑रूपी 


१३८ सम्पक्त्व-चिन्तामणि 


तलवारकी धारासे जिन्होने कामदेवका मस्तक गिरा दिया है तथा जो 
मुक्तिस्त्रीके समागमके लिए उत्कण्ठित हैं ऐसे कोई पुरुष, इस जगतमे 
भी जयवत प्रवतंते हैं ॥७५॥ 
इस प्रकार वेदमाग्गंणा पूर्ण हुई । 
आगे कषायमार्गणाकी अपेक्षा जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं-- 


अथात्मनो हि सम्यक्‍्त्वचारित्रप्रभृतीन गुणान्‌ । 
ये कपन्ति कपायास्तान्‌ निगदन्ति जिनेन्दवः ॥७६॥ 
क्रोधाइंकारमायाभिस्तृष्यया च विभिद्यतते | 
चतुर्धात्न कषायः स भवकाननवारिदः ॥७७॥ 
अर्थ--जो आत्माके सम्यकक्‍त्व तथा चारित्र आदि गुणोको घातते हैं 
उन्हे जिनचन्द्र कषाय कहते हैं । 
भावायं--अनन्तानुबन्धी सम्यक्त्वको, अप्रत्याख्यातावरण देश- 
चारित्रको, प्रत्याख्यानावरण सकलचारित्रको और सज्वलून यथाख्यात 


चारित्रकों घातती है। क्रोध, मान, माया और लोभके हारा वह कषाय 
चार प्रकारकी है। कषाय, ससाररूपी वनको हरा-भरा रखनेके लिए 


मेघरूप है ॥७६-७७॥ 


फ्रोधकषाय-- 
क्रोधकर्मोदयाज्जातो रक्‍्तकोचनयुग्मकः । 
आत्मग्रशंसनोद्युक्तो वागाठटोपविधायकः ॥७८॥ 
उत्तारतालसंलीनशचरणस्फालनोग्यतः | 
क्रोधोष्वस्थान्तरोी. जीवस्योच्यते परमात्मभिः ॥७९॥ 


वसन्ततिलका 
क्रोधी भवाज्धिविनिपातनिमित्तमुल 
क्रोधो निगोदनरकादिनिवासददेतु । 
क्रोधः प्रशान्तिविशदेन्दुविधु तदो5यं 
क्रोधो हि. बोधगजराजसृगाधिराजः ॥८०॥ 


अर्थ--क्रोधकर्मके उदयसे आत्माकी जो अवस्थाविशद्येष होती है वह 
परमात्माओके द्वारा क्रोध कही जाती है। इस क्रोधके समय मनुष्यके 


चतुर्थो मयूख॑ १३९ 


दौनो नेत्र लाल हो जाते है । यह मनुष्य आत्मप्रशंसामे उद्यत होता है, 
वचनोका आडस्बर करता है, बहुत भारी ताली पीठता है और पेरोके 
आस्फालनमे- उद्यत रहता है ॥७८-७९॥ क्रोध, ससाररूपी समुद्रमे 
गिरानेका मूल कारण है। क्रोध, निगोद और नरकादि गतियोमे निवास- 
का कारण है । यह क्रोध, शान्तिरूपी निर्मल चन्द्रमाको ग्रसनेके लिये 
राहु है तथा ज्ञानरूपी गजराजकों नष्ट करनेके लिये मृगराज--सिंह 
है ।॥८०॥॥ 


सानकषाय-- 


आत्मानं लोकघृड़ाग्रमघिरूटमिव स्वयमस्‌ । 
मन्‍्यमान पुनहीनहीनाद्वीनतमं परम्‌ ॥।८ १॥ 
मानकर्मोदयोद्भूतो5हड्डारवचनोद्यतः | 
अशुद्भों छात्मनो भावों मानो सुनिभिरुच्यते |८२॥। 


उपजाति 


हेमाद्विश् ड्राग्र मधिष्ठितो४पि 
पतत्यधस्तात्पुनरष... जीव । 
नितप्रतापानितभूरिभूति 
पातो नरस्यापि भवत्यधस्तात्‌ ।॥८३॥ 
अर्थ--मानकर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ आत्माका वह अशुद्धभाव 
मुनियोके द्वारा मान कहा जाता है, जिसमें यह जोव अपने आपको स्वय 
लोकशिख रके अग्नशागपर चढा हुआ तथा दूसरेको हीनसे होन अर्थात 
अत्यन्त हीन मानता है। साथ ही अहकारपूर्ण वचनोके कहनेमे 
उद्यत रहता है ॥८१-८२॥ सुमेरकी शिखरपर चढ़ा हुआ भी यह जीव 


पुन. नीचे गिरता है। अपने प्रतापसे बहुत भारी विभूतिका उपाज॑न 
करनेवाले मनुष्यका भी नीचे पतन होता है ॥८१॥ 


सायाकषाय-- 


मायाकर्मोदयोत्पन्या._ कौटिल्यांकारधारिणी । 
जगलह्मवश्चनोद्यकत्त॒ माया मायावि-समता |[८8॥ 


१४२ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


हास्यरत्यरतित्रासजुगुप्साशोकवेदकाः । 
इतीपत्कायहेतुत्वान्नीकषाया . निरूपिता। ॥९७॥ 


तन्रेतन्नोकपायाणां. मेलने.. पश्चविशतिः | 
९. 
कपायाणां विभेदा स्थुवर्णिता- परमागसे ॥९८।॥ 


अन्तमुहर्तक॑ पक्षो मासाः पद्संख्यकास्तथा | 
असंख्येयाइच संख्येया अनन्ताइच भयोच्चयाः ॥९९॥ 


यथाक्रम॑ कपायाणा क्रोघाद्यानां महर्पिमिः । 
संज्वलनादिभेदानां वासनाकारू उच्यते ||१००॥ 


तीव्रा तीव्रतरा मन्दा पुनर्मन्दतरापि च। 
एतेपामुदयावस्था. वर्णिताः.. पूव॑सरिभिः ॥१०१॥ 


उपेन्द्रवत्ना 


न सो5स्ति कालो नस भूमिभागों 
यत्र स्थितो याति कपाययुक्तः ! 


नर सुखित्व॑ तु कपायहीन . 
सुख समाप्नोति सदा समन्तात्‌ ॥१०२॥ 


अर्थ-- जो अपने प्रभावसे आत्माके सम्यक्त्व नामक गुणका घात 
करती है उसे जिनेन्द्र भगवानुने अनन्तानुबन्धी कषाय कहा है ॥९५२॥ जो 
अपने वेभवसे आत्माके देशचारित्रका घात करती है वह भप्रत्याख्याना- 
वरणी कषाय कहलाती है ॥%५३॥। जिसके उदयसे सकलचारित्रका घात 
होता है वह प्रत्याख्यानावरणी कषाय मुनीन्‍्द्रोके द्वारा कही गई जानना 
चाहिये ॥५४॥ जो यथारुपात नामक उत्कृष्ट चारित्रका घात निरन्तर 
करती है वह सज्वलन कषाय कही जाती है ॥९५॥ ये चारो कषाय क्रोध 
मान माया और लोभके भेदसे चार-चार प्रकारकी है इसलिये सब कषाय 
सोलह कही गई है ॥९६॥ हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुयुप्सा, 
स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुसकवेद ये ईबत्‌ कार्यका कारण होनेसे नोक- 
षाय कही गई हैं।।९७॥ उपयुक्त सोलह कषायोमे नोकषायोके नौ भेद 
सिलानेसे कपायोके पच्चीस भेद परमागममे कहे गये हैं ॥९८।। मह॒र्षियोंने 


चतुर्थो मयूख १४३ 


सज्वलन आदि कषायोका वासनाकाल क्रमसे एक मुह॒त, एक पक्ष, छह 
माह और सख्यात, असख्यात तथा अनन्त भव कहे है ॥९९-१००॥ इन 
कषायोकी उदयावस्था पूर्वाचार्योने तीव्र, तीत्रतर, मन्द और मन्दतराके 
भेदसे चार प्रकारकी कही है ॥१०१॥ न वह काल है और न वह भूभाग 
है जहाँ कषायसे युक्त मनुष्य सुखको प्राप्त होता हो। इसके विपरीत 
कषाय रहित मनुष्य सदा सब ओर सुखको प्राप्त होता है ॥१०२॥ 


इस प्रकारं कषायमार्गंणा पूर्ण हुई । 


अब ज्ञानमार्गंणाके द्वारा जीवतत्वका वर्णन करते है-- 


_वसन्ततिलका 


संसारसिन्धुतरणिस्तरणिः प्रगाढ- 
मिथ्यात्वकृष्णरजनीतिमिरापहान्ये । 
योगीशचित्तकुमुदावलिकोमुदीशो 
ज्ञानं सदा विजयते जनपूज्यमानम्‌ ॥१०३॥ 
अर्थ--जो ससाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये जहाज है, जो 
अत्यन्त तीज मिथ्यात्वरूपी क्ृष्णरात्रि सम्बन्धी अन्धकारको नष्ट 
करनेके लिये सूर्य है, जो मुनिराजोके हृदयरूपी कुमुदसमूहकों विकसित 
करनेके लिये चन्द्रमा है तथा मनुष्योके द्वारा पूज्य है ऐसा ज्ञान सदा 
सर्वोत्कृष्ट जयवतत प्रवतंता है ॥१०३॥ 

मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानमेव च। 
मनःपययवोधश्च केवलज्ञानमेव व ॥१०४॥ 

इति ज्ञानानि पज्चैब वर्णितानि जिनागमे। 
तत्राद्ये दे परोक्षे सतः प्रत्यक्षाणीतराणि तु ॥१०५०॥ 

क्षायोपशमिक ज्ञानमाद्ज्ञानचतुष्टयम । 

इतरत्केवलज्ञानं क्षायिक॑ चुधसम्मतम्‌ ॥१०६॥ 

क्षयोपशमने. जाते मतिज्ञानावृते!ः पुनः । 

सेतोहपीकयोगेन. दिव्यालोकादिसन्निधी ॥१०७॥ 


१४९ सम्यवत्व-चिन्तामणि 


तिरस्कृत कर दिया है, जो समस्त लोकको जाननेवाला है और मोक्षका 
साधन है उसे केवल नामक महाज्ञान जानना चाहिये ॥११७-११८॥ न 
वह द्रव्प है, न वह क्षेत्र है,न वह काल है और न वह भाव है जिसमे 
केवलज्ञानकी शुभ गति नही है। भावार्थ यह है कि केवलज्ञान, द्रव्य, क्षेत्र- 
काल और भावकी सीमासे रहित होकर लोकालोकवर्ती समस्त द्वव्यो 
ओर उनकी समस्त पर्यायोको एक साथ जानता है ॥११९५॥ आाइचयं है 
कि मति, श्रूत ओर अवधि ये तीन ज्ञान, किसी जीवमे मिथ्यात्वरूपी 
देत्यके ससर्गसे मिथ्यात्वदृषित अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान हो जाते हैं और ससार- 
रूपी भँवरमे रहनेवाले जीवोमे किन्‍्ही जीवो--मिश्रगुणस्थानवर्ती 
जीवोके मिश्रमोहनीयके उदयसे मिश्र ज्ञान कहलाते हैं ॥१२०-१२१॥ 
मतिज्ञानादिकी विशिष्टता सम्यग्ज्ञानके व्णंनमे आगमानुसार भागे कहेगे। 
यहाँ कुछ ही--सक्षिप्त निरूपण किया हैं ॥१२२॥ 


इस प्रकार ज्ञानमार्गंणा पूर्ण हुई । 
अब सयममागंणाके द्वारा जीवत्तत्वका वर्णन करते है-- 


ल्रोतः:सघकषायाणां. निग्रहो. दण्डदण्डनम्‌ | 
ब्रतानां समितीनां च पालनं संयमो मतः ॥१२३॥ 


संयमश्च भवेन्नून स्थुलसज्वलनोदये । 
सक्ष्मोदये च मोहस्य शमनक्षययोः सतो. ॥१२४॥ 


अरथ--इन्द्रियसमूह तथा कषायोका निप्रह करना, मन, वचन, कायके 
व्यापाररूप दण्डको दण्डित करना--रोकना, तथा ब्रतो और समि- 
तियोका पालन करना सयम माना गया है ॥१२३॥ यह सयम नियमसे 
वादरसज्वलनका उदय होनेपर, सूक्ष्मसज्वलनका उदय होनेपर और 
मोहनीय कमंका उपश्यम तथा क्षय हो जानेपर होता है। भावार्थ-- 
सयम, छठवें गुणस्थानसे होता है। छठवेंसे नौवें गुणस्थान तक वादर- 
सज्वलन कषायका उदय रहता है और दश्शम गुणस्थानमे सूक्ष्म- 
सज्वलनका होता है साथ ही प्रत्याख्यानावरण कषायका क्षयोपशम 
होता है | इस क्षयोपशमरूप अन्तरज्भ कारणसे इन गुणस्थानोमे सयम 
होता है। उपशमश्रेणीवाला, चारित्रमोहका उपच्यम कर ग्यारहवें गुण- 
स्थानमे १हुँचता है इसलिये उसके औपशमिक चारित्र होता है भौर 


चतुर्थो मयूख १४७ 


क्षपकश्नेणीवाला चारित्रमोहका क्षय कर बारहवें गृणस्थानमे पहुँचता 
है। इसलिए उसे आदि लेकर चौदह॒वें गुणस्थान तक और उसके अनच्तर 
सिद्धपर्यायमे भी क्षायिक चारित्र होता है ॥१२४॥ 
सामायिकं व छेदोपस्थापना परिहारकः। .' 
4 श्चेते ॒] 
सक्ष्मस्तथा यथारूयातं॑ पञ्चते संयमाः स्खताः ॥१२५॥ 


परिहारविशुद्धिरच छेदोपस्थापना. तथा । 
सामायिक॑ च चारित्र. स्थुलसज्वलनोदये ॥१२६॥ 


जायन्ते, परिहारों हि. प्रमत्तेतरयोस्ततः । 
शिष्ट्रयं प्रमत्ताथनिवृत्यन्तीषपु धामसु ॥१२७॥ 
संज्वलनकपायी यश्चक््मोदयसमुद्भव! । 
संयमः सक्ष्मफो जञगोी दशसे गुणधामनि ॥१२८॥। 


यथाख्यातं तु ॒चारित्रं शान्तमोहादिषु स्मृतस्र्‌ | 
अप्रत्याख्यानरोषाधनुदयाद्देशसंयमः ॥१२९॥। 


जायते पश्चमे सस्‍्थाने देशसयतसंज्िते | 
संयतासंयती जीवों युगपद्चत्र॒ कीत्यते ॥१३०॥ 


अप्रत्याख्यानसंरोधकषायोदयनोत्थितः | 


असंयमी ऐ.] 
असंयमी भवत्पु सामाद्स्थानचतुष्टये ॥१३१॥। 
अरथे--सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय 
और यथारूयात ये पाँच सयम माने गये है ॥१२५॥ इनमेसे सामायिक 
छेंदोपस्थापता और परिह्यारविशुद्धि ये तीन चारित्र वादरसज्वलनके 
उदयमे होते है। परिहारविशुद्धि सयम प्रमत्ततयत और अप्रमत्तसयत 
इन दो गुणस्थानोमे होता है और सामायिक तथा छेदोपस्थापना प्रमत्त- 
संयतसे लेकर अनिवृत्तिकरण त्तक अर्थात्‌ छठवेंसे नौवें गुणस्थान तक 
होते है (२६-१२७॥ सज्वलनकषायके सूक्ष्म उदयमे होनेवाला सुक्ष्म- 
सांपरायचारित्र दशम गुणस्थानमे जानना चाहिये ॥१२८॥ यर्थास्यात 
चारित्र, उपशान्तमोह आदि गृणस्थानोमे माता गया है। अग्रत्याख्याना- 
वरणक्रोधादिके अनुदयमे होनेवाला देशसयम, देशसयत नामक पञ्चम 
गृणस्थानमे होता है जहाँ यहु जीव एक साथ सयतासयृत कहा जाता 


१४८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


है अर्थात्‌ त्रसहिसाका त्यागी होनेसे सयत और स्थावरहिंसाका त्यागी 
न होनेसे असयत कहलाता है ॥१२९५-१३०॥ अप्रत्यास्यानावरण कपायके 
उदयमे होनेवाला असयम जीवोंके प्रारम्भिक चार गुणस्थानोमे होता 
है ॥१३१॥ 


आगे सामायिक भादि सयमोके लक्षण कहते हैं-- 
सर्वसावद्यकार्याणां त्यागो यत्र विधीयते। 
लोकोत्तर स॒ सामायिक्संयम उदाहतः ॥११२श॥ 
पूर्व पर्यायम्ुच्छिय स्वकीयस्थापना पुनः | 
प्रायश्चित्तादिना धर्में छेदोपस्थापना हि सा ॥१३३॥ 
परिहारेण सत्र स्याहिशुद्धियंत्र. . सयते। 
परिहारविशुद्धिु स सयमों यमिसंयतः ॥१३४॥ 
त्रिगुप्तिमण्डनः पञ्चसमितित्रतशोमनः । 
त्रिंशहरपंप यातेषु यातेपु सुखमृत्पत्तिकालतः ॥१३५॥ 
यात्रत्पृथक्व॒वर्षाण.. वीर्थेशाडूधिपयोजयोः । 
प्रत्याख्यानानुवादस्य ह्मध्येता भक्तिसंयुतः ॥१३९॥ 
संध्याकालत्र यं मुकत्वा गव्यतियुगसंचरः । 
नित्यं विहरमाणो5पि जीवानां निकुरम्बके ॥१३७॥ 
जीवानां घातको न स्यात्परिदारड्धिसंयुतः । 
यत्र लोभी भवेद्‌ भिक्षोी) सयमेन सम॑ मनाक्‌ ॥१३८॥ 
स॒सक्ष्मसाम्परायः स्यात्संयमो जिनसम्मतः | 
क्षीणे वा ह्मपशान्ते वा मोहनीयार्यकमंणि ॥१३९॥ 
आत्मस्वरूपलब्धियां सा यथाख्यातसंयतिः । 
कथ्यते म्ुक्तिकान्तायाः साक्षात्सगमकारिणी ॥१४०।॥। 
इन्द्रवजत्रा 
हिंसानृतस्तेयकुशीलसड्रपापावलीभ्यो&ल्पतया विमुक्ता | 
युक्ताः पुनः सप्तसुशीलमभावेदेंशत्र तास्तथ्यदृशा युताः स्यु ॥ १४१ 


चतुर्थों मयूख १४९ 


पठकायजीवहिसायां तत्परा श्रवि ये नराः। 
अक्षचेष्टासमुद्युक्तास्त उकता.  संयतेतरा ॥१४२॥ 


अर्थ--जिसमे समस्त पापकार्योका त्याग किया जाता है वह श्रेष्ठ 
सामायिक सयम कहा गया है ॥१३२॥ पूर्वकी सदोष पर्यायकों छोडकर 
प्रायश्चित्तादिके द्वारा अपने आपको पुन सयममे स्थापित करना छेदोप- 
स्थापना है ॥१३१॥ जिसमे साधुके परिहारके साथ साथ एक विशिष्ट 
प्रकारकी शुद्धि होती है वह परिहारविशुद्धि समम है। यह सयम मुनिको 
अत्यन्त प्रिय होता है ॥(३४॥ जो तीन गुप्तियोसे अलक्षत है, पञ्च- 
समितियों और पञ्चमहाब्रतोसे सुशोभित है, जन्मसे लेकर तीस वर्ष 
सुखसे व्यतीत होनेपर जिसने तीर्थकरके चरण कमलोमे रहकर पृथक्त्व- 
वर्ण तक प्रत्याख्यान पू्वेका अध्ययन किया है, जो जिनभक्तिसे सहित है, 
तीन सध्याकालोको छोडकर प्रतिदिन दो कोश गमन करता है और जीव- 
समूहपर विहार करनेपर भी जीवोका घात करनेवाला नही होता है वह 
परिहारविशुद्धि सयमसे सहित होता. है। जहाँ साधुके सयमके साथ 
अत्यन्त सूक्ष्म लोभ रह जाता है वह जिनसमत सूक्ष्मसाम्पराय चामका 
सयम है। मोहनीय करके उपशान्त अथवा क्षीण हो जानेपर जो आत्म- 
स्वरूपकी उपलब्धि होती है वह मुक्तिकान्ताका साक्षात्‌ सगम कराने- 
वाला यथार्यात सयम कहलाता है ॥१३५-१४०॥ हिंसा, झूठ, चोरी, 
कुशील और परिग्रह इंत पापोके समूहसे जो एकदेश रहित हैं, तीन 
गुणव्रत और चार शिक्षात्रत इन सात शीलोसे सहित हैं तथा सम्पग्दर्शन- 
से सहित हैं वे देशन्नतके धारक हैं ॥१४१॥ पृथिवीपर जो षट्कायिक 
जीवोकी हिंसामे तत्पर है तथा इन्द्रियोके व्यापारमे समासकत हैं वे 
असयमी कहे गये है ॥१४२॥ 


इस प्रकार सयममाग्गंणा पूर्ण हुई । 
आगे दर्शंनमार्गणाकी अपेक्षा जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं-- 
ग्रहणं सर्वभावानां सामान्य निर्विकल्पक्म । 
कप (« ४ हक 
सत्तामात्रपरिग्राहि. दशशनं... जिनदर्शितम्‌ ॥१४३॥ 


चक्षुगोचरभृतस्य भावजातस्थ दर्शनम्‌ । 
जात यज्ज्ञानत पूव॑ तदुकत नेत्रदशनम ॥१४४॥ 


१५० सम्यवत्व-चिन्तामणि 


शेपेन्द्रियप्रकाशो यो ज्ञानात्पूब प्रजायते । 
अचक्षुदेशनं॑ प्रोक्त तत्सवंज्ञजिनेन्दुना ॥१४५॥ 


अवधिज्ञानतः पूर्व यत्सामान्यविलोकनम्‌ । 
७ 
अवधिदशन तत्स्यादनक्षोद्योगसगतम्‌ ॥१४६॥ 


साध केवलबोघेन बात सर्वातिगं परम । 
केवलदशन. ज्ञेय... शाइवतज्चात्मसं मवस्‌ ॥ १४७) 
ज्ञानं छ्बस्थजीवानां. मत दर्शनपूर्व कम | 
सज्ञस्य जिनेन्द्रस्य जायते तु सम दृयम ॥१४८॥ 


अर्थ--समस्त पदार्थोकों विकल्परहित, सामान्यरूपसे ग्रहण करना 
दर्शन है । यह दर्शन पदार्थोकी सत्ता मात्रको ग्रहण करता है ऐसा 
जिनेन्द्र भगवानने कहा है ॥१४३" चक्षुरिन्द्रियके विषयभूत पदार्थोका 
ज्ञानके पूर्व जो दर्शन (सामान्यावुल्लोकन) होता है वह चक्षुदंदंन कहा 
गया है ।।१४४॥ चल्षुरिन्द्रियके सिवाय शेष इन्द्रियोका जो प्रकाश उनके 
ज्ञानके पूर्व होता है उसे सर्वज्ञ जिनचन्द्रने अचक्षुदंशंन कहा है ॥१४५॥ 
अवधिज्ञानके पूर्व जो पदार्थोका इन्द्रियव्यापारसे रहित सामान्य अव- 
लोकन होता है वह अवधिदर्शन है ॥१४६॥ और केवलज्ञानके साथ जो 
पदार्थोका सर्वातिशायी दर्शन होता है उसे केवलूदर्शन जानना चाहिये । 
यह केवलददंन शाइवत है भर्थात्‌ होकर कभी नष्ट नहीं होता तथा 
आत्मासे ही उत्पत्त होता है ॥१४७॥॥ छद्मस्थ जीवोका ज्ञान, दर्शन 
पूवंक होता है और सर्वज्ञ जिनेन्द्रका ज्ञान तथा दर्बान--दोनो साथ ही 
प्रकट होते हैं ॥१४८।॥। 

इस प्रकार दरंनमार्गंणा पूर्ण हुई । 


अब लेश्यामागंणाकी भपेक्षा जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं-- 
लेदयाका लक्षण-- 

आत्मान कमंपुब्जेन पृण्यपापात्मना नरः | 

यया लिम्पति लेश्या सा लक्षिता परमात्मना ॥१४९ 

लेश्या योगम्रवृत्तिः स्यात्कपायोदयरण्जिता | 

कुर्वाणा कर्णां बन्धचतुष्क चेति दशितम्‌ ॥१५०॥ 


चतुर्थो मयूख: १५१ 


अर्थ--जिसके द्वारा यह मनुष्य अपने आपको प्रुण्य-पापरूप कर्म- 
समूहसे लिप्त करता है। उसे परमात्माने लेशया कहा है। यह लेश्याका 
निरुक्त अर्थ है। वाच्याथं इस प्रकार है। कषायके उदयसे अनुरणज्जित 
योगोकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते है। यह लेश्या कर्मोके चतुविध बन्धको 
करनेवाली है ऐसा कहा गया है ॥१४५-१५०॥ 


लेदपा--- 
कृष्णनील्या भकापोततेजःपद्मवलक्षिताः | 
विभिन्‍ना द्रव्यभावाभ्यामिति लेश्याः पडीरिताः |।१५१॥। 


अर्थ--मूलमे लेश्या, द्रव्य और भावकी भपेक्षा दो भेद वाली है। 
पश्चात्‌ दोनोके कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल ये छह भेद कहे 
गये है।॥१५१४॥ 


द्रव्यलेश्या-- 


वर्णादयेन संजाता या। कलेवरकान्तयः । 
पोढा वा द्वव्यतों भिन्‍ना लेश्या; कृष्णादयों मताः ॥१५२॥ 
भृद्धनीलकपोतस्वर्णाब्जकम्बुम नो हरा! | 
भवन्ति वर्णतों लेश्या बहुभेदविशोभिताः ॥१५३॥ 


अथं--वर्णनामकर्मके उदयसे शरीरकी जो कान्‍्तियाँ होती हैं वे 
क्ृष्णादिके भेदेसे छह प्रक्रारकी द्रव्यलेश्याएँ मानी गई हैं।।१५२॥ वे 
द्रग्यलेश्याएँ;2वर्णकी अपेक्षा ऋ्रमसे भश्रमर, नील, कपोत, स्वर्ण, कमल 
और शह्गुंके समान मनोहर हैं तथा अवान्तर बहुत भेदोसे सहित 
है ॥१५३॥ 


भाषलेद्या-- 
तारतम्यं च, भावानां कषायोदयनोत्थितम्‌ । 
उपचारसमालब्धक्ृष्णनीलादिसजिताः ॥१५४॥। 
संस्मता भावतों लेदयाः कर्मवन्धनहेतवः । 
अथासां बाह्मविज्ञानं चेष्टाजातं प्रचक्ष्यते ॥१५५॥ 


अर्थ--कषायके उदयसे उत्पन्न भावोका जो तारतम्य है वह भाव- 
लेदया है। ये भावलेश्याएँ उपचारसे क्रृष्ण, नील आदि संज्ञाओको प्राप्त है 


१५२ सम्यवत्व-चिन्तामणि 


तथा कमबन्धकी कारण हैं । अब इन लेश्याओके चेष्टासे उत्पन्न वाह्म 
चिह्न कहे जाते हैं ॥१५५॥ 
फृष्णलेश्यावालेफी पहिचान-- 
चण्डो भण्डनगीलश्च दृष्ठो धर्मदयोज्क्षितः । 
अबशो वंरसयुकतः कृष्णलेश्याश्रितों अवेत ॥१५६॥ 
अर्थ--जो अत्यन्त क्रोधी हो, वकनेवाल्ा हो, दुष्ट हो, दयाधमंसे 
रहित हो, किसीके वणमे न आनेवाला हो और वेरसे संयुक्त हो वह कृष्ण 
लेश्या वाला है ॥१५६॥ 
नीललेश्यावालेका लक्षण-- 
मानी मायी तथालस्पो भेद्यो विपयलम्पटः । 
मन्दो वुद्धिविहीनश्व विज्ञानामावसंयुत ॥१०७॥ 
निद्रावव्चनसंसक्तस्तीत्र संज्ञो घनादिषु । 
भणित लक्षण ह्ेतन्नीललेब्यावती जिने। ॥१५८॥ 
मधथ--जों मानी हो, मायावी हो, आलसी हो, चाहे जिसके चक्रमे 
आ जानेवाला हो, विषय लम्पट हो, मन्द हो, वुद्धिहीन हो, विशिष्ट 
ज्ञानसे रहित हो, निद्रा और प्रतारणा--दूसरोके ठगनेमे आसक्त हो और 


धनादिककी तीज लालसा रखता हो वह नीललेश्यावाला है | इंस 
प्रकार जिनेन्द्र भगवानने नील लेश्यावालेका लक्षण कहा है ॥(५७- 


१५८॥ 
फापोत लेश्यावालेका लक्षेण-- 
रुप्यति निन्‍द॒ति स्वेरें बहुशो दुष्यतीतरम्‌ । 
आत्मप्रशसनोद्युक्त शोकसीतिवशगत ॥१५९॥ 
मनन्‍्यमान! पर लोकमात्मानमभिव घज्चकम्‌ | 
न च ग्रस्येति, नो वेत्ति हानिवद्धी ददाति च ॥१६०॥ 
स्तृपमानो धन भूरि मृत्यु प्राथंयते रणे | 
कत्तेन्यं चाप्यकत्तेग्य नेंव जानाति जातुचित्‌ ॥१६१॥ 
यो लोके स भवेन्मरत्यों युक्तः कापोतलेश्यया । 
अथाग्र पीतलेश्याया लक्षणं विनिवेधते ||१६२॥ 


नल १ है 6 शक + ३ ६४६ 


अर्थ--जो स्वेच्छापूर्वक अनेक बार दूसरेसे रोष करता है, उसकी 

निन्‍दा करता है, उसे दोष लगाता है, अपनी प्रशसा करनेमे उद्यत रहता 
है, शोक और भयके वशीभूत रहता है, अपने ही समान दूसरेकों ठग 
मानता हुआ उसका विश्वास नही करता है, हानि-वृद्धिको नही समझता 
है, स्तुति किये जानेपर बहुत भारी धन देता है, रणमे मरणकी इच्छा 
करता है और कत्तंव्य-अकत्तंग्यको कभो नही जानता है वह मनुष्य छोक- 
मे कापोतलेश्यासे युक्त होता है। अब भागे पीत्तलेश्याका लक्षण कहा 
जाता है ॥१५९-१६२॥ 
पीतलुंश्यावालेका लक्षण-- 

कार्याकार्य विजानाति सेव्यासेव्ये च पश्यति । 

दयादानरतो नम्रः पीतलेश्यायुतो जनः ॥१६३॥ 


अर्थ--जो कार्य अकायंको जानता है, सेव्य असेव्यकों समझता है, 
दया दानमे तत्पर रहता है और प्रकृतिका नम्र होता है वह मनुष्य पोत 
लेश्यासे युक्त होता है ॥१६३॥ 
पद्मलेश्यावालेका लक्षण-- 
त्यागी भद्र॒सुकतंव्यः क्षमात्य' पूज्यपूज़कः । 
ल्‍् हक. 
ससारसुखनिविण्णस्तथ्यतत्वगवेषकः ॥१६४॥ 
जिनेन्द्रपादपट्कजे. भृदड्ध! स्वात्महितोद्यतः | 
लोकी भवति लोकेडस्मिन्‌ पद्ुलेश्याविभूषितः ॥१६५॥ 
अर्थ--जो दानी हो, भद्र परिणामी हो, उत्तम काम करनेवाला हो, 
क्षमावान्‌ हो, पुज्य जनोका पूजक हो, ससारके सुखसे विरक्त हो, सत्य- 
तत्वका अन्वेषक हो, जिनेन्द्र भगवानके चरण कमलोका भ्रमर हो, और 


स्वात्महितमे उद्यत रहता हो ऐसा मनुष्य इस छोकमे पद्मलेश्यासे विभू- 
षित होता है।।१६४-१६५॥ 


शुक्ललेद्यावालेका लक्षण-- 
वशस्थवृत्त 
न पक्षपातं विदधाति कस्यचित्‌ 
न यो निदान कुरुते च जातुचित्‌ । 


न रागद्रोपोपहतश्च यो मभवेत्‌ 
स॒ शुक्ललेश्यासहितो जनो भवेत्‌ ॥१६६॥ 


१५४ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


अथ--जो मनुष्य न किसीका पक्षपात॒ करता है, न कभी निदान 
करता है और न राग-देषसे उपहत होता है वह शुक्ललेश्यासे सहित 
होता है ॥१६६॥ 


आगे'गुणस्थानोमे लेश्याओका विभाग कहते हैं-- 


यावत्तुयगुणस्थानं लेश्यापटक. निरूष्यते । 
अग्रमतच्त ततो यावच्छुभलेश्यात्रयी मता ॥१६७॥ 


ततो लेश्या स्पृता शुक्ला निर्लेश्यों योगवर्जितः । 
येपाँ क्रोधादयो जाताः खरखडयुगोपमाः ॥१६८॥ 


भूतपूवंगतिन्यायाचेपां. लेश्या. सप्मृच्यते । 
अथवा योगजातस्य मुझ्यत्वान्न विरुष्यते ||१६९॥ 


चिर सीदन्ति. संसारसागरावतवर्तिनः । 
युक्‍ता लेश्याकलापेन कुर्बाणाः कर्मसंचयम्‌ ॥१७०॥ 


अर्थ--प्रारम्भसे चतुर्थ गुणस्थान तक छहो लेश्याएँ कही जाती हैं, 
उसके आगे अप्रमत्तसयत--सातवें गृणस्थान तक तीन शुभलेश्याएँ-- 
पीत, पद्म और शुक्ल मानी गई है। उसके आगे शुक्ललेश्या है परन्तु 
अयोग केवली लेद्यासे रहित हैं। जिनके क्रोधादि कपाय खरमखृगके 
समान अभावरूप है ऐसे ग्यारहवेंसे लेकर तेरहवें गुणस्थान तकके जीवोके 
भूतपूवंगतिन्यायसे लेश्या कही जाती है अथवा योगकी मुल्यतासे, 
विरोध नही है। भावार्थ--कषायसे अनुरड्जित योगोकी प्रवृत्तिको लेश्या 
कहते है, अत प्रारभसे लेकर दश्यम गृणस्थान तक कषायका सदभाव 
रहनेसे लेश्याका लक्षण अच्छी तरह घटित होता है परन्तु ग्यारहवें 
गुणस्थानसे लेकर तेरह॒वें गुणस्थान तक मात्र योगोकी श्रवृत्ति है अत 
लेश्याका लक्षण घटित नही होता । यहाँ आचार्यने भूतपूर्वप्रज्ञापननयसे 
मात्र योगप्रवृत्तिको कषायानुरब्जित मानकर लेश्याका लक्षण घटित 
किया [हैं । अथवा योगप्रवृत्तिको मुख्य मानकर लेश्याका सद्भाव स्वीकृत 
किया है ॥१६७-१६९॥ जो जीव लेश्याओके समूहमे युक्त हैं वे ससार- 
सागरकी भँवरमे पडे तथा कर्मोका सचय करते हुए चिरकाल तक दुखी 
रहते है ॥१७० ॥ 


चतुर्थो मयूख: १५५ 
आगे लेश्यारहित जीवोकी स्तुति करते हैं-- 
उपजाति 
कृष्णादिलेषयारहिता भवाब्धि- 
विनिर्गताः सिद्धिपुरं अ्रयाता। । 
निरन्तसोखझूयामृतसारसिक्ता 
स्वात्मस्थितास्ते सुनना जयन्ति ॥१७१॥ 
अर्थ--जो कृष्णादि लेश्याओसे रहित है, ससाररूपी सागरसे बाहर 
निकल चुके हैं, मुक्तिनगरको प्राप्त हैं, अनन्तसुखरूप अमृतके सारसे 


सिक्‍त हैं तथा स्वकीय आत्मामे स्थित हैं ऐसे मुक्त जीव जयवत प्रवर्त॑ते 
हैं ॥९७१॥ 


इस प्रकार लेश्यामार्गणा पूर्ण हुई। 
आगे भव्यत्वमार्गगाकी अपेक्षा जीवतत्त्वका वर्णन करते है--- 
खेर्भा 3 पक | 
सम्यक्त्वप्रमुखेरभावेयं भविष्यन्ति. जन्तव । 

स्वणोपला इव प्रोकता भव्या भगवता हि ते ॥१७२॥ 
व्यक्ता नेव भविष्यन्ति भावाः संदशेनादयः 
येषाँ_ ते हान्धपाषाणसदृशो5भव्यसंज्ञिता; ॥१७३॥ 
भव्याभव्यत्वमावास्यां बहिर्याता शिवेश्वरा 
सज्ज्ञानचन्द्रिकापूरेश्नाजमाना जयन्ति वे ॥१७४॥ 
अथं--जो जीव सम्यग्दशंन आदि भावोंसे युक्त होगे वे भगवानू-- 
जिनेन्द्रदेवके द्वारा स्वणपाषाणके समान भव्य कहे गये है ॥१७२॥ और 
जिनके सम्यग्दर्शन आदि भाव प्रकट नही होगे वे अन्धपाषाणके समान 
अभव्य कहे गये है ॥१७३॥ जो भव्य और अभव्य भावसे बहिभूंत हैं तथा 


सम्यरज्ञानरूपी चन्द्रिकासे शोभायमान है वे सिद्ध भगवान्‌ निश्चयसे 
जयवत प्रवर्ततते है ॥१७४॥ 


यह भव्यत्वमार्गंणा पूर्ण हुई । 


आगे सम्यक्त्वमार्गणाके द्वारा जीवतत्वका निरूपण करते है--- 
सम्यकक्‍त्यका लक्षण--- 


जिनचन्द्रोपदिष्टानां जीवाजीवादिस ज्ञिनाम । 
तत्त्वानां सप्तसंख्यानां श्रद्धा सम्यक्त्वम्नुच्यते ॥१७५॥ 


_अममबनक 


१५६ सम्यक्‍त्व-सिन्तामणि 


भर्थ--जिन नन्द्रके द्वारा कहे हुए जीवाजीवादि सात तत्त्वोकी श्रद्धा 
करना सम्पवत्व कहलाता हैं ॥१७५॥ 
पस्यफत्वफे भेद-- 
दर्शनमोहनी यस्पानचतु'्कविरा जिन: | 
क्ष्ये तत्क्षायिक प्रोक्तं शमे चोपब्रमोद्धवम ॥१७६॥ 
क्षयोपशमने जाते क्षायोपशमिक॑ भवेत्‌ । 
सम्पक्त्वत्रितय होतदू. वर्णित परमागमे ॥१७७॥ 
अर्थ--अनन्तानुबन्धीकी चोकक्‍डोसे सहित दर्णंनमोहनोयके क्षयसे 


क्षायिक, उपणमस ओऔपशभिक भर क्षयोपशमसे क्षायोपणमिक सम्यकक्‍त्व 
होता है। परमागमम सम्यवत्वके ये तीन मेद कहे गये हैं ॥[७६-१७०॥ 


आगे क्षाथिकसम्यक्त्वकी महिमा कहते हैं-- 


अनेककल्पकालानां शते याते न विक्रियाम्‌ | 
क्षायिक याति सम्यक्त्व सुवर्णाचलसन्निभम्‌ ॥१७८॥ 
क्ष्ये.. दर्शनमोहस्य श्रद्धाभूषाविभूषितः । 
नातिक्राम्यति जीवोष्यं तुरीय जातुचिद भवम्‌ ॥१७९॥ 
मिसमुद्भूतो (१ 
करमभू नरो. दशनमोहनम्‌ । 
हन्तु प्राभते नून केवलिह्विकसन्निधो ॥१८०॥ 
निष्ठापना तु सर्वत्र स्वदा तस्य जायते। 
कप प्रोक्‍्त | 
साद्नन्तमिद प्रोकंं दशन चरदशने। ॥१८१॥ 
अर्थ--सुमेरु पव॑तके समान क्षायिकसम्यर्दर्शन, अनेक कल्पकालोंके 
दतक बीत जानेपर भी विकारको प्राप्त नही होता है ॥१७८॥ दर्दंन- 
मोहका क्षय हो जानेपर श्रद्धार्पी आभूषणसे विभूषित यह जीव, कभी 
भी चतुर्थ भवका उल्लघन नही करता है अर्थात्‌ चतुर्थ भवमे नियमसे 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है।॥१७९॥ कमंभूमिमे उत्पन्न हुआ मनुष्य ही 
केवलिद्विकके सन्निधानमे दर्शनममोहनीयका क्षय करना प्रारम्भ करता है 


परन्तु उसकी निष्ठापना सब गतियाँ सदा हो सकती है । इस क्षायिक- 
सम्यग्दशंनको उत्कृष्ट सम्यक्त्वके घारक जिनेन्द्र भगवाचुने सादि अनन्त 


कहा है ॥१८०-१८१॥ 


चतुर्थो मयूख: १५७ 
ओपद्ा मिकसम्पवत्वकी विशेषता-- 
दर्शनमोहनीयस्योंपशमें जायते तु यत्त्‌ । 
प्रसन्‍नपक्षपानीयवद्भवेत्सणिक॑ हि. तत्‌ ॥१८२॥ 
अर्थ--जो सम्पग्द्शंन दर्शनमोहनीयकरमंके उप्शम होनेपर होता 
है वह औपशमिकसम्परदर्शन कहलाता है। वह सम्यग्दर्गन ऊपरसे 


स्वच्छ किन्तु भीतर कीचसे युक्‍त पानीकी स्वच्छताके समान क्षणिक 
होता है अर्थात्‌ अन्तमु हत॑मे नियमसे नष्ट हो जाता है ॥१८२॥ 


बेदक सम्पकत्वकी विशेषता-- 
सम्यक्त्वमोहनी यस्योंदये दोषविद्षितम्‌ । 
वेदक॑ हन्त सम्यक्‍त्व॑ भविनां भवति ध्रुवम्‌ ॥१८३॥ 
अथं--खेद है कि जीवोका वेदक (क्षायोपशमिक) सम्यग्दर्शन, 
सम्यक्त्वमोहनीयके उदयसे चल, मल और अगाढ दोषसे निश्चित ही 
दृषित होता है॥१८३॥ 
सासादनसम्पर्हष्टिका लक्षण-- 
सम्यक्त्वशलतो भ्रष्टो जीवो मिथ्यात्वभूतलम्‌ । 
यावत्माप्तो न स प्रोक्‍्तस्तावत्सासनद्शन! ॥|१८४॥ 


अथ--सम्यग्दर्दनरूपी पव॑तसे भ्रष्ट हुआ जीव जब तक मिथ्यात्व- 
रूपी भूतलपर नही आता है तब तक वह सासादनसम्यरदृष्टि कहा गया 
है ॥१८४॥ 


मिश्च और मिथ्यादृष्टिका लक्षण-- 
मिश्रमोहोदये यस्य तच्वानां निकुरम्बके । 
श्रद्धाउश्द्धो भयाकारं पृथक्कतुमनीश्वरः ॥१८५॥ 


परिणामों भवेत्स स्यान्मिश्रसंज्ञाविभपित । 
मिथ्यात्वमोहनीयस्योदय॑ यातो हि. यो जनः ॥|१८६॥ 
जिनेन्द्रचन्द्रनिर्दिष्द तत्त्वजात न जातुचित्‌ । 
प्रत्येति स च विशज्ञेयो जीवो मिथ्यात्वसंयुतः ॥१८७॥ 


अथे--मिश्र (सम्यडमिथ्यात्व) मोहनीयके उदयमें जिस जीवका 
परिणाम तत्त्वसमूहके विषयमे श्रद्धा ओर अश्वद्धेके समिलित आकारको 


१५८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


पुथक्‌ करनेमे असमर्थ रहता है वह मिश्रसज्ञासे युक्त है । त्तथा मिथ्यात्व- 
मोहनीयके उदयको प्राप्त हुआ जो जीव जिनेन्द्रचन्द्रके द्वारा प्रतिपादित 
तत्त्वसमूहकी कभी प्रतोत्ति नही करता उसे मिथ्यादृष्टि जानना चाहिये 
॥१८५-१८७॥ 
इस प्रकार सम्यक्त्वमार्गंणाका वर्णन हुआ । 
आगे सज्ञीमार्गणाके द्वारा जीवत्तत्वका वर्णन करते हैं-- 
संज्ञाका लक्षण-- । 
नोहन्द्रियाइतेनन. क्षयोंपशमने. सति । 
जायते बोंधघन यच्च सा संचक्ञा सजिता बुधे! ॥१८८॥ 
अर्थ--निश्चय ही नोइन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपश्म होनेपर जो 
ज्ञान होता है उसे विद्वज्जनोने सज्ञा कहा है ॥१८८॥ 
संज्ञीका लक्षण-- 
उपजाति 
मनोवलम्पेन निरन्तरं यः 
शिक्षाक्रियालापमुखानुपायानू. । 
गृह्वाति सज्ञी स ह्वि संज्ितो&्यं 
संशानवद्धि, परमागमेषु ॥ १८९॥ 
अर्थ--जो जीव मनके आलम्बनसे निरन्तर शिक्षा, क्रिया तथा 
आलाप भादि उपायोको ग्रहण करता है वह समीचीन ज्ञानके घारक 
मुनियोके द्वारा परमागममे सज्ञी कहा गया है ॥ १८९।॥ 
असंज्ञीका लक्षण-- 
उपेन्द्रवज्ञा 
न ॒यत्र संज्ञा न मनोवलम्बो 
न वतते काचन तचचिन्ता । 
जनः स संज्ञारद्दितः प्रगीतो 
यशोवलक्षीक् तदिक्समुहः ॥१९०॥ 
अर्थ--जिसमे न संज्ञा है, त सनका आल्म्बन है, और न कोई 
तत्त्वकी चिन्ता है उसे यशके द्वारा दिशाओके समूहकों घवल करनेवाले 
ऋषियोने असज्ञी कहा है ।।१९०॥ 


चतुर्थों मयूख: १५० 


संज्ञी-असंज्ञी व्यवहारसे शून्य जोबोंकफा स्तवन-- 
विजयन्ते जनाः के5पि संस्यसंशित्ववजिताः । 
आत्मानन्दथुसंभारसंभृताः पुरुषाश्चिरम्‌ || १९१॥ 
अथ॑ं--जो पुरुष सज्ञी और असज्ञीके व्यवहारसे रहित हैं तथा चिर- 


काल तक आत्मोत्य आनन्दके समीचीन भारसे परिपूर्ण रहते है वे कोई 
अनिवंचनीय-अरह॒न्त सिद्ध परमेष्ठी जयवन्त प्रवतंते है । 


भावषायं--एकेन्द्रियसे लेकर असज्ञी पब्चेन्द्रिय तक सभी जीव असंज्ञी 
ही होते है। ये नियमसे तिय॑ंञ्चगतिमे होते है और मिथ्यादृष्टिगुण- 
स्थानमे ही रहते हैँ। सज्नीपञ्चेन्द्रियसे लेकर बारहवें गुणस्थान तक 
सज्ञी कहलाते है। इसमे देव और नारकियोके आदिके चार गुणस्थान 
तथा नियंज्चोके आदिके पाँच गुणस्थान होते हैं। परच्तु मनुष्योके 
प्रारम्भसे लेकर बारह गुणस्थान तक होते है। उसके भागे तेरह॒वें 
चोदह॒वें गुणस्थानवाले मनुष्य तथा सिद्ध भगवान्‌ सज्ञी और असज्ञीके 
व्यवहारसे रहित है ॥१९१॥ 


इस प्रकार संज्ञीमागंणा पूर्ण हुई । 


आगे आहारमागंणाके आलम्बनसे जीवतत्त्वका वर्णन करते है-- 
आाहारका लक्षण-- 


देहनामोदयाद्देहवता संसारवर्तिनाम्‌ । 
नोकमपुद्गलादानमाहारो हि. सप्नच्यते ॥१९२॥ 


अरथे--शरी रनामकेमके उदयसे ससारी जीवोके जो नोकम॑रूप 
पुद्गलोका ग्रहण होता है निश्चयसे वह आहार कहलाता है। 

भाषाथं--विग्रहग तिके बाद संसारी जीव छारीररचनाके योग्य 
आहारवग्गंणाके परमाणुओको जो ग्रहण करता है उसे आहार कहते 
है। इन आहारवर्गगाके परमाणुओसे शरीरकी रचना होती है। 
द्वीन्द्रयादि जीवोके इन्ही आहारवर्गंणाके परमाणुओके साथ भाषावर्गंणा- 
के परमाणुओका भी सचय होता है उनसे वचनकी उत्पत्ति होती है ओर 
सज्ञी पज्चेन्द्रियोके मनोव्गंणाके परमाणुओका भी ग्रहण होता है और 
उनसे मनकी उत्पत्ति होती है। जब तक दारीरपर्याप्ति पूर्ण नही 
होती तब तक जीव अपर्याप्तक कहलाता है । अपर्याप्तक अवस्थामे आयु, 
इन्द्रिय ओर कायबल ये तीन ही प्राण होते है। पर्याप्तक होनेपर श्वासो- 


१६० सम्यक्त्व-चिन्तामणि. 


च्छवास, वचनबल और मनोबल भी हो जाते हैं। उपयुक्त माहारको 
ग्रहण करनेवाले जीव आहारक कहलाते हैं १५२॥ 
आगे आहारक ओर अनाहारक कौन होते हैं, यह कहते हैं-- 
उपजाति 
अयोगिनः केवलिनो जिनेबन्‍्द्राः 
सिद्धा। सम्ुद्घातयुता जिनाश्च । 
नाहारका विग्रहयानयुक्ता 
आहारकाः सन्ति तदन्यजीवाः ॥१९३॥ 
अर्थ---अयोगकेवली जिनेन्द्र, सिद्धपरमेष्ठी, समुद्घातसे सहित 
सयोगकेवली जिनेन्द्र और विग्रहगति वाले जीव अनाहारक होते हैं। 
इनसे अतिरिक्त समस्त जीव अहारक होते है। 
भावाये-- गुणस्थानोकी अपेक्षा अनाहारक अवस्था प्रथम, हितीय, 
चतुर्थ, समुद्घातगत त्रयोदश और चतुर्देश गुणस्थानमें ही होती है, अन्य 
स्थानोमे नही ॥१९३॥ 
समुद्घातका लक्षण-- 
जीवस्यात्मप्रदेशानामत्यक्त्वा मुलदेहकम्‌ । 
वहिष्प्सरण यत्तत सम्ुद्धात। सम्ुच्यते ॥१९४॥ 
अर्थ--मूल दरीरको न छोडकर जीवके आत्मप्रदेशोका जो बाहर 
फेलाना है वह समुद्घात कहलाता है ॥९४॥ 
समुद्घातके भेद -- 
कपायवेदनोद्भूती वेक्रियो. मारणान्तिकः । 
आहारकश्च तेजन्च केवलिनां च सप्तमः ॥१९७।॥ 
एते सप्त समुद्धाताः श्रगीताः परमागमे । 
काष्ठामेकां प्रयात्येवाहारकी मारणान्तिकः ॥ १९६|। 
इतरे पश्च सर्वत्र गामिनस्तेषु सम्मताः। 
समुद्घातदशा सेषा स्वत एवं प्रजायते ॥१९७॥ 


अर्थ--समुद्घातके सात भेद हैं--! कषायोदमूत, र वेदनोद्भूत, 
३ वेक्रियिक, ४ मारणान्तिक, ५ आहारक, ६ तैजस और ७ कैवलि- 
समुद्घात । 


। 


चतुर्थां मयूख १६१ 


भावाथं--कषायको तीकब्ताके समय जो आत्मप्रदेश शरीरसे बाहर 
फेलते है वह कषाय-समुद्धात है । विद्योष वेदना के समय आत्मप्रदेशोका 
बाहर फैलना वेदनासमुद्घात है। पृथक्‌ विक्रियाके समय आत्मप्रदेशोका 
जो उत्तरदेहके साथ जाना है वह॒वेक्रियिकसमुद्घात है। किन्ही किन्‍्ही 
जीवोंके आत्मप्रदेश मरणके पूर्व उस स्थात्तका स्पर्श करने जाते है जहां 
इसे उत्पन्न होना है, यह मारणान्तिकसमुद्घात कहलाता है प्रमत्तसयत- 
गुणस्थानवर्ती किन्‍्ही किन्‍्ही मुनिके मस्तकसे निकलनेवाले आहारक- 
धरीरके साथ जो आत्मप्रदेशोका जाना है वह आहारकसमुद्घात कह- 
लाता है। लब्धिप्रत्यय तैजसशरीरके साथ जो आत्मप्रदेशोका जाना है 
वह॒तैजससमुद्घात कहलाता है और जिन केवलियोके आयुकमंको 
स्थिति थोडी हो तथा शेष त्तीन अघातिया कर्मोंकी स्थिति अधिक हो 
उनके तेरहवें गुणस्थानके अन्तिम मुह॒तमे जो दण्ड, कपाट, प्रतर और 
लोकपुरण अवस्था आत्मप्रदेशोकी होती है वह केवली-समुद्धात कहलाता 
है। इसमे आठ समय लगते है। दण्डमेदमें औदारिककाययोग, कपाटमे 
ओऔदारिकमिश्रकाययोग और प्रतर तथा लोकपूरणभेदमे कार्मणकाय- 
योग होता है। इस कार्मणकाययोगके समय अनाहारक अवस्था होती 
है ॥१९५॥ 


प्रमागममे ये सात समुद्घात कहे गये हैं। इनमे आहारक ओर 
मारणान्तिक समुद्घात एक दिशामे होते है। शेष पाँच सभी दिशाओमे 
होते हैं। समुद्धातकी यह अवस्था स्वय ही होती है ९५६-१५७॥ 


इस प्रकार आहारकमार्गंणा पूर्ण हुई । 
आगे उपयोगप्ररूपणाके द्वारा जीवतत्त्वका वर्णन करते है-- 


हेतुयुग्मवशाज्जातश्चैतन्यानुविधायिकः | 
आत्मनः परिणामः स्यादुपयोगो जिनेरितः ॥१९४८। 


स॒ साकारनिराकारभेदाभ्यां द्विविधों मतः 
साकारइ्चाष्टथा तत्र निराकारइचतुविधः ॥ १९९ 


मत्यादिपश्वसज्ञानान्यज्ञानत्रितयं , तथा | 
इत्थमष्टविधः प्रोक्त:; स्ाकारो ध्यृपयोगक ॥२००॥ 
११ ह 


५्धर सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


द्रुतविलम्बित 
नयनदृष्टिरलीचनदद्नं 
ह्वधिदर्शनकेवलद्शने । 
इति पयोधिविकल्पयुतो मतों 
गतबिकल्पततिहायू_ पयोगक/ ॥२०१॥ 
दादशभेदसम्पन्न उपयोगोज्यमात्मनः | 
लक्षण... लक्षित वीरजिनचन्द्रमसा चिरम्‌ ॥२०२॥ 
अथ--अन्तरज़ और बहिरज्भ कारणोसे उत्पन्न होनेवाला जीवका 
जो चेतन्यानुविधायी परिणाम है वह जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहा हुआ 
उपयोग है ।।१९८॥ वह उपयोग ज्ञानोपयोग और दर्शंनोपयोगके भेदसे दो 
प्रकारका माना गया है। ज्ञानोपयोग आठ प्रकारका और दर्शनोपयोग 
चार प्रकारका है ॥१५९॥ मति आदि पाँच सम्यग्ज्ञान और कुमति आदि 
तीन मिथ्याज्ञान, इस प्रकार ज्ञानोपयोग आठ प्रकारका कहा गया है 
॥२०१॥ चक्षुदं्शन, अचक्षुदंशन, अवधिदर्शन ओर केवलदर्शन इस 
प्रकार दर्शनोपयोग चार भेदोसे सहित माना गया है ॥२०१॥ वीर 
जिनेन्द्रने यह बारह भेदोसे सहित उपयोग जीवका चिरकाल व्यापी 
लक्षण कहा है ॥२०२॥ 
इस प्रकार उपयोगप्ररूपणा पूर्ण हुई । 
भागे जीवतत्त्वके वर्णनका उपसहार करते हैं-- 
उपजाति 
ससारपाथोधिपयो निमग्नो 
दुःखं चिर हन्त भरन्‌ समन्तात्‌ । 
विपद्यते यो हि जनः स्वदोषात्‌ 
| प्ररूपणाविंश्वतिवर्णितो&सी ।!२०३॥ 
ध्यानोग्रहव्याशशिखासमूह- 5 
ग्रदग्धदु खप्रदकमंजाला। । 
सुम्क्तिकान्ताकमनीयकण्ठ- 
सरलेपजानन्दनमड्लाढथा: ॥२०४॥ 


चतुर्थों मयूखः १६३ 


अनन्तविज्ञानलतालवाला 
विलोकिताशेषभवान्तराला। । 
प्ररूषणाभेदबहि! प्रयाता 
जयन्ति जेना जगदीश्वरास्ते ॥२०५॥ 
स्ग्धरा 
शैलेष स्वणशैल्ो जलधिविततिषु क्षीरपा्थोनिधानों 
देवन्द्रो देववुन्दे निखिलसुरनुतों ध्यानमन्त्य तपशथु । 
भूषासु ज्ञानभूषा सुन्ृषु सुकृतविच्चास्ति यहत्मधान- 
स्तद्वज्जीवः प्रधान! सकलगुणयुतस्तच्राशो प्रधान ॥२०१९॥ 


अर्थ--खेद है कि जो प्राणी अपने दोषसे ससारसागरके जलमे 
निमग्न हो चिरकालसे सब ओर दुःख उठाता हुआ विपन्न हो रहा है 
उसका बीस प्ररूपणाओके द्वारा वर्णन किया गया है ॥२०३॥ जिन्होने 
ध्यानरूपी प्रचण्ड अग्निकी ज्वालाओके समूहमे ढुं खदायक कमंसमूह- 
को अत्यन्त भस्म कर दिया है, जो मुक्तिकान्ताके सुन्दर कण्ठालिड्रनसे 
समुत्वन्न आनन्‍्दमज्भलसे युक्त हैं, जो अनन्तविज्ञानरूपी लताके 
आलवाल स्वरूप है, जिन्होने समस्त ससारके अन्तरालको देख लिया है 
तथा जो प्ररूपणाओके भेदोसे बहिभूत है वे जैन जगदीश्वर सिद्ध पर- 
भेष्ठो सदा जयवन्त प्रवर्तते हैं ॥२०४-२०५॥ 

जिस प्रकार पव॑तोमे सुमेरु, समुद्रोमे क्षीरसागर, देवसमूहमे समस्त 
देवोके द्वारा नमस्कृत इन्द्र, तपोमे शुक्ल्ध्यान, आभूषणोमे ज्ञानरूप 
आभूषण और मनुष्योमे कृतज्ञ मनुष्य प्रधान है उसी श्रकार सब तत्त्वोमे 
निखिल गुणोंसे युक्त जीवतत्त्व प्रधान है ॥२०६॥ 


इस प्रकार सम्यकत्व-चिन्तामणिमे जीवतत्त्वका वर्णन करनेवाला 
चतुर्थ मयूख पूर्ण हुआ । 
् 


पंचमी मयूखः 
धादूंलविक्रीडित 
मोहश्मापत्तिरक्षितं वहुविध॑ कर्मारिसेन्यं हत 
येन ध्यानमग्रेन खद्अनिचयेना$रुक्षितं चाहवे । 
सम्यक्तग्रमुखात्मशो भनगुणश्रेणि! सदा सोख्यदा 
स श्रीमान्‌ वृषभेश्वरो विजयतामिष्ठाथकल्पद्ुमः ॥१॥ 
अथे--जिन्होने युद्धमे ध्यानरूपी खद्भसमूहके द्वारा मोहरूपी राजासे 
सुरक्षित बहुत प्रकारकी कमंशन्रुओकी सेनाको नष्ट किया तथा सम्यक्त्व 
आदि आत्माके उत्तमोत्तम, सुखदायक गुणसमूहकी रक्षा की थी, इृष्ट 
अर्थंको देनेके लिये कल्पवृक्ष स्वरूप वे श्रीमानु वृषभदेव भगवान जयवन्त 
प्रवर्तें ॥१॥ 
इतोश्ग्र सप्रवक्ष्याम्यजीवतत्त्वमचेतनम्‌ | 
स्वान्ते निधाय पूर्वेपामाचार्याणां चचा/क्रमम ॥२॥ 
अबोधो5दर्शनो«्वीयो $सुखः सम्यक्त्ववजितः । 
चेतनालक्षणाज्जीवादजीवो. भिन्न उच्यते ॥३॥ 
अर्थ--अब इसके आगे पूर्वाचार्योके वचनक्रमकों हृदयमे घारणकर 
चेतनारहित' अजीवतत्वका कथन करेंगे ॥२॥ जो ज्ञान, दर्शन, सुख, 


वीयें और सम्यक्त्वसे रहित है तथा चेतनालक्षण वाले जीवतत्तवसे 
भिन्‍त है वह भजीव कहलाता है ॥३॥ 
भार्या 
पृद्गलघ्माधर्माकाशानेहःप्रभेदसं मिन्‍नः । 
उक्त  पज्चविधोप्सी.. भ्रन्थाकूपारनिष्णातेः [४॥ 
अर्थ--पुद्गल, धमे, अधर्म, आकाश और कालके भेदसे वह अजीव 


तत्त्व, शास्त्ररूपी समुद्रके अवगाही आचार्योके द्वारा पाँच प्रकारका कहा 
गया है ॥४॥ 


पश्चमों मयूखः १६५ 
पुदूगलका लक्षण-- 


स्पशरसगन्धवर्णवन्तोी मूर्ता  निरूपितास्तत्र । 
पुदूगला नेकभेदाः प्रणगलनस्वभावसंयुकताः ॥५॥। 


अर्थ--उन पाँच भेदोमे जो स्पर्श, रस, गन्ध और वर्णसे सहित हैं, 
मूर्तिक है, अनेक अवान्तर भेदोसे सहित हैं तथा पुरण-गलन स्वभाव वाले 
हैँ वे पुदूगल कहे गये हैं ॥५॥ 


भावाथं--जो स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा जाना जावे उसे स्पर्श कहते 
है । इसके आठ भेद है--कोमल, कडा, हलका, भारी, रूखा, चिकना, 
शीत और उष्ण। इनमेसे आदिके चार आपेक्षिक होनेसे परमाणुमे नहीं 
होते । शेष चार होते है । उनमे भी एक परमाणुमे स्निग्ध ओर रूक्षमेसे 
कोई एक तथा शीत और उष्णमेसे कोई एक, इस प्रकार दो स्पर्श होते 
हैं। स्कन्धरूप पुद्गलमें सभी स्पर्श हो सकते है। जो रसना इन्द्रियके द्वारा 
जाना जावे उसे रस कहते है। इसके पाँच भेद है--खट्टा, मीठा, कडुआ 
कषायला ओर चिरपरा। खारा रस मीठे रसके अन्तगगंत माना गया है । 
इन पाँच रसोमेसे परमाणुसे कोई एक रस होता है परन्तु स्कन्धमे सभी 
रस हो सकते हैं। जो प्राण इन्द्रियके द्वारा जाना जावे उसे गन्ध कहते 
हे। इसके दो भेद है--सुगन्ध और दुर्गच्ध | इनमेसे परमाणुमे कोई एक 
होता है परन्तु स्कन्धमे दोनो हो सकते हैं। जो चक्षु इन्द्रियके द्वारा देखा 
जावे उसे रूप कहते है। इसके पांच भेद है--काला, पीला, नीला, लाल 
ओर सफेद । हरा रग पीला और नीलाके सयोगसे बनता है इसलिये उसे 
मूल भेदोमे समिलित नही किया है। इन रख़ोके परस्पर मेलसे जो अनेक 
रज्भ बनते हैं उनकी यहाँ विवक्षा नही की है। परमाणुमे एक रज्भ होता 
है परन्तु स्कन्धमे सभी रझ्ड हो सफते हैं । पुदूगल मूतिक है क्योकि वह 
इन्द्रियोके द्वारा ग्रहणमे आता है। यद्यपि परमाणु और सूक्ष्म स्कन्ध 
इन्द्रियो द्वारा ग्रहणमे नही आते तो भी उन परमाणुओ ओर सूक्ष्म स्कन्धो 
के संयोगसे निर्मित बडे स्कन्धोके इन्द्रियों द्वारा प्रहणमे आनेके कारण 
उन्हे मूति सहित माना जाता है। पुद्गलका स्वभाव पूरण और गलन 
रूप है अर्थात्‌ उनमेसे प्रत्येक समय अनेक परमाण विखरते हैं और नये 
परमाणु उनमे मिलते हैं । दृश्यमान जगत्‌ पुद्गलद्गव्यका ही विस्तार 
है ॥५॥ 


१६६ सभ्यक्त्व-चिन्तामणि 


पुदूगलद्रव्यके पर्याय-- 
शब्दों बन्धस्तथा सोष्ष्म्यं स्‍्थोल्यं संस्थानसंभिदा: । 


तमहइछायातपोद्योतास्तत्पर्यायाः प्रकी्तिताः ॥६॥ 

अर्थ--शब्द, बन्ध, सौक्ष्म्य, स्थोल्य, सस्थान, भेद, तम, छाया, भातप 
और उद्योत, ये पुद्गल द्रव्यके पर्याय हैं । 
.. भावार्थ--गुण सदा द्रव्यके साथ रहते हैं परन्तु पर्याय क्रमवर्ती होने- 
से कादाचित्क होते हैं । जिस प्रकार स्पर्श, रस, गन्ध और रूप सदा साथ 
रहते हैं उस प्रकार शब्दादिक सदा साथ नही रहते । ये शब्दादिक स्कन्ध- 
के भेद हैं। आगे इनका विवेचन किया जाता है। 

शब्द--जो कर्णन्द्रियके द्वारा जाना जावे उसे शब्द कहते हैं। शब्दके 
दो भेद हैं-- १ भाषारूप और २ अभाषारूप । भाषारूप शब्दके साक्षर 
और अनक्षरके भेदसे दो भेद हैं। सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रद्य आदि रूप 
परिणत जो छब्द हैं वे साक्षर हैं। इन साक्षर शब्दोंके द्वारा ही अनेक 
धास्त्रोकी रचना होती है। अनक्षरात्मक शब्द द्वीन्द्रियादिक जीवोके 
होता है । उत्पत्तिकी अपेक्षा केवली भगवानुकी दिव्यध्वनि भी अनक्ष- 
रात्मक है परन्तु अपने अतिशयविशेषसे वह श्रोत्राओके कर्णकुहरमे 
अक्षररूप परिणत हो जाती हैं। यह अक्षरात्मक ओर अनक्षरात्मक दोनो 
प्रकारकी भाषा जीवके प्रयोग--प्रयत्न जन्य होनेसे प्रायोगिक कही जाती 
है। अभाषात्मक शब्द प्रायोगिक ओर वेस्नसिकके भेदसे दो प्रकारके हैँ । 
प्रायोगिक शब्द *पुरुषके प्रयत्नजन्य होनेके कारण चार प्रकार कै हैं-- 
तत, वितत, घन और सौषिर । जिनपर चमडा मढा हुआ है ऐसे मुदज्ज 
तथा भेरी आदिके शब्दको तत कहते हैं। वीणा आदिके शब्दको वितत 
कहते हैं । झालर, धण्टा आदिके शब्दको घन कहते हैं ओर दा्व तथा 
बासुरी आदिके शब्दकों सौषिर कहते हैं । 

बन्ध--बन्घके दो भेद हैं--वेखसिकर और प्रायोगिक । पुरुषअयोगकी 
अपेक्षा न रखकर स्तिग्ध और रूक्ष गुणके कारण बिजली, उल्करा तथा 
इन्द्रधनुष आदिके रूपमे जो होता है वह वेख्नसिक कहलाता है और पुरुष 
प्रयोगके निमित्तसे जो होता है वह प्रायोगिक कहलाता है। यह अजीव 
विषयक तथा जीवाजीव विषयकके भेदसे दो प्रकारका है । पुरुषके द्वारा 
जो छाख तथा काष्ठ आदि का बन्ध किया जाता है वह अजीव विष- 
यक बन्ध है औौर जीवप्रदेशोके साथ जो कर्म तथा नोकर्म परमाणुओका 
बन्ध होता है वह जीवाजीव विषयक वन्ध कहलाता है। अन्यत्र बन्धके 


पठचमो मयूख: १६७ 


तीन भेद किये गये है--१ जीवविषयक, २ अजीवविषयक और ३ जीवा- 
जीवविषयक । जीवके आत्मप्रदेशोमे जो राग-द्ेषरूप भावबन्ध होता 
है वह जीवविषयक बन्ध है। प्राचीन कर्मेके साथ जो नवीन कर्मोंका 
सम्बन्ध होता है वह अजीवविषयक बन्ध है और जीव त्तथा कमरूप 
पुद्गल-प्रदेशो का जो नीर-क्षीरके समान एक क्षेत्रावगाह है वह जीवा- 
जीवविषयक बन्ध है। परन्तु यह चर्चा बन्धतत्त्वकी है। यहाँ मात्र 
पुद्गलकी पर्यायोका प्रकरण होने से उसकी विवक्षा नहीं की गई है। 

सोक्ष्म्य--सौक्ष्म्य दो प्रकारका है--१ अन्तिम और २ आपेक्षिक । 
अन्तिम सौच्षम्थ परमाणुओमे होता है क्योकि उनसे अधिक सुक्ष्म दूसरा 
पदार्थ नही होता और आपेक्षिक बेल, आमला तथा वेर आदियमे पाया 
जाता है। अर्थात्‌ बेलसे सुक्ष्म आमला है और उससे सूक्ष्म वेर है । 

स्थोल्य--स्थौल्य भी अन्त्य और आपेक्षिकके भेदसे दो प्रकारका 
होता है। तोनसो तेतालीस राजू प्रमाण जो लोकरूप महास्कन्ध है 
उसमे अन्त्य स्थोल्य है क्योकि इससे बडा दूसरा स्कन्ध नहीं है। और 
बेर, आमला तथा बेल आदिमे अपेक्षाकृत होनेसे आपेक्षिक स्थौल्य है। 

संस्थान--सस्थान आकृतिको कहते है। इसके इत्थलक्षण और 
अनित्थलक्षणके भेदसे दो भेद हैं। जिसका लम्बा, चौकोर तथा गोल 
आदि आकार छाब्दोके द्वारा कहा जाय वह इत्थलक्षण सस्थान है और 
जो छब्दो द्वारा नही कहा जाय वह अनित्थलक्षण सस्थान है, जेसे मेघ 
आदिका आकार । 

भेंद--सघटित स्कन्‍्धके बिखरनेको भेद कहते है । इसके ६ भेद हैं- 
१ उत्कर, २ चूर्ण, रे खण्ड, ४ चुणिका, ५ प्रतर और ६ अणुचटन । करोत- 
के द्वारा लकडी आदिका चीरा जाता उत्कर कहलाता है। जो तथा गेंहू 
आदिका जो आटा है उसे चूर्ण कहते हैं। घट आधदिके जो टुकड़े हो जाते 
है उन्हे खण्ड कहते हैं। उडद तथा मूंग आदि की जो चुनी है उसे 
चूणिका कहते हैं। मेघपटल आदि की तहको प्रतर कहते हैं और सतप्त 
लोहको घनोके द्वारा पीटे जानेपर जो आगके कण निकलते है उन्हे अणु- 
चटन कहते हैं । 

तस--दृष्टिको रोकनेवाला जो प्रकाशका आवरण' है उसे तम कहते 
हैं । इसके तारतम्य लिये हुए अनेक भेद है । 

छाया--प्रकाशके आवरणसे जो परछाई पडती है उसे छाया कहते 
है । इसके तद्वर्णा ओर अतद्वर्णा ये दो भेद हैं। जिसमे पदार्थका रूप उसी 
वर्णके साथ प्रतिबिम्बित हो उसे तद्वर्णा कहते हैं जेसे कि दर्पंणमे मयूरादि 


१६८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि. 


का प्रतिबिम्ब उसी वर्णका पछता है और जिसमे मात्र आकृति पडती हे 
ही अतद्वर्णा कहते है, जेसे धूप अथवा चादनीमे मनुष्य की छाया पढती 
। 
आतप--सूर्यके प्रकाशकों आतप कहते हैं। यह मूलमे शीत तथा 
प्रभामे उष्ण होता है। यह आत्तप, सूर्यके विमानमे स्थित बादर पृथिवी- 
कायिक जीवोके शरीर से उत्पन्त होता है। प 
उद्योत--चन्द्रमा, मणि तथा खबद्योत आदिके प्रकाशको उद्योत कहते 
हैं ॥६॥ 
आगे पुद्गलद्रव्यके भेद कहते हैं--- 
अणस्कन्धविभेदेन प्रृदूगला हद्विविधा मताः 
तत्राणुमेंदशुन्यः स्यात्‌ पोढा स्कन्धस्तु भिद्यते ॥७॥ 
बादराबादराः बादराश्च बादरतश्मका; । 
सुक्ष्मस्थूलाइच सक्ष्माइच सुक्ष्मसरक््माश्च ते मताः ॥4॥ 
आर्यो 
पृथिवीसलिलच्छाया चतुरिन्द्रियविषयकर्मसंघाताः | 
दृथणुकश्च तस्वविज्नैस्तदुदाहरणानि बोध्यानि ॥९| 
अथ--अणु और स्कन्‍्धके भेदसे पुद्गल दो प्रकारके माने गये हैं। 
उनमेसे अणू भेदरहित है परन्तु स्कन्ध छह प्रकारका होता है ॥७॥ बादेर- 
बादर, बादर, बादर-सूक्ष्म, सूक्म-बादर, सूद्म और सूक्षम-सूक्ष्म | पृथिवी, 
जल, छाया, चक्षुरिन्द्रिय को छोडकर शेष चार इन्द्रियोके विषय, कर्म- 
समूह, और दृथुक ये उन छह भेदोके उदाहरण तत्त्वजञ मनुष्योको जानना 


गा 


चाहिये । 

भावाथं--जो स्कन्ध पृथक्‌ करनेपर पृथक्‌ हो जावें परल्तु मिलानेपर 
पुन मिल न सकें उन्हे बादरबादर कहते हैं, जेसे पृथिवी । जो स्केन्च 
पुथक्‌ करनेपर पृथक्‌ हो जावें ओर मिलानेसे पुन मिल जावें उन्हे बादर 
कहते हैं, जेसे जल । जो स्कन्ध नेन्नोसे दिखाई देते हैं परन्तु भ्रहण करनेमें 
नही आते उन्हे बादर-सूक्ष्म कहते हैं, जेसे छाया, आतप आदि | जो स्कन्म, 
तेत्रोसे नही दिखाई देते परन्तु अन्य इच्द्रियसे जाने जाते हैं उन्हें सूक्षम-बादर 
कहते हैं, जेसे स्पर्श, रस, गन्ध, बब्द । जो घात-प्रतिघांतसे रहित हो उन्हें 
सूक्ष्म कहते हैं, जैसे--ज्ञानावरणादिकर्मोका समूह । और दो परमाणुओंके 
सयोगसे निर्मित दयणुकस्कन्ध सुक्ष्मसुक्म कहछाता;है ! इससे सूक्ष्म दूसरा 


पञ्चमौ मयूख: १६९ 
स्कन्ध नही होता है । जिन आचायेनि ये छह भेद पुद्गलसामान्यके कहे 
हैं उन्होने सृक्ष्मशुक्ष्मका दृष्टात्त परमाणुकों माना है। है 

अन्यत्र पुद्गलद्रव्यके स्कन्थ, देश, प्रदेश और अण्‌ ये चार भेंद भी 
कहे गये है ।* सर्वा शमे पूर्ण पुद्गलको स्कन्‍्ध कहते है। उसके आधे 
भागको देश, और देशके आधे को प्रदेश तथा अविभागी अणुकों परमाणु 
कहते हैं ॥८-९॥ 
आगे परमाणुका स्वरूप कहते है-- . _ 
स्कन्धानां खलु सर्वेषां योडन्त्यो भेद्बहिःस्थितः । 
परमाणु. स विज्ञेयो द्वितीयांशविवर्जितः ॥१०॥ 
आदेशमाजमूत्तों्यं स्वयं. वे. शब्दवजितः । 
परिणामगुणो धातुचतुष्कस्यादिकारणम्‌ ।।११॥ 
नित्यो नानवकाशश्च सावकाशोडपि नेच च। 
भेत्ता प्रदेशतः स्कन्धानां कर्ता कालभेदकः ॥१२॥ 
बर्णगन्धरसेकादयो हिस्पशों5शब्दकारणम्‌ । 
विज्ेयः स्कन्धतो भिन्‍नः परमाणु: स पुदूगल' ॥१३॥ 
अर्थें--निशचयसे जो सब स्कन्धोका अन्तिम रूप है आर्थात्‌ स्कन्धच 
सज्ञा समाप्त होनेपर जिसकी उत्पत्ति होती है, जो भेदसे रहित है भर्थात्‌ 
जिसके अन्य भेद नहीं किये जा सकते और जो द्वितीय भंशसे रहित है 
उसे परमाणु जानना चाहिये ॥१०॥ यह परमाणु विवक्षामात्रसे मूतिक 
है अर्थात्‌ मूतिक पुद्गल द्रव्यका सबसे छोटा अश होनेके कारण मूर्तिक 
है वेसे इन्द्रियोके द्वारा ग्रहणमे नही आता है। स्वय शब्दसे रहित है। 
परिणमनशील है अर्थात्‌ अगुरुलघुगुणके कारण अविभागी प्रतिच्छेदोकी 
हानि-वृद्धिरूप परिणमन करने वाला है। पृथिवी, जल, अग्नि और वायु 
इन घातुओकी उत्पत्तिका आदि कारण है अर्थात्‌ अनेक अणुओके मेलसे 
ही इनकी उत्पत्ति होती है। द्रव्यस्वभावकी अपेक्षा नित्य है अर्थात्‌ 
अगुसे छोटी अवस्थारूप परिणमन करने वाला नही है। अपनी अब- 
गाहनामे अनेक अणुओको अवकाश देनेवाला है अत अनवकाश नही है 
अर्थात्‌ सावकाश है। द्वितीयादि अज्योसे रहित है अत सावकाश भी नही 
है। पृथक्‌-पुथक्‌ प्रदेश रूप विखर जानेके कारण स्कन्धोका भेद करने 
वाला है अर्थात्‌ उनकी स्कन्ध स॑ज्ञाको दूर करने वाला है। अनेक अणु 


१ खघ सयलसमत्य तस्स य अद्ध भणति देसो त्ति । 
अद्धद्ध च पदेसों अविभागी चेव परमाणु ॥--जीवकाण्ड गा० ६०४ 


१७० सम्यक्त्व-चिस्तामणि 


मिलकर स्कन्धरूप हो जाते हैं इसलिये स्कन्धोका कर्ता है। कालद्रव्यका 
भेद करने वाला है अर्थात्‌ मन्दगतिसे चलने वाला परमाणु जितने समयमे 
आकाशके एक प्रदेशसे चलकर दूसरे प्रदेशपर पहुँचता है उसे कालद्रव्य- 
की समय नामक पर्याय कहते हैं। इस समयनामक पर्यायका परिज्ञान 
अणुके द्वारा होता है, इस विवक्षासे अणु कालका भेद करने वाला है। 
एक वर्ण, एक रस, एक गन्ध तथा दो स्पर्शञों (स्निग्ध-रुक्षमेसे एक तथा 
शीत, उष्णमेसे एक) से सहित है। शब्दका कारण नही है भर्थातु अणुसे 
शब्दकी उत्पत्ति नही होती । जब अनेक अणु मिल कर स्कनन्‍्ध बन जाते 
हैं तभी शन्दकी उत्पत्ति होती है अणुसे नहीं। वह परमाणुरूप पुदुगल, 
स्कन्धसंज्ञासे बहिभूत है ॥११-११॥ 


आगे स्कन्ध और अणुओकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है, यह 
कहते है-- 


सघातात्परमाणनां भेदात्तदुभयादपि । 
जायन्ते पुदुगलस्कन्धा, भेदादेवाणवस्तथा ॥१४॥ 
लोचनगोचरस्कन्धा भेदसंघातहेतुतः । 


उत्पग्चन्ते, क्रमस्तस्थ सघातस्याद्र लक्ष्यते ॥१५॥ 

स्निग्धत्व॑चापि रूुक्षत्व॑ सघातस्थादिकारणम्‌ । 
एकादयस्त्वनन्तान्ताः स्निग्धरुक्षणुणा मताः ॥१९॥ 

हथधिकादिशुणानां तु बन्धोःन्योन्यं समिष्यते। 
न जघन्यगुणानां तु बन्धो भवति क्ुत्रचित्‌ |१७) 

४ कक घर 

सति बन्धेडईघधिका हीन स्निम्धेतरगुणयुताः । 
अणव स्वस्वरूपेण नतेयन्ति परं॑ सदा ॥१८॥ 
अर्थ--परमाणुओंके सघात, भेदे और सधात, भेद--दोनोंसे पुदगल 
स्कन्ध उत्पन्त होते हैं परन्तु अणुओकी उत्पत्ति मात्र भेदसे ही होती 
है ॥१४॥ चाक्ष॒ष स्कन्घ भेद तथा सघातसे होते हैं मात्र भेदसे नही। 
अब सघात होनेका क्रम कहा जाता है ॥१५॥ स्निग्धता और रूक्षता ही 
सघातका प्रमुख कारण है। ये स्तिग्ध और रूक्षणयुण अविभाग प्रति- 
च्छेदोकी अपेक्षा एक्से लेकर अनन्त तक माने गये हैं अर्थात्‌ अणुओमे 
रहने वाले स्निग्ध और रूक्षयुणोमे एकसे लेकर अनन्त तक अविभाग- 
प्रतिच्छेद होते हैं। अगुरुल्घुगुणके निमित्तसे उन अविभागप्रतिच्छेदोमे 


पहचमो मयूख: १७१ 


अनन्तभागवृद्धि षट्स्थानपतित वृद्धि और हानि होती रहती है ॥१५- 
१६॥ दो अधिक अविभाग प्रत्तिच्छेद वाले परमाणुओका बन्ध परस्पर 
माना गया है। जघन्य गुणवाले परमाणुओका बन्ध कही नही होता है । 
अर्थात्‌ जिन परमाणुओमे हानिका क्रम चलनेपर स्निग्धता ओर रुक्षता- 
का एक ही अविभाग प्रतिच्छेद रह गया है उन परमाणुओका बन्ध तब 
तक नही होता जबतक वृद्धिका क्रम जारी होनेपर एकसे अधिक नही हो 
जाते । 
भावाथं--यह बन्ध, दो अधिक गुणवाले परमाणुओका होता है जैसे 
एक परमाणुमे स्निग्धता या रूक्षताके दो अविभागप्रतिच्छेद है और 
दूसरे परमाणु ओमे चार है तो उनका बन्ध हो जावेगा । हीनाधिक रहने- 
पर नही होगा । परमाणुओका यह बन्ध स्निग्ध और स्निग्ध, रूक्ष और 
रुक्ष तथा स्निग्ध और रूक्ष -दोनोका होता है तथा समधारा अर्थात्‌ दो 
चार, छह आठ आदि पूर्णसख्यक गुणवाले परमाणुओका और विषम 
धारा अर्थात्‌ तीन पाँच, सात नो आदि ऊनसख्यक गुणवाले परमाणुओ- 
का भी होता है। एक गुणवाले परमाणुका तीन गुणवालले परमाणुके साथ 
बन्ध नही होगा, क्योकि तोन गुण वाले परमाणुमे बन्धकी योग्यता होने- 
पर भी एक गुणवाले परमाणुमे बन्धकी योग्यता नही है ॥१७॥ बन्ध 
होनेपर स्निग्धता और रूक्षतासे युक्‍तत अधिक गुणवाले परमाणु, हीनगुण 
वाले दूसरे परमाणुको सदा अपने रूप परिणमा लेते हैं ॥१८॥ 
आगे पुद्गलद्रव्यके प्रदेशोका परिमाण तथा उपकारका वर्णन 
करते हैं-- 
आर्या 
संख्यातासंजपातानन्तानन्तप्रदेशसयुक्ता! | 
पुदूगलाः सन्ति छोके वितताः सर्वत्र स्वदेत्युक्तम |॥१९॥ 
शरीरबाढमन!प्राणापानदुःखसुखानि च्त्| 
जीवनं॑ मरणं चापि पुदुगलानासुपग्रहा. ॥२०॥ 
बर्थ--सख्यात, असस्यात तथा अनन्तानन्‍्त प्रदेशोसे युक्त पुदुगल, 
लोकमे सब स्थानोपर सदा व्याप्त हैं, ऐसा कहा गया है। भावार्थ-- 
पुद्गलद्रच्यके ये प्रदेश स्कन्धोकी अपेक्षा है। जो स्कन्धघ छोटा या बडा 
जैसा होता है उसमे उसी प्रकारके प्रदेश होते हैं। सबसे छोटा स्कन्ध 
दृघणुक अर्थात्‌ दो प्रदेश वाला हे और सबसे वडा स्कन्ध लोकस्कन्ध है, 
जिसमे अनन्तानन्त प्रदेंश होते हैं ॥१५॥ शरीर, वचन, मन, ध्वासोच्छ- 


१७२ सम्यवत्व-चिन्तामणि 


वास, दु ख, सुख, जीवन और मरण, ये सब जीवके प्रति पुद्गलोके 
उपकार हैं। भर्थात्‌ जीवके शरीर आंदिकी रचना पुदुगलद्रव्यके कार्य 
हैं। इसी प्रकार जीवके सुख, दुख, जीवन और मरण भी पुदुगलके 
सयोगसे होते हैं ॥॥२०॥। 
आगे धर्म भौर अधमं द्रव्यका वर्णन करते है-- 
तरतां जलजन्तूनां तरणे सलिलं यथा। 
चरतां पादचाराणां सचरे सचरो यथा ॥२०॥ 


जीवानां पुद्गलानाञज्च चलतां स्वेच्छया किल | 
साहाय्यकारकः प्रोक्तोी धर्मों धर्मधनेश्वरेः ॥२२॥ 
अध्यगानां यथा बक्षः शीतलच्छायशोभितः । 
स्थितो सहायको यः स्यात्पुदूगलानां च जीवताम्‌ ॥२३॥ 
अधर्स! स च सप्रोक्तः शास्त्राकृपारपारगैः | 
व्याप्तमेतदूदय. लोके द्धनीह . घृत यथा ॥[२४॥ 


असख्येयग्रदेशात्यममृत मलुपद्रवम््‌ | 
गतिस्थित्युपकारेण. सयुतं सावेकालिकम्‌ ॥२५॥ 
लोकालीकव्यवस्थानकारक जिनभाषितस्‌ । 
धर्माधमंद्य होतदेकमेक विराजते ॥२६॥ 
अर्थ--जिस प्रकार जल-जन्तुओ--मछली आवदिके तेरनेमे जल तथा 
मार्गमे चलने वाले पादचारी जीवोके चलनेमे मार्ग सहायक होता है उसी 
प्रकार स्वेच्छासे चलने वाले जीव और पुद्गलोके चलनेमे जो सहायता 
करता है उसे घमरूपी धनके धारक गणधरोने धर्मद्रव्य कहा है॥ 
२१-२९॥ 
जिस प्रकार प्थिक्रोको ठहरनेमे शीतल छायासे युक्त वृक्ष सहायक 
होता है उसी प्रकार जीव और पुदुगलोके ठहरनेमे जो सहायक होता 
है उसे शास्त्ररूपो समुद्रके पारगामी आचार्योने अधर्मंद्रव्य कहा है। ये 
दोनो ही द्रव्य, दहीमे घीके समान समस्त लोकमे व्याप्त हैं। असख्यात्त 
प्रदेशोसे सहित हैं, अमूर्तिक हैं, अविनाशी हैं, क्रमसे गति और स्थितिरूप 
उपकारसे सहित हैं, सदा विद्यमान रहते हैं, लोक-अलोककी व्यवस्था 


पड्चमों मयूख १७३ 


करने वाले हैं, वीतराग-सर्वज्ञदेवके द्वारा प्रतिपादित है ओर गिनतीमे 
एक-एक है । 
भावार्थ -वेशेषिक दर्शतमे घधर्म-अधर्म द्रव्यकी सत्ता स्वतन्त्र न 
मानकर उनका कार्य आकाइद्रव्यसे लिया गया है परच्तु यह मान्यता 
ठीक नही है क्योकि गति और स्थितिका कार्य यदि आकाझसे होता है 
तो आकाश, अलोकाकाशमे भी है । वहाँ भी जीव और पुदूगल चले 
जावेंगे, अत अलोकका विभाग समाप्त हो जावेगा ॥२३-२६४॥ 
आगे आकाशद्रव्यका स्वरूप कहते है-- 
शालिनी 
आकाशन्ते यत्र जीवादिभावा 
निरबाधं वे सम्तत सन्ततास्ते | 
आकाश तज्ज्ञेयसादन्तशुन्यं 
॥ रूपस्वादस्पर्श गन्धप्र हीणम्‌ [॥२७॥ 
अद्वितीयमनाकारसंखण्ड बहुद्रगस । 
गगन टिविधं ग्रोक्तं लोकालोकप्रभेदत) ।।२८॥ 
लोक्यन्ते यत्रः जीवादिद्रव्याणि निखिलान्यपि । 
लोकाकाश॑ हि. तज्जेयमसख्येयप्रदेशकम्‌ ।।२९।। 
यत्रान्तरीक्षमेवास्ते स्बतोी बहुविस्तृतम्‌ | 
अलोकव्योम संप्रोक्त. तदनन्तप्रदेशकम )।३०॥) 
लोकाम्बरस्थ सप्रोक्तोध्वगाहः स उपग्रह: | 
अलोकगगनस्याप्यवगाहो जिनसम्मत ॥३१॥ 


अर्थ--जहाँ जीवादि पदार्थ सुविस्तृत हो निर्वाघ रूपसे निरन्तर 
स्थित रहते है उसे आकाश जानना चाहिये। यह आकाश आदि 
अन्तसे शून्य है तथा रूप रस गन्ध और स्पर्शसे रहित है ॥२७॥ गिनतीमें 
एक, अमूत्तिक, अखण्ड और लोक-अलोकमे व्याप्त है। लोक-अलोकके 
भेदसे आकाश दो प्रकारका कहा गया है ।।२८॥ जहाँ तक जीवादिक 
समस्त द्रव्य देखे जाते हैं उसे असख्यातप्रदेशी लोकाकाश जानना 
चाहिये ॥२५॥ और जहाँ सब ओर अत्यन्त विस्तुत आकाश ही आकाश 
हैं उसे अनन्तप्रदेशी अलोकाकाश कहा गया है ॥३०॥ लोकाकाशका 


१७४ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


उपकार सब द्रव्योको अवगाह देना है। यह मवगाहरूप उपकार 

भलोकाकाशका भी जिनेन्द्र भगवानने कहा है। भावा्थ--यद्यपि अलोका- 

काशमे अवगाहन करने वाले द्रव्योका अभाव है तथापि अवगाहन 

रे शक्ति विद्यमान होनेसे उसका अवगाह उपकार माना गया 
॥३१॥ हे 


अब कालद्रव्यका वर्णन करते हैं-- 

चतनालक्षणो नूनमणुमात्रकलेवर । 
छोकाकाशग्रदेशेषु रत्नराशिरिव_ स्थित ॥३१॥ 
उच्यते निश्चयः काछो ह्ममृत. शाश्वतस्तथा । 
घव्मादिभेदभिन्नस्तु व्यवहार... प्रगीयते ॥३३॥ 
बर्तनापरिणामक्रिया: परत्वापरत्वके । 
कालस्योपग्रहा।. प्रोक्‍्ता मनीपामण्डितैन रे। ॥३४॥ 


अरथ--निरचयसे जो वर्तना लक्षणसे सहित है, एक प्रदेशी है, लोका- 
काशके प्रदेशोपर रत्तराशिके समाव स्थित है, अमूर्तिक है भर शाइवत- 
स्थायी है वह निश्चयकालद्रव्य कहा जाता है। तथा जो घडी, धण्टा 
आदि भेदसे विभवत है वह व्यवहारकाल कहा जाता है ॥३२-३३॥ 
बुद्धिसे सुझ्ोभित मनुष्योने वततेना, परिणाम, क्रिया, परत्व और भपरत्व 
ये कालद्रव्यके उपकार कहे हैं ॥३४॥ 
आगे द्रव्योकी संख्या और स्वरूप आदिका निरूपण करते हैं-- 
जीवाइच पुदूगला धर्मों हाथर्मः समयोष्म्वरस्‌ | 
इति द्रव्याणि प्रोक्तानि वीखासरभूभृता ॥३५०॥ 
अथोत्पादव्ययभौव्यसहितं सत्प्रचष्ष्यते | 
द्ृब्य यत्सत्तदेव . स्यादुक्तमित्थं जिनेन्दुना ॥३९॥ 
अर्थ--भगवान्‌ महावीरखूपी सूर्यते जीव, पुदगल, धर्म, अधर्म, 
आकाश और काल ये छह द्रव्य कहे हैं। इनमे जीव अनन्त है, पुद्गल 
उनसे भी अनन्तानन्त हैं, धर्म, अधर्म ओर आकाश एक-एक हैं तथा काल 
असंख्यात हैं। उत्पाद, व्यय और #्रौव्यसे जो सहित है वह सत्‌ कह- 
लाता है और जो सत्‌ है वही जिनचन्द्रके द्वारा द्रव्य कह्दा गया है 
॥३५-३६९॥ 


पञ्चमो मयूख १७५ 
आर्या 


अभिनवपरिणामस्योत्पत्ति' परिगीयते समुत्पादः | 
पूर्व परिणामनाशों व्यय इति च सुसज्ञितः सद्धिः॥३७॥ 
पूर्वोत्ततपरिणामहन्द्रे.. युगपहिवतंते यच्च | 
तदू श्रोग्य परिंगीत॑ गीताखिलसारबरतत्वः ।॥३८॥ 
अर्थं--तवीन पर्यायकी उत्पत्ति होना उत्पाद और पूर्व पर्यायका नाश 
होना व्यय, सत्पुरुषोने कहा है। और जो पूर्व तथा उत्तर पर्यायमे एक 


साथ रहता है उसे समस्त श्रेष्ठ तत्वोका कथन करने वाले गणघरादिक- 
ने भ्रीव्य कहा है ॥३७-३८॥ 


भागे इन्ही उत्पाद, व्यय र ध्रौग्यके स्वरूपको दृष्टान्त द्वांरा स्पष्ट 
करते हैं-- 
मालिनी 


यदपि मनुजभायेः संयुतः को$पि जीवों 
व्यपगतनरभावः सेन्द्रवुन्देषु जातः 
अनुभवति सतत्रामन्द्समोदभार 
तद॒पि न खलु नष्टो नेजजीवत्वभावें! ॥३९॥ 
उपजाति 
हारस्वभावेन भृतः स कश्चिच्‌ 
चामीकरोीं मेखलया प्रजातः 
नितम्बबिम्पपे नितम्बिनीनां 
विशोभते यद्यपि मन्द्राव! ॥४०॥ 
चामीकरत्वेन यथा तथापि 
नप्ठो नस स्रणभरो जगत्याम । 
तथा समस्त किल वस्तुजात- 
मृत्पादमावादिभुत समस्वति ॥४१॥ 
[ पुस्मम्‌ ) 


#म्यनक, 


ऋन्‍न्‍ककनक 


१७६ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


अर्थ--जेसे कोई जीव मनुष्यभावसे सहित है वह मनुष्यभावके नष्ट 
होनेपर देवसमूहमे उत्पन्न होकर वहाँके बहुत भारी सुखसमूहका उपभोग 
करता है तो भी वह अपने जीवत्वभावकी अपेक्षा नष्ट नही हुआ है। 
भावार्थ यह है कि यद्यपि देवपर्यायका उत्पाद और मलुष्यपर्यायका 
व्यय हुआ है तथापि जोवत्वसामान्य, दोनो पर्यायोमे ध्रौव्यरूपसे विद्यमान 
है ॥३९॥ दूसरा दृष्टान्त यह है कि जेसे हारपर्यायसे सहित कोई सुवर्ण 
मेखलछा हो गया। अर्थात्‌ हार को मिटाकर किसीने मेखला बनवा ली | 
वह मेखला यद्यपि गम्भीर शब्द करती हुई स्त्रियोके नितम्ब स्थलोपर 
सुशोभित होती है तथापि पृथिवीपर जिसप्रकार वह युवर्ण, सुवर्णत्व 
सामानन्‍्यकी अपेक्षा नष्ट नही हुआ है उसीप्रकार समस्त वस्तुओका समूह 
उत्पादादि पर्यायोसे सहित है। भावार्थ--हारकी मेखछा बनवानेपर 
यद्यपि हारपर्यायका व्यय और मेखलापर्यायका उत्पाद हुआ हैं तथापि 
सुवर्णसामान्य दोनो पर्यायोमे प्रौव्यसे विद्यमान है| 
विद्योषार्थ--उत्पाद, व्यय और प्रौव्य ये तीनो एक कालमें होते हैं और 
उनका कथन पर्यायाथिकनयकी भपेक्षा है। जेन सिद्धान्तमे वस्तुकों न 
तो बौद्धदर्शनके समान सर्वथा क्षणिक ही माना है जिससे उसमे उत्पाद 
और व्यय होता रहे और न साख्यदर्शनके समान सर्वथा नित्य माना है, 
जिससे एक पश्रौव्य ही रहे। वस्तु द्रव्य तथा पर्यायरूप है अत उसे जेन 
सिद्धान्तमे नित्यानित्यरूप स्वीकृत किया गया है। उत्पाद और व्यय, वस्तुके 
अनित्य अशको ग्रहण करते हैं और ध्रौव्य, नित्य अश्को ग्रहण करता है। 
वस्तुमे रहनेवाले प्रदेशवत्त्वगुणकी अपेक्षा जब विचार होता है तब वस्तुफे 
आकारमे परिवतंन दृष्टिगोचर होता है । इसी परिवतंनकी अपेक्षा उत्पाद 
व्ययका व्यवहार होता है। और जब वस्तुमे रहनेवाले अस्तित्वगुणकी 
अपेक्षा विचार होता हे तब प्रौव्यका व्यवहार होता हे ॥३९-४१॥ 
आगे ये उत्पादादिक समस्त द्रव्योमे प्रतिसमय होते हैं, यह कहते हैं-- 
समये समये नून सर्वभावेषु जायते। 
सर्वत्र. घुगपल्‍लोके हा दभूतिप्रभृतित्रयम्‌ ॥४२॥ 
धर्मेड्यम,ं. तथा काले. झुक्तजीवविद्दायसोः । 
इतरत्रापि. द्रव्येष्वालम्ण्य कालसहायताम्‌ ४ ३॥ 
उत्पादादित्रय. लोके . स्यादगुरुलघुलतः । 
एवं न वर्तते करिचिदुत्पादादित्रयोग्झितः ॥४४॥ 


पथ्चमी मयूलः १७७ 


. अर्थ--जगत्में ये उत्तादादि त्तीत सर्वत्र समस्त द्रव्योमे प्रत्येक समय 
एक साथ होते रहते हैं ॥४स। घमे, अधम, काल, मुक्तजीव और माकाश 
तथा ससारी जीव और पुद्गल द्रव्यमे काल द्रव्य की सहायता पाकर 
अगुरुलघुगुणके कारण उत्पादादि तीनों प्रतिसमय होते हैं। इस प्रकार 
लोकमे ऐसा कोई पदार्थ नही हे जो उत्पादादि तीनसे रहित हो । 
भावा्थ--पुदूगल और उससे सहित संसार जीवद्रव्यमे उत्पाद, व्यय, 
ट्रौव्य सरलतासे समझमे आग जाते हैं परन्तु धमं, अधर्म, काल, मुक्तजीव 
और आकाश इन अमू्तिक द्वव्योमे होनेवाला उत्पादादिक सरलतासे 
बुद्धिमि नही आते। उनके लिये आचार्योने कहा कि प्रत्पेक द्रव्यमे रहनेवाले 
अगुरुलघुगुणके कारण उनमे प्रत्येक समय जो षड़्गुणी हानि-वुद्धि चलती 
है उसकी अपेक्षा उत्पादांदि तीनो सिद्ध होते है । अमूततिक द्रव्योके परि- 
णमनका ज्ञान आगमप्रमाणसे होता हैं ॥४३-४४॥ 

भागे शद्भा-समाधानके द्वारा अलेकाकाशमे भी उत्पाद, व्यय और 
प्रौव्यका सद्भाव दिखाते हैं-- 
शंका 
कालामावे कथं तत्स्यान्नन्वलोकंविहायसि । 
न कालमन्तरा लोके यस्माद्भावः प्रजायते ॥४५॥ 
उत्पादादिन्रयाभावे द्वव्यत्ब॑ जायते कथम | 


द्रव्याभावे च शूल्यत्वं तस्थ केन निवायताम्‌ ।४६॥ 
अर्थ--कोई ग्रदन करता हे कि अलोकाकाहक्षमे कालद्रव्यका अभाव 
होनेपर उत्पादादि केसे हो सकते है ? क्योकि लोकमे कालकी सहायताके 
बिना कोई पर्याय होती नही है। उत्पादादित्रिकके बिना अलोकाकाशमे 
द्रव्यत्व कैसे हो सकता हे और द्रव्यत्वके बिना उसकी शून्यता किसके 
द्वारा रोकी जा सकती हे ? ॥४५-४३॥ 
है समाधान 
नेव॑ यतो नभोज्खण्ड द्रव्यमेक॑ विराजते । 
तेनेकांशे 
तेनेकांशे परीणामादन्यत्रापि. स जायते ॥४७॥ 
अखण्डवेणुदण्डस्येकप्रदेशे प्रकम्पनात्‌ | 
प्रकम्पन्ते न कि तस्य सर्वे घशाः किरू सर्वतः ॥४८॥ 
अर्थ--ऐसा नही हे, क्योंकि आकाश एक अखण्ड द्रव्य है अत उसके 
एक देशमे परिणमन्र होनेसे उसके अन्य श्रदेशोमे भी परिणमन होता है । 
१२ 


१७८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


जेसे अखण्ड बाँसके एक देदमे.कम्पन होनेसे क्या उसके समस्त अछ 
कम्पित नही हो जाते ? अर्थात्‌ अवश्य हो जाते हैं ।' 5 
भावाथें--लोकाकाश और अलोकाकाशका भेद होनेपर भी आकाश 
एक ही अखण्ड 'द्रव्य है। मत लोकाकाशमे जो कालद्रव्य हैं उसीकी 
सहायतासे अलोकाकाछमे भी उत्पाद व्यय प्रौव्यं सिद्ध हो जाते हैं । जिसे 
प्रकार अखण्ड बाँसके एक देक्षमें आधात होनेसे उसके सबं प्रदेश कम्पित 
हो जाते हैं उसीप्रकार लोकाकाशमे कालुद्रव्यके सद्भावसे ही अखण्ड 
अलोकाकाक्षमे उत्पादादि सिद्ध हो जाते हैं ॥|४७-४८ कर 
भागे गुणोका लक्षण कहते हैं-- .-.. - «७. - 
गुणा द्रव्याश्रयाः प्रोफ्ता निर्मणाइच मुनीश्वरेर । . -* 
सामान्येत्तमेदेन ते पुनद्धिविधा मता ॥४९ी) 
अस्तित्व॑ घापि वस्तुत्व॑ द्रव्यत्वं प्रमेयता। 

(५ ७ «५ चेतनत्वं ह हू 
अमूतत्व॑ च मूतत्व॑ - चेतनत्व॑ प्रदेशिता |५०॥ 
चेतनारहितत्वल्च॒_-. ह्गुरुलघुतादयः । 

- शुणाः साधारणाः प्रोक्ता निरन्‍्ता अन्तकान्तके! ॥५१॥ 
शप्तिदृष्टिस्सस्पर्शादयोइसाधारणास्तु ते। 

त एवं वस्तुनों वस्तु -पृथेक्‌ कतु किलेक्वराः |।१२॥ 
अर्थ--जो द्रव्यके आश्रय रहे तथा स्वय दसरे गुणोंसे रहित हो उन्हे 
मुनिराजोने गुण कहा है। वे गुण, सामान्य और “विद्योषके भेदसे दो 
प्रका रके माने गये हैं ॥४०॥ अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अमूर्ंत्व, 
मूतंत्व, चेतनत्व, प्रदेशवत्त्व; ;अचेतनत्व और अगुरुलधघुत्व भादि अनन्त 
साधारण गुण, मृत्युको जीतनेवाले, जिनेन्द्र भगवावके द्वारा कहे गये हें । 

भावाथं--जिस गुणके द्वारा वस्तु सत्‌ रूप रहे उसे अस्तित्व गुण 
कहते हैं । जिसके द्वारा वस्तुमे परस्पर विरोधी अनेक धर्म रहे तथा 
जिसके निमित्तसे वस्तुमे अर्थक्रियाकारित्व रहे उसे वस्तुत्व गुण कहते 
हैं। जिससे वस्तु उत्पाद, व्यय और श्रौव्य रूप हो उसे द्रव्यत्व गुण कहते 
हैं। जिसके कारण वस्तु किसी न,किसी प्रमाणका विषय, हो उसे प्रमेय- 
त्व गुणं कहते हैं। जिसके निमित्तसे वस्तु रूप, रस, गन्ध ओर स्पष्टसे 
रहित हो उसे अमूत्तत्व गुण कहते हैं। जिसके कारण वस्तु रूप, रसें गर्व 
और स+एसे सहित हो उसे मूतंत्व गुण कहते हैं 4 जिसके कारण वसंत 


् 
का 


पञ्चमों मयूखः : १७९ 


ज्ञानदर्शनरूप चेतनासे युक्त हो उसे चेतनत्व गुर्ण कहते है। जिसके निमित्त 
से वस्तु एक अथवा अनेक प्रदेशोसे सहित हो उसे प्रदेशवत्त्त गुण कहते 
है। जिसके निमित्तसे वस्तु चेतन्यगुणसे रहित हो भर्थात्‌ ज्ञान-दर्शनसे 
रहित हो उसे अचेत्तनत्व कहते है और जिसके निमित्तसे द्रव्यमे षड़गुणी 
हानि-वृद्धि हो अथवा द्रव्य अपने स्वरूपमे स्थिर रहे, अन्य रूप न हो उसे 
अगुरुलघुत्व गुण कहते हैं । इनमे मस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, 
'प्रदेशवत्त्त और अगुरुलघुत्व ये छह गुण सब द्रव्योमे व्याप्त होनेसे साधारण 
गुण हैं। अमूत॑त्व, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन पाँच द्वव्यो 
में व्याप्त होनेसे साधारण गुण कहलाता है। मूतंत्व गुण परमाणुरूप 
अनन्त पुद्गलद्रव्यमे व्याप्त रहनेसे साधारण गुण है ओर अबचेतनत्व, 
पुद्गल, धर्म, अंधर्म, आकाश तथा कालमे व्याप्त रहनेसे साधारण गुण 
माना गया है ॥९०-५१॥ ज्ञान-दर्शेन तथा रस-स्पर्श आदि असाधारण गुण 
है। ये असाधारण गुण ही वस्तुको अन्य वस्तुसे पृथक्‌ करनेमे समय है | 
भावाथ--चेतनत्व जीवद्रव्यका असांधा रण गुण है। स्पर्श, रस, गन्ध 
और वण्णसे सहित होना पुद्गलद्र॒व्यका असाधारण भुण है। जीव तथा 
पुद्गल द्रव्यके लिए गतिमे सहायक होना धर्मंद्रव्यका असाधारण गुण 
है। जीव और पुद्गलके लिये ठहरनेमे' सहायक होना अधर्मंद्रव्यका 
असाधारण गुण है। सब द्रव्योको अवगाह देना आकाशंका अंसाधारण 
गुण है तथा सब द्रव्योकी 'अवस्थाओके परिवर्तित होनेमें सहायक होना 
काल द्रव्यका असाधारण गुण है। इन असाधारण गुणोके द्वारा ही एक 
द्रव्य दूसरे द्रव्यसे पृथक भावको प्राप्त होता है ॥५२॥ 


+ 


आगे पर्यायका लक्षण कहते है--- 
परिणामाः ,पुनः प्रोकता भावा द्वव्यस्य च क्रमात्‌ । 
जायमाना मनुष्याद्रा घटमौलिपटादयः ॥॥५३॥ 
तत्रादिवर्जिताः केचित्‌ केचन सादयों मताः 
इत्याद्ननादिमच्वेन पर्याया हिविधा।; स्पवताः ॥५४॥ 
अथे--द्र॒व्यकी क्रमसे होने वाली अवस्थायो को पर्याय कहते है। जेसे 
जीवकी मनुष्यादि और पुदुगलकी घट, मुकुट तथा वस्त्र आदि। उन 
पर्यायोमे कितनी ही पर्यायें अनादि है और कितनी ही सादि मान्ती गयी 


हैं। इस प्रकार सादि और अन्तादिकी अपेक्षा पर्यायें दो प्रकारकी कही 
गई है । 


ज्र 


१८० सम्यवत्व-चिस्तामणिः 


भावायं--मूलमे पर्यायके दो भेद हैं--अर्थे पर्याय और व्यज्जन- 
पर्याय । समय-समयमे होने वाली द्रव्यकी सूक्ष्म परिणतिको अर्थपर्याय 
कहते हैं और अनेक समयमे होनेवाली स्थूछ पर्यायको व्यञ्जनपर्यायं 
कहते हैं । अथवा प्रदेशचत्त्व गुणके कारण द्रव्यकी जो आकृति विशेष होती 
है उसे व्यञ्जनपर्यायथ कहते है और भनन्‍्य गुणोका जो परिणमन है उसे 
मर्थपर्याय कहते हैं। इन दोनो पर्यायोके स्वभाव भौर विभावके भेदसे 
दो-दो भेद होते हैं अर्थात्‌ स्वभाव अर्थपर्याय मौर विभाव अर्थ॑ंपर्याय ) 
स्वभाव व्यञ्जनपर्याय ओर विभाव व्यञ्जनपर्याय । जीव और पुदुगल* 
को छोडकर शेष चार द्रव्योकी स्वभाव अर्थपर्याय तथा स्वभाव व्यम्जन 
पर्याय ही होती है उनमे विभावरूपता कभी नही आती है। परन्तु जीव 
और पुद्गल द्रव्यमे दोनो प्रकारकी पर्याय होती है। सिद्ध परमेष्ठीके 
आत्मप्रदेशोका जो चरम शरीरसे किब्चित्‌ न्यूत थुरुषाकार परिणमन 
है यह उनकी स्वभाव व्यम्जन पर्याय है और ससारी जीवका जो नर- 
नारकादिरूप परिणमन है यह उनकी विभाव वध्यञ्जन पर्याय है। अरहन्त 
तथा सिद्ध भगवानके केवलज्ञानादि गुणोमें जो अविभाग प्रतिच्छेदोकी 
अपेक्षा हानिवृद्धि रूप परिणमन होता है वह स्वभाव अर्थपर्याय है और 
ससारी जीवोंके मतिज्ञानादि गुणोमे जो हानिवुद्धिर्प परिणमन होता है 
वह विभाव अधथ॑पर्याय है। इसी प्रकार पुद्गलकी पर्यायोमें भी स्वभाव 
ओर विभावका भेद लगा लेना चाहिये ॥५३-५४॥ 


आगे अस्तिकायका स्वरूप कहते है-- 

अस्तित्वे संति काया ये काया हृव मवन्ति हि । 
अस्तिकाया निरुप्यन्ते. तेडखिलज्ञजिनेश्वरें ॥५५॥ 
अस्तिकायाः पुनः पेश भावा जीवादयों मताः। 
कालस्त्वणुस्वरूपत्वान्नास्तिकायं:.. प्रचक्ष्यते ॥५६॥ 

॥ हांका 

एयमेकप्रदेशित्वादणनामस्तिकायतां | 

कथ संघटते नाम ब्ृहि में कृपयाधुना ॥५७॥ 

समाधात ह 

शकक्‍्त्या.. बहुप्रदेशित्वमणूनामपि. वर्तते । 
ततो विरुष्यते तेषां न कृत्राष्यस्तिकायता ॥५८॥ 


पञथ्न्चसों मयूख: १८१ 


इत्यजीवाभिघं तरव॑ यः श्रद्धत्ते सुधी: सदा । 
दृढ़ता तरुष सदृदृष्टेभेवतीति निरूपितम्‌ ॥५९॥ 
अर्थ--जो द्रव्य अस्तिरूप रहते हुए काय--शरीरकी तरह बहुप्रदेशी 
होतेहे वे स्वज्ञ जिनेन्द्रदेवके द्वारा अस्तिकाय कहे जाते हैँ ॥५५॥ जीवा- 
दिक पाँच पदार्थ अस्तिकाय माने गये हैं किन्तु काल द्रव्य अणुरूप--एक- 
प्रदेशी होनेसे अस्तिकाय नही कहलाता है ॥५६॥ 
द्का 
इस तरह एकप्रदेशी होनेसे अणुओमे अस्तिकायपना किस प्रकार 
घटित होता है ? कृपाकर अब यह कहिये ॥५७॥ 
॥ समाधान 
शक्तिकी अपेक्षा अणुओंमे भी बहुप्रदेशीपना विद्यमान है, इसलिये 
उनका अस्तिकायपन विरुद्ध नही है ॥५८॥ इस प्रकार जो बुद्धिमान 
| अजीवतत्त्वका श्रद्धात करता है उसके सम्यग्दशंनकी दृढ़ता होती 
॥५९॥ 


इस प्रकार सम्यवत्वचिन्तामणिमे अजीवतत््वका वर्णन करते 
वाला पञ्चम मयूख समाप्त हुआ ॥ 


|] 


षष्ठो सयूख: 


आगे आस्रवत्तत्वका वर्णन करनेके पूर्व मज्भुलाचरण करते हैं-- 


सकलसुरेन्द्रसमूहवन्दितो 
विशद्विवोधविदोकितावनिः । 


" घवलयशोभरपूरिताम्परो 


जयति स फो5पि जिनो जनाधिपः ॥१॥ ..' 


अथ--जो समस्त इन्द्रसमूहके द्वारा वन्दित हैं, निर्मल ज्ञानके द्वारा 
'जिन्होने समस्त पृथिवीको देखा है भौर शुक्लकीति समूहके द्वारा जिन्होंने 


आकाझ्षको परिपूर्ण किया है वे अनिर्वचनोय जननायक जिनेन्द्र भगवाव्‌ 


जमवत्त प्रवर्तते है ॥॥(॥ 
अब आख़वका लक्षण तथा उसके भेद बताते हैं-- 


येनालस्ंवन्ति ' कर्माणि. जलान्यात्मजलाशये । 
आखसत्रवः सच सप्रोक्‍्तो ' निर्गतास्ववन्धनेः ॥२॥ 
कश्चिच्छुआालवः कश्चिदू पतंते श्शुभाखवः । 
शुभोड्शुभी निजो भावः कारण च तयोः कऋ्रमात्‌ ॥३॥ 
जीवानां. सकषायाणामास्रवः साम्प्रायिकः । 
ईयपिथश्व विज्ञेयः कृषायरहितात्मनाम्‌ ॥४॥ 
उपशान्तकपायादेम वे दीर्यापथासचः | 
ततो5धइचासव। प्रीक्‍तः. साम्परायिकसंज्ञकः ॥५॥ 
पजञ्चेन्द्रियणि चत्वार कपायाः पब्बविशतिः | 
क्रियाणामत्रतानां च पण्चर्क वेति समिदाः ॥4॥ 
साम्प्रायिकसशस्यथ. हथासवस्थ निरूपिताः । 
ई्यापथस्तु निर्मेदी.. मेदातीते प्रकीर्तित ॥७॥ 
तीवमाबात्रथा. मनच्द-भावती ज्ञातभावत। । 
अज्ञातभावती द्रव्यवीयस्यापि. विशेषतः ॥4)। 


' षष्ठो मयूखः १८३ 


विशेषो जायते तस्य , भविनामास्रवस्य वे | 


काययभेदः: कथं न स्‍स्याद्वेतुमेदेष सत्स्वषि ॥९॥ 
अथं--जिसके द्वारा आत्मारूपी सरोवरमे कर्मरूपी जल बाता है 
उसे बन्धसे रहित जिनेन्द्र भगवानने आख्रव कहा है ॥२॥५ कोई आख्रव 
शुभाखरव है और कोई अशुभास्रव है अर्थात्‌ आख्रवके शुभ और अशुभके 
भेदसे दो भेद है और उन दोनों भेदोका कारण क्रमसे आत्माका शुभ 
अशुभ भाव है ॥३॥| कंषायसंहित जीवोका आंख़व साम्परायिक और 
कषायरहित जीवोका ईर्यापथ जानना चाहिये ॥४॥ उपद्यान्त कषायको 
आदि लेकर तेरह॒वें गुणस्थान तंक ईर्पापथ आख्व होता है और उसके नीचे 
साम्परायिक आखव कहा गया है। योग ओर कषाय--दोनों का अभाव॑ 
हो जानेसे चोदहवें गुणस्थानमे कोई .भी आख़व नही होता है ॥५॥ पाँच 
इन्द्रिय, चार कषाय, पच्चीस क्रियाएँ और पाँच अन्नत ये सापरायिक 
आखवके भेद कहे गये है। भेदसे- रहित जिनेन्द्र भगवान्‌ने ईर्यापथ आखब- 
को भेदातीत कहा है ॥६-आक 
तीव्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, द्रव्य--अधिकरण और 
वीयंकी /विशेषतासे ससारी जीवोके भास्रवमे विशेषता,होती है । ठोक ही 
है क्योकि कारणभेद होनेपर कार्यमेद क्यो नहीं होगा ? अवश्य ही 
होगा ॥८-०)॥ 
अब अधिकरणके दो भेद कहते हैं-- 
/.. आंर्या 
जीवाजीवा प्रोक्‍्ता अधिकरणन्चास्रवस्य तत्राग्मम्‌ । 


संरम्भसमारम्भारम्भेयों गैस्त्रि भिस्त्रेभि!. पुंसाम॑ ॥१०॥ 
कृतकारितानुमोदैस्त्रिभि. कंपायेशचतुभिरागुणितम्‌ । 
अष्टीत्तरशतभेदे सुभ्ृतं गीतं॑ 'जिनेन्द्रचन्द्रेण ॥११॥ 
* उपजाति 

 निक्षेपसंयोगनिवतनाइच...'! 
पयोधियुग्म द्विकभेदयुक्ता। 
त्रिधा विभिन्‍नदच' तथा निसग 

' आधार एव ग्रंमती “हितीय ॥१२॥ 


अर्थ--आख्रवका 'जो अधिकरण भेद है उसके जीवाधिकरण और 
अ्रजीवाधिकरणके , भेदसे दो प्रेद; कहे गये है। उनमे पहला जो जीवाधि- 


डी ] + 


१८४ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


करण आख्रव है उसे जिनचन्द्रने सरम्भ समारम्भ, आरम्भ, मन, वचन, 
काय ये तीन योग, कृत, कारित, अनुमोदना ये तीव और क्रोधादि चार 
कषायोके द्वारा गुणित होनेपर एक सो आठ प्रकारका कहा है ॥१०-११॥ 
दूसरा जो अजीवाधिकरण आज्रव है उसके चार निक्षेप, दो सयोग, दो 
निवर्तना और त्तीन निसर्गके भेदसे ग्यारह भेद कहे गये हैं। भावार्थ-- 
अप्रमृष्ट निक्षेप, दुष्प्रमुष्ट निक्षेप, सहसानिक्षेप और अनाभोग निक्षेप, ये 
निक्षेपके चार भेद हैं। भक्तपान सयोग और उपकरण संयोग ये सयोगके 
दो भेद हैं। मूलगुणनिवंत्ता और उत्तरगुणनिव॑ंत्तच्ा, ये निर्व॑र्तनाके 
दो भेद हैं। और मनोनिसभे, वाडिनसर्ग और कायनिसर्ग ये निसर्गके तीन 
भेद हैं ॥१२॥ 
भागे आज्रवके विस्तृत और सक्षेप भेद कहते हैं-- 
नि भार्या 

पव्चविध मिथ्यात्वं द्वादशमेदेयुंता तथाउविरतिः । 

पव्न्चदश्भेद्िन्नस्तथा प्रमादस्तथादृशों योगः ॥१३॥ 

पञ्चविशति कषायाश्चेति व्यासो निरूपितस्तस्य । 

योगयुतश्च कपायस्तथास्रवस्यायमस्ति संक्षेप: ॥१४॥ 


अरथ--पाँच प्रकारका मिथ्यात्व, बारह प्रकारकी अविरति, पदन्रह 
प्रकारका प्रमाद, पन्द्रह प्रकारका योग, और पच्चीस कषाय, थह उस 
आख्रवका विस्तार है तथा योग और कषाय, यह उस आख़वका सक्षेप 
है ॥(३-१४॥ 
आगे मिथ्यात्वके पाँच भेदोका वर्णन करते हैं-- 
एकान्त॑ विपरीत चाज्ञानं संशयसंयुतस्‌ । 
वैनयिकमिति प्रोकत॑ मिथ्यादशनपञ्चकम्‌ ॥१५॥ 
इदमेवेल्थमेवेति धर्मधमिविनिश्चयः । 
एकान्ततां समादायेकान्तमिथ्यात्वमिष्यते ॥१६॥ 
निखिल... नित्यमस्तीदमनित्यं ह्ोकमेव वा। 
सर्वो. ब्रह्मयक्येव लोकस्तत्रेति भावना ॥१७॥ 
केवही  कवलाहारी नारीमोक्षोईपि जायते। 
एवं विरुद्धविध्वासो विपरीत वदिष्यते ॥१८॥ 


घष्ठो मयूंखः १८५ 


हिताहितपरीक्षाया विरहो यत्र बतंते। 

आज्ञानिकत्वपिथ्यात्व॑ विगीत॑ तन्महागसे ॥।१९॥ 

सच्छद्धा वोधचारित्रत्रितयं मोक्षपद्धतिः । 

भवेन्न थेति संशीतिर्जायते यत्र चेतसि ॥२०॥ 

समीरेरितकल्लोलवत्‌ू_ स्थिर न मनो भवेत्‌ । 

यत्र तत्‌ किल मिथ्यात्व॑ं सांशायिक समुच्यते ॥२१॥ 

सर्वे देवास्तथा धर्माः समानाः सौझ्यकारका; | 

रुचिरेवे. भवेद्यत्र वेनयिक॑ भर्वेच तत्‌ ॥२२॥ 

अर्थ--एकान्त, विपरीत, भज्ञान, संशय और वेनयिक, ये मिथ्या- 
दर्बानके पाँच भेद कहे गये हैं ।।१५॥ 'यह ही है, ऐसा ही है” इस प्रकार 
एकान्तपनको लेकर धर्म और धर्मीका निश्चय करना एकान्त मिथ्यात्त्व 
माना जाता है ॥१६॥ इस मिथ्यात्वमे ऐसी भावना होती है कि 'समस्त 
वस्तु नित्य ही है, अथवा अनित्य ही है, एक ही है अधवा भनेक ही है 
और यह सव्ंलोक ब्रह्ममय ही है ॥१७।' केवली कवलाहारी है और द्रव्य 
सत्रीको मोक्ष भी होता है! इस प्रकारका विरुद्ध विश्वास रखना विपरीत 
मिथ्यात्व माना जाता है। जिस मिथ्यात्वमे हिंत-अहितकी परीक्षाका 
अभाव होता है उसे परमागममे अज्ञानमिथ्यात्व कहा है ॥१५॥ सम्य- 
र्दर्शन, सम्पस्शान और सम्यकचारित्र ये तीनो मोक्षके मार्ग हैं या नही, 
इस प्रकारका सशय जहाँ चित्तमे होता है तथा वायुसे प्रेरित तरज्भके 
समान जहाँ मन स्थिर नही होता है वह साशयिक मिथ्यात्व कहा जाता 
है ॥२१॥ सब देव और सब धम समान हैं तथा सुखके करने वाले हैं ऐसी 
रुचि जिसमे होती है वह वेनयिक मिथ्यात्व है ॥२०-२श॥ 
आगे बारह प्रकारकी अविरत्ति कहते हैं-- 

इलाजलाग्निवातक्ष्माजातजद्भमजीवताम््‌ | 

हिंसनात्‌ खोतसां पण्णां विषयेषु च वर्तनात्‌ ॥२३॥ 

अविरतिः कपायाणामुदये जायते हिया। 

5 है. ढ चर 
इदादशधा समुकता साइवबराते. सारसचम: ॥२४॥ 


अथं-- पृधिवी, जल, अग्नि, चायु, वनस्पति और तरस इन छहकायके 
जीवोकी हिंसा तथा छह इन्द्रियोके विषयोमे प्रवृुत्तिसे विरत नहीं द्वोना, 


१८६ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 
यह कषायके उदयमे होनेवाली बारह प्रकारकी अविरति आचार्योनि कही 
है ॥२३-२४।॥। 
अब पन्द्रह प्रकारके प्रमादका वर्णन करते हैं-- 
चतस्रो विकथाः प्रोकताइचत्वारश्च कपायकाः । 
पञ्चाक्षी प्रणयी निद्रा प्रमादा दश पवञ्च च ॥२५॥ 
नारीणां 'नृपतीनां च भक्‍तस्य विपयस्य च। 
'रागह्रेपविशिष्टा या. कथासता विकथा मता; ॥२६॥ 
क्रोधो मानस्तथा माया लोभश्वेति कपायका । 
त्वगूजिह्ाप्राणकर्णाक्षीणीन्द्रियाणि मतानि च॥२७॥ 
निद्राकर्मोदयोत्पन्ना नेत्रमीलनकारिणी । 
देहशों ९5 
थेल्यसयुवतावस्था. निद्रा समुच्यते ॥२८॥ 
रतिकर्म कप 
समुक्भ ता प्रीतिर्जीवस्थ या भवेत्‌ । 
सा प्रीतिः प्रणयः स्तेहो हाद रागः समुच्यत्ते ॥२९॥ 
अर्थ--चार विकथा, चार कषाय, पाँच इन्द्रिय, निद्रा और स्नेह गे 
पन्द्रह प्रमाद हैं ॥२५॥ स्त्रियो, राजाओ, भोजन और देशकी जो रागह्वेष 
'युक्त कथाएँ हैं वे चार विकथाएँ मानी गई है ॥२६॥ क्रोध मान माया और 
लोभ ये चार कषाय हैं। स्पर्शन रसना प्राण चक्षु ओर कर्ण ये पाँच 
इन्द्रियाँ मानी गई है ॥२७॥ निद्रा कमंके उदयसे उत्पन्न, नेत्रोको निमी- 
'छित करने वाली, शरीरकी शेथिल्य युक्त अवस्था निद्रा कहलाती है 
॥२८॥ रतिकर्मके उदयसे उत्पन्न जीवकी जो प्रीति है वह प्रीति, प्रणेय, 
स्नेह, हाद॑ अथवा राग कहलाती है ॥२०॥ 
अब पच्चीस कषायोका वर्णन करते हैं-- 
कोपादयश्च हास्याद्याः कपाया; पश्चविशवति । 
सन्‍्तीत्यं निरदन्‍्तीह. गाहितग्रन्थसिन्धुभिः ॥३०॥| 
”. सामान्यतोी मवेदेक्य ” कपायानवधानयोः । 
नानात्व ततन्न पक्यन्ति प्रपञ्चाज्चितचश्षुष ॥३२९॥ 
., अर्थ--क्रोधादिक सोलह' और हास्यादिक नौ-दोनो मिलकर 
पच्चीस कषाय हैं ऐसा श्षास्त्ररूपी समुद्रमे अवगाहंन करने वाले-ज्ञाती 


जन ,कहते है । जी 


षष्ठो मयूख. १८७ 


भावाथ--भनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्यास्यानावरण 
और सज्वलन इन चारके क्रोध मान माया और लोभकी अपेक्षा चार-चार 
भेद होते हैं अतः कषायके सोलह भेद हुए । तथा हास्य रति अरति-शोक 
भय जुगुप्सा स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुसकवेद ये नोकषायके भेद है । 
दोनो मिलकर कषायके पच्चीस भेद होते है ॥३०॥ 


। हु 


सामान्यसे कघाय और प्रमादमे एकरूपता है परन्तु विस्तारकी 
रुचि रखनेवाले नानारूपताको देखते हैं ॥३१॥ 
आगे योगके पन्‍्द्रह भेद कहते हैं-- 
चत्वारश्चेतसी - योगाश्वत्वारोा वचसस्तथा । 
रा न 
!: काययोगाश्च सप्तते योगा. पश्चदश॒स्थ॒ताः ॥३२॥ 
अर्थ--सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग, उभय मसनोयोग, अनुभय 
मंनोयोग, इस प्रकार मनोयोगके चार भेद हैं। सत्यवचनयोग, असत्य 
वचनयोंग, उभयवचनयोग, अनुभयवचन योग, इस प्रकार वचनयोगकि 
चार भेद है। और ओदारिककाययोग, ओऔदारिकमिश्रकाययोग 
वेक्रियिककाययोग, वेक्रिग्रिकमिश्रकाययोग, आहारककाययोग, आहारक- 


मिश्रकाययोग ओर क़ार्मणकाययोग, ये काययोगके सात भेद है। सब 
मिलकर योगके पन्द्रह भेद है ॥३२॥ ह 


“ ८ आगे गुणस्थानोकी अपेक्षा आख््रवके भेदोका वर्णन करते है-- 
का ' तत्रादिसे ' गुणस्थाने. सन्त्येतान्यखिलान्यपि । 
चतुर्थान्तिीप. विद्यन्तेअविरतिप्र भ्तीनि च॑ ॥३१॥ 
प्रमादादीनि, प्रष्ठान्ते सृश्सान्तेष च धामसु । 
कषाययोगी विद्येत ,, शान्तमोहादिधामसु ॥॥३४।॥ 
योगमात्रमयोगे तु नास्ति बनन्‍्धस्य कारणम। 
'. एवं सामान्‍्यतो भेदा , हथासवस्य निरूपिताः ॥३२५॥ 
अर्थ--आख्रवके उपयुक्त भेदोमेसे प्रथम गुणस्थानमे सभी भेद हैं । 
अविरति आदि चतुर्थ गुणस्थान तक है, प्रमादादि, छठवें गुणस्थान तक 
है, सूक्ष्मसाम्पराय तक कषाय और योग दो भेद है, उपशान्तमोह आदि: 


मे योग मात्र है और 'अयोगकेवलीके बन्धका कारण सर्वथा नही हैं। इस 
प्रकार सामान्यसे आखस्रवके भेद कहे गये हैं॥।३३०३५॥ 


१८८ सम्यवत्व*चिन्तामणि: 
अब विशेषरूपसे ज्ञानावरणकर्मके आख्रव कहते हैं-- 


प्रदोषनिहवासादनो पघातान्तरायकाः | 
| # 5 
ईष्या च बोधविषये साभिप्रायं विनिरमिता ॥३६॥ 
अकालाध्ययनश्रद्धाइमावो पाध्यायशत्रुता | 
अभ्यासानवघानत्वं श्रवणानादरस्तथा ।|३७॥ 
५ 
तीथरोधो बहुज्ञखगर्वो.. मिथ्योपदेशनम्‌ । 
विदुषाइ्च तिरस्कारः गअलापोत्मत्रभाषणे ॥३८॥ 
लोकोत्तरश्व पाण्डित्यमात्मपक्षपरिग्रहे । 
आत्मपक्षपरित्यागाबद्ध शास्त्रस्य विक्रिया ॥३९॥ 
(0 
साध्यपूवंकबोधाधिगमग्राणातिपातने । 
इत्यादयइंच विज्ञेया आख्वा बोधवेरिणः ॥४०॥ 
अर्थ--ज्ञानके विषयमे किये गये प्रदोष, निक्ृव, आसादन, उपघात, 
अन्तराय, अभिप्रायपुर्वक की गई ईर्ष्या, अकाल अध्ययन, श्रद्धाका अभाव, 
गुरुजनोंके साथ छात्रुता, अभ्यास करनेमे असावधानी, श्ञास्त्रश्नवणमें 
अनादर, धर्मप्रवृत्तियोमे वाधा, अपनी बहुज्ञताका अहकार, मिथ्या उप- 
देश, ज्ञानीजनोका तिरस्कार, निष्प्रयोजन बकवास, शास्त्रविरुद्धभाषण, 
अपना पक्ष समर्थन करनेसे अत्यधिक पाण्डित्य, अपना मिथ्यापक्ष छोडने- 
में अतत्परता, शास्त्रोका खराब करना अथवा शास्त्रविक्रय--शास्त्रोको 
बेचना, किसी खास वस्तुकी सिद्धिका अभिप्राय रखकर कोई बात 
बताना और ज्ञानप्राप्तिके उद्देश्यसे प्राणातिपात-जीवघात करना इत्यादि 
कार्य ज्ञानावरण कमंके आखत्रव जानना चाहिये ॥३६-४०॥ 


आगे दर्शनावरण कमके आख््रव बतलातै हैं-- 

दर्शने निह्ववासादनोपघातान्तरायकाः | 
प्रदोषो हथनुम्नया च लोचनोत्पाटनं तथा ॥४१॥ 
इन्द्रियप्रत्यनीकत्वमायतं॑ शयनं पुन । 
दिवास्वापस्तथालस्यं नास्तिक्यस्थ परिग्रह ॥४२॥ 
स्वदृष्टेगी रव॒ सम्यर्दृष्ठेः सदृषण् तथा | 
कुतीर्थानां अ्रशसा च ग्राणानां व्यपरोपणम्‌ ॥४३॥ 


षष्ठो मयूख: १८५ 


जुगुप्पा साधुसंघस्येत्याययों. दशनावृते. । 

आखवा गदिता: . सम्यम्शानरत्नाकरेजिनें! ॥9४॥ 

अर्थ--दर्शनके विषयमे किये गये, निक्वव, आसादन, उपघात, 
अन्तराय, प्रदोष, अनुसूया, नेत्नोका उत्पाटन, इस्क्रियोकी शत्रुता-ताश, 
दीघंकाल तक शयन, दितमे सोना, आलस्य, नास्तिकताकों स्वीकृत 
करना, अपनी हृष्टिका गवे करता, सम्यग्दृष्टिको दूषण छूगाना, मिथ्या 
धर्मोकी प्रशसा करना, प्राणाघात और साधुसमूहकी निन्‍दा करना 
इत्यादि कार्य, सम्यग्ज्ञानके सागर जिनेन्द्र भगवानूने दर्शनावरणकमके 
आखव कहे है ॥४१-४४॥ 

आगे भसदेेद्यके आस््रव कहते है-- 

दुःखं शोको वघस्तापः ऋन्‍दन परिदेवनम्‌ । 

आत्मेवरोभयस्थानं.. प्रयोगोश्ह्मशुभस्य व ॥४५॥ 

परनिन्दातिपेशुन्याजुकम्पाविरहा: पुनः | 

परेषां परितापइच तदब्ोंपाज्सन्ततेः ॥४६॥ 

छेदनं॑ भेदनं किश्व॒ ताडनं त्रासन तथा | 

तर्जन भर्सनं तक्षणं विशंसनवन्धनम्र्‌ ॥9७॥।. 

रोधनं मदन चापि दमन वाहन तथा। 

हेपणे.. इंडनं कायरीष्ष्यश्वात्मप्रशंसनम्‌ ॥४८।॥ 

संक्लेशस्य सम्ृत्पादों विदया सत्त्वघातनम्‌ । 

महारम्मों महाग्रन्थो विस्रम्भस्योपधातता ॥४९॥ 

मायाविशीलतापापजीवित्वानथदण्डनम््‌ । 

विपस्यथ॒ मिश्रणं.. पाशपञ्जरोपायसजनम्‌ ॥।५०॥। 

तथाचलाभियोगश्वेत्याययोी हइवि विश्वुता: | 

शेया अशुभवेद्यस्य ह्याखवा बहुदुःखका ॥५१॥ 

अथ--निज और परके विषयमे किये गये दु.ख, शोक, बध, ताप, 
क्रन्दत, परिदेवन, अशुभप्रयोग, परन्तिन्दा, अतिपेशुन्य, अलुकम्पाका 
अभाव, दूसरोको सन्ताप उत्पन्त करना, उनके अज्भोपाड्रोका छेंदना 
भेदता, ताडना, त्रास करना, तजंना, तिरस्कृत करना, छोलना, घात 


१९० सम्यक्त्व-चिन्तामणि* 


करना, बन्धचन करना, रोकना, मर्दन करना, दमन करना, वाहन करना, 
लज्जित करना, भनादुृत करना, शरीरको रुक्ष करना, अपनी प्रशसा, 
सकक्‍लेद्की उत्पत्ति, नि्दंयता, जीवधात, बढे-बरडे आरम्भ, अत्यधिक 
परिग्रह, विश्वासघात, मायाचारी, पापपूर्ण व्यापार, अनथर्थंदण्ड, विष 
मिलाना, जाल तथा पिंजडा आदिके उपाय वृत्ताना और उपयोगकी 
चपलता आदि जगत्‌ प्रसिद्ध, बहुदु खदायक असद्देश्यके आख्रव जानना 
चाहिये ४४-५१॥ 


आगे सद्देश्के आखव दिखाते हैं-- 
भूतव्रत्यनुकम्पा च दान वे रागिसंयमः | 
सयमासंयमो5कामनिजरा बालसंयमः ॥५२॥ 
एपां योगरतथा क्षान्तिः शौच इृद्धतपस्विनाम्‌ । 
वैयावृत्य नमस्या च भूरिमक्तिभृताह्वताम्‌ ॥५३॥ 
_ आर्जवो. विनयश्चेत्यादयः . सद्ेद्यकर्मणः 
आख्वा गुरुभि्गीता भवसोख्यनिवन्धनाः ॥५४॥ 


अथ--संसा रके समस्त प्राणी तथा ब्रती जनोंपर अनुकम्पा, दान, 
सरागसयम, सयमासयम, अकामनिजरा, बालूसयम (बालतप) इन 
सबका योग तथा क्षान्ति, शौच, वुद्ध तपस्वियोकी सेवा, मरह॒न्तोकी 
भक्तिपूर्ण पूजा, आजंब और विनय इत्यादि सद्देथके आज्रव, गुरुजनोने 
कहे हैं। ये आस्रव सासारिक सुखको प्राप्त करानेवाले हैं ॥५२-५४॥ 


अब दरशंतमोहके आख्रव कहते हैं-- 


सनम, 


केवलिशतसद्धानां धर्मनाकनिवासिनाम्‌ । 
अवर्णयाद इत्युक्शा. दशनमोहनाखवाः ॥५७॥ 
अन्तःकालुष्यदोषेण धसड्भ,तमलस्य च । 


उद्धावन भवेद्वक्रोइ्व्णवादः : खलग्नियः ॥५६॥ 


अर्थ--केवली, श्रुत, सद्भ, धर्म और देव, इनका अवणंचबाद करना 
दर्शनमोहके आखब हैं ॥५५॥ अन्तरज्ज्की कलुषताके कारण दूसरेके 
अविद्यमान दोषको प्रकट करना अवर्णवाद है। यह अवर्णवाद, कु्िल 
तथा दुष्टजनोकों प्रिय होता है ॥५६॥ 


पृष्ठ मयूख:" १९१" 
आगे कषायवेदनीयके आख्रव कहते हैं--- 


लोकाजुग्रहतन्त्राणां.. सच्छद्धाभावितात्मनाम्‌ । 
तपरिविनां विनिन्‍्दा च धमंविध्वसनं तथा ॥५७॥ 
एकदेशबरताधारशीलादिशुणशालिनाय्‌ | 
व्रतात्मच्यावनं मद्यमा्ंभाक्षिक मोचिनाम ॥५८।॥| 
मनोविश्रमकारित्व वत्तसंदूषणं '. तथा। 
संक्लिष्टलिड्रेवत्तादिधारणं स्वपरात्मनाम ॥५९॥ 
कपायोत्पादनं चेते  संसारारण्यवारिदाः | 
कपायवेदनीयस्य ह्याल्वा विनिरुषिताः ॥६०॥ 


अर्थ--लोकोपका रसे तत्पर तथा समोचीन श्रद्धासे युक्त तपस्वियोकी 
निन्‍्दा करना, धर्मका विध्वस करना, एकदेदन्नतके घारक तथा शीलादि 
गुणोसे सुशोभित पुरुषोको ब्रतसे च्युत करता, मद्य मास मधुके त्यागी 
पुरुषोके मनमे व्यामोह उत्पन्त करना, चारित्रमे दूषण लगाना, सक्लेशको 
बढाने वाला वेष तथा कुचारित्रको घारण करना, और निज तथा परको 
कषाय उत्पस्त करना, ये सब ससार रूपी वनको हरांभरा रखनेके लिये 
मेघ स्वरूप, कषायवेदनीयके आासत्रव कहे गये हैं ॥५७-६०॥ 


अब अकषायवेदनोयके आासत्रव कहते है-- 


उत्प्रहमसोध्थ दीनानामभिहासित्वसंयुतः । 
मारोपहसनं .. भूरिप्रलापश्चापह्मसिता ॥|६१॥ 
इति प्ररुपिता हास्य-वेदनीयस्य चास्रवाः | 
विचित्रक्रीडनोद्योग/ः  परावजनशीलता ।॥॥६२५॥ 
रत्याख्यवेदनीयस्थ हेतवो . जिनदशिताः 
परेषामरतिपग्रादुर्भावन -. रतिनाशनस्‌ ॥६३॥ 
पापात्मजनससर्ग! पापकायंग्रव्तनस । 
प्रोत्साहों. दुष्टकार्याणमकायकरणे रति ॥६४॥ 
अरतेनोकषायरय. - हेतवो भवददेतवः | 


स्वकीयमोदसंगवे. - * परदुःखविधायनम्‌ ॥ ६५॥ 


श्श्र सम्पवत्य-भिन्तागणि, 


परशोके समानन्दः शोकमोहस्य कारणम। 
आत्मनोी हि. भयावेशः परस्य भयद्वेतुता ॥६4॥ 
भयमोहस्थ मूलानि भापितानि भहर्पिमि | 
रुजादिक्लिन्नजीवानां. जुगुप्सागढणादयः ॥६७॥ 
जुगुप्सावेदनीयस्यथ छ्वाम्रवा।. सप्रुदीरितः । 
प्रवुष्टक्रोघमावस्य परिणामोइतिमानिता ॥६८॥ 
ईप्यव्यापारमिथ्यामिधायिता. बहुमामिता | 
परस्त्रीसफूसंप्री ति्वामाभावानुरूपिता ॥६९॥ 
भूरिरागइथ. विज्रेया वामावेदस्प हेतवः | 
ऋचजु् चान्पकोपिलमनहंकारबुत्तिता ||७०॥ 
अलोभत्वाडु नासडुमन्दरागसुशीलताः | 
अनी प्यिस्व॑ पहुस्नानगन्धमालाधुपेक्षिता ॥७१॥ 
एते.. ध्ंतादृशब्चान्ये.. मारव्यथनदेतवः । 
पुवेदवेदनीयस्य दतवों मुनिभाषिताः ॥७२॥ 
प्रचुरक्तीधमानाथा मुहयेन्द्रियविधातनम्‌ | 
परस्त्रीर तिनेपुण्यं तीव्रानाचारयुक्तता ॥७३॥ 
इत्याद्याः. फ्लीववेदस्प हेतवोइ्मिहिता जिने; | 
इत्यं घारित्रमोहस्य हथाख्रवा विनिरूपिता ॥७४॥ 
अर्थ--दीन मनुष्योकी हँसी उडाना, निरन्तर हास्यसे संयुक्त रहना, 
कामको उत्तेजित करनेवाले हास्य वचन बोलना, अत्यधिक बकवास 
करना, और दु ख-दायक हँसी करना, ये सब हास्यवेदनीयके आलव हैं। 
ताना प्रकारकी विचित्र फ्रीडाओमें तत्पर रहना तथा दूसरोको 8५ 
और आक्ृष्ठ करनेका स्वभाव होना, रतिनोकपायके भासखव जिर्नेस 
भगवानने कहे हैं। दूसरोको अप्रीति उत्पन्न करना, उनकी प्रीत्तिको नष्ट 
करना, पापी जनोका ससर्ग करना, पापकार्योमे प्रवृत्ति करना, दुष्ट कार्य 
करने चालोको प्रोत्साहित करना, और न करने योग्य कार्यांमें प्रीति 


रखना, अरतिनोकपायके हेतु हैं। ये सब हेतु ससारके कारण हैं। अपने 
हषका गवें करना, दूसरोको दुख उत्पन्त करना, और परके शोकमे 


षष्ठो मयूख: १५३ 


आनन्द मानना, शोकवेदनीयके आख्रव हैं। स्वयं अपने आपको भयभीत 
रखता तथा दूसरोको भय उत्पन्न करना, भयनोकषायके कारण मह्॒षियो- 
के द्वारा कहे गये हैं। रोग आदिसे पीडित जीवोपर ग्लानि तथा उनकी 
निन्‍्दा आदि करना, जुगुप्सावेदनीयके आखव कहे गये है। तीत्र-क्रोधका 
भाव रखना, अत्यधिक मान करता, ईर्ष्यापूर्ण काये करना, मिथ्या भाषण 
करना, बहुत मायाचार करना, परस्त्रीके समागममे प्रीति करना, स्त्रियों 
के समान हावभाव करना, और अत्यधिक राग करना, स्त्रीवेदके कारण 
है। मन, वचन, कायकी सरलता होना, अल्प क्रोध होना, अहंकार नही 
करता, लोभ नहीं करना, स्त्रीसमागममे मन्‍्द रागका होचा, ईर्ष्यालु 
नही होना, अधिक स्नान, गन्ध तथा माला आदिमे उपेक्षाभाव होना, 
ये तथा इनके समान कामपीडाके कारणभूत अन्य कार्य पुवेद नोकषाय- 
के कारण सुनियोके द्वारा कहे गये है। अधिक क्रोध तथा मान आदि 
करना, गुहोन्द्रियका विधात करना, परस्त्रीके साथ रति करनेमे निपुणता 
होना, और तीत्र अनाचारसे युक्त होना इत्यादि नपुसकवेदके 


आखव जिनेन्द्र भगवान॒के द्वारा कहे गये हैं। इस प्रकार चारित्रमोहके 
आखव कहे गये ॥६१-७४॥ 


अब नरकाझुके आखव कहते है-- 
मिथ्यादश नसंश्लिष्टाचारतो ₹कृष्टमानता | 


शेलभेदनिभः क्रोंधस्तीव्र लोभानुरागिता ॥७५॥ 
द्दैन्यं परस्यथ संतापबधवन्धनभावना । 
अजसर जीवसंघातपरिणामप्रवरतनम्‌ ॥७६॥ 
अलीकवचनालाप; परस्वहरणं तथा । 
अन्यकान्तारतिस्तीवमूच्छा... स्वच्छन्दचारिता ॥७७॥ 
निरलुग्रहशीलत्व बहारम्भपरिग्रह। | 
कृष्णलेश्यासिसजातरोद्र ध्यानाभिपज्लिता ॥७८॥ 
मृत्युवेलानशसत्व साधुसिद्धान्तभेदनम्‌ । 


नारकस्यायुप प्रोक्ता इति बलेशग्रदाखवा; ॥७९॥ 
अर्थ--मिथ्यावर्शान सहित आचारका परिपालन करना, उत्कृष्ट मान 
रखना, शेलभेदके ससाव क्रोधका होना, तीत्नलोभमे अनुराग रखना, 


दीनता करना, दूसरेके सत्ताप, त्रध और बन्धनकी भावना रखना, निरन्तर 
१३ 


१९४ सम्यवत्व-चिन्तामणि. 


जीवघातके परिणाम करना, असत्य वचन बोलना, परधन हरण करना, 
परस्त्रीके साथ रति करना, तीक्रमूर्च्छा, स्वच्छन्द प्रवृत्ति, स्वभावसे किसी 
का उपकार नही करना, ब्रहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह रखना, क्ृष्ण- 
लेश्यामे होने वाले रौद्र ध्यानमे लीन रहना, मृत्युके समय क्रूरपरिणाम 
होना, भौर उत्तम-निर्दोष झ्ास्त्रका खण्डन करना, ये सब, नरकायुके 
क्लेशदायक आख्रव हैँ मर्थात्‌ उपयुंक्त कारणोसे नरकायुका बन्ध होता 
है ॥७५-७९॥ 


भागे तियंगायुके आखत्रव कहते है-- 
मायामिथ्यात्वसंयुक्तकुधमंस्थातिदेशना | 
अनल्पारम्भसड्भत्व मुग्धभानववश्थ नम्‌ ॥८०॥ 


कूटकर्ममही मेदनिभरोपाग्निदग्धता | 
निःशीलतातिसन्धाने. पहुत्व॑ सन्धिमेदनस्‌ ॥८ १॥ 
अनर्थेद्भावनं वर्णवैपरीत्यविकाशनम्‌ । 
जाते! कुलर्य शीलस्य गवः पूज्यव्यतिक्रमः ॥८२॥ 
सहधमंबविसंवादी मिथ्याजीवित्वमेव * च। 


सद्गुणव्यपलापश्चासद्मुणस्थापनं तथा ॥<८३॥ 
छः ५ [8] 

नीलकापोतलेद्यामिजातात ध्यानद्‌ पितस्‌ । 

भरणं चेति विजेयास्तियगायुष आख्रव' ॥८४॥ 


अथ--माया और मिथ्यात्वसे सहित कुधमंका अधिक उपदेश देना, 
बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहका होना, भोले मनुष्योको ठगना, कूंट- 
कर्म अर्थात्‌ कपटपूर्ण कार्य करना, पृथिवीभेदके समान क्रोधाग्निसे दच्ध 
रहना, शीलका अभाव, अधिक ठगनेमे निपुणता, सन्धिको तोडता, अर्थ- 
का अनर्थ करता--विपरीत अर्थ प्रकट करना, किसी वस्तुके वर्ण बदल 
कर नकलीको असलीका रूप देना, जाति, कुल और शीलका गव॑ करना, 
पूज्यपुरुषोका अपमान करना, सह॒वर्मा बन्धुओसे विसवाद करना, मिथ्या 
कर्सि जीविका करना, दूसरेके विद्यमान गुणोको मेटना और अपने 
अविद्यमान गुणोको स्थापित करना, तथा नील और कापोत लेश्यामे 
होने वाले आत्तंध्यानसे मरणका दूषित होना ये, सब तिय॑ञ्च आयुके 
आख्रव जानना चाहिये ॥८०-८४॥ 


षष्ठो मयख' १९५ 
अब मनृष्यायुके आखस्रव कहते है-- 
प्रकृपा मद्रता नम्रशीलता खसदुता तथा। 


सुखप्रज्ञापनी यत्वमाजवोचितमानसम् ॥८५॥ 
वालुकाराजिसदृक्षकोपस्तथ्यगवेषिता | 
प्रमुणव्य वहारश्च तुच्छारम्भपरिग्रह ॥॥८६॥ 
सतोषाभिरतिः प्राण्युपघाताहिरति. पुन । 
दृष्टकम निवृत्तत्व॑ स्वागताब्रभिभाषणम ॥८७॥ 
अमौखय निसर्गेण माधु्य लछोकर|ञ्जनस । 
औदासीन्यमनीष्यित्वमल्पसंक्लेशशालिता ॥८4॥ 
अतिथेः . सविभागश्च ग़ुरुदेबतपूजनम्‌ । 
कपोतपीतलेश्याजधम्प ध्यानसुसंगतम्‌ ॥८९॥ 


मरणं चेति विशेया मालुपोत्पत्तिहेतवः । 


अथ--स्वभावसे भद्गरपरिणामी होता, नम्न स्वभावी होना, कोमल 


परिणामी होना, सुखसे समझाये जानेको योग्यता, मनका आजंव, धम्मसे 
युक्त होना, धूलिरेखाके समान क्रोधका होना, सत्यका अन्वेषी होना, 
सरल व्यवहार वाला होना, अल्प आरम्भ और अल्प परिग्रहका होना, 
सतोपमे प्रीति रखना, प्राणिहिसासे विरत रहना, खोटे कार्येसि दूर रहना, 
स्वागत्त' आादि शब्दोके द्वारा वार्तालाप करता, कम बोलना, स्वभावसे 
मधुरता तथा लोकोको अनुरश्जित करना, उदासीनता, ईर्ष्याका अभाव, 
अल्प सबलेशसे युक्‍त होना, अतिधिको दान देना, गुरु और देवकी पूजा 
करना, त्तथा कापोत और पीत लेश्यामे उत्पन्न होनेवाले धम्यंध्यानके 
साथ मरण होना, ये मनुष्यायुक्रे आखव हैँ ॥८५-८५॥। 


आगे देवायुके आख्रव कहते हैं-- 

सराग्रसंयमः किश्व॒ संयमासंयमोडईपि च ॥९०॥ 
अकामनिजेंरा बालतपांसि... स्वग्दितवः । 
इतशीलब्रतत्व च सम्पक्त्व॑ चापि नाकिनाम ॥९१॥ 
आयुष: कारण प्रोक्त तन्बविद्धिमंहपिमिः | 


१९६ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


अथे--सरागसयम, सयमासयम, अकामनिजंरा, और वालुत्तप ये 
देवायुके कारण हैं । इनके सिवाय नि शीलब्रतत्व ओर सम्यक्‍त्व भी देवायु 
के कारण तत्त्वज्ञ महषियोके द्वारा कहे गये हैं। ९०-९१॥ 
दवांका 
नन्त॒ सम्यक्त्मस्तीदमात्मनः प्रम्मखो गुण: ॥९२॥ 
नेष्कम्यंहेतुतापन्नः शिवग्रासादपद्धतिः । 
कथ्थ संसारहेतुत्वमिह. तस्यापि युज्यते ॥९३॥ 
ध्वान्तारिध्वान्तकर्ता स्यादहो तच्वविडम्बना । 
प्रन्‍्त--कोई प्रश्न करता है कि यह सम्यक्त्व तो आत्माका प्रमुख गुण 
है, कर्मरहित अवस्थाकी प्राप्तिका कारण है तथा मोक्षमहलका मार्ग 
है फिर वह ससारका कारण कैसे हो सकता है ? अन्धकारका शजत्रु-सूयं, 
अन्धका रका करनेवाला हो, यह तत्त्वकी विडम्बना है ॥९२-९३॥ 
समाधान 
सत्यं, सम्यक्ववकाले यो रागांशो व्तते नुणाम्‌ ॥९४॥ 
स एवं देवहेतुः स्यात्सम्यक्त्व॑ तृपचारतः । 
पर दी ४ | 
मुख्याभावे च सत्यर्थे ' ल्यूपचारः ग्रवतते ॥९५॥ 
येनांशेनास्य सद्दृष्टिस्तेनांशेनास्यथ. वन्‍्धनस्‌। 
जायते जातुचिस्नेब जगत्यामपि कस्यचित्‌ ॥९६॥ 
येनांशेनास्यथ रागांगस्तेनांशेनास्थ. बन्धनस्‌ । 
जायते सतत पुंसामत्र का न्ु॒ विडम्बना ॥९७॥ 
अर्थ--प्रइतत ठीक है, परन्तु सम्यक्त्वके कालमे मनुष्योंके जो रागाश 
होता है वही देवायुका आख्रव है, सम्यक्त्व तो उपचारसे देवायुका कारण 
कहा जाता है, क्योकि मुख्यके अभावमे प्रयोजन रहते हुए उपचार प्रवर्तता 
है । जिस अशसे इस जीवके सम्पक्त्व है उस अशसे कभी बन्ध नही होता 
परन्तु जिस अशसे रागाश होता है उस अशसे निरन्तर पुरुषोके बन्ध 
होता है, इसमे तत्त्वकी क्या विडम्बना है ? अर्थात्‌ कोई नही । 
भावाथं--किन्ही किन्‍्ही आचायोने जघन्य रत्वत्रयको वन्धका 
कारण कहा है परन्तु वेसा कहनेमें उनकी यही विवक्षा है कि जघन्य 
रत्नत्यके कालमे जो रागाश होता है वही बन्धका फारण है, रत्वन्रय 


पष्ठो मयूखः १९७ 


नही । जिस प्रकार गर्म घीसे जल जानेके कारण कहा जाता है कि यह 
घीसे जल गया परन्तु परमार्थसे घी जलनेका कारण नही है घीके साथ 
सयुक्त अग्नि ही जलनेका कारण है। मात्र साहचर्य सम्बन्धसे घीको जलने 
का कारण कहा जाता है उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिये। बच्चके 
कारण तो योग और कषाय है। जघन्य रत्तत्रय न योग रूप है और न 
कषायरूप, फिर इससे बन्ध कैसे हो सकता है ? प्रपदार्थसे भिन्‍त आत्म- 
तत्त्वकी श्रद्धा होना सम्यकत्व है। परपदार्थसे भिन्‍न ज्ञायकस्वभाव 
आत्माका ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान है और आत्मस्वरूपमे स्थिर रहना 
, सम्यक्‌-चारित्र है। इनमे बन्धका कारण है ही क्या ? ।॥९४-९७॥ 
आगे अशुभनामकर्मके आख्रव बताते है--- 
विसवादस्तथा  योगत्रयाणा कापि वक्रता | 
मिथ्यादशनपेशुन्यचलूचित्तस्वभावता: ॥९८॥ 
कूटमानतुलादीनां. साधनानां. बविनिर्भितिः । 
सुवर्णणणिरत्नानामनुकारो दुराशया ॥९९॥ 
मिथ्यासाध्ष्यप्रदायित्व॑ं यन्त्रपञ्जरसज नम्‌ । 
वर्णगन्धरसस्पर्शान्यथाभावनमेव च्‌॥१००।। 
वस्तुष्वितरवस्तूनां सम्बन्धी. बहुमायिता । 
अन्यनिन्दा यशोगानमात्मनोष्नु तभाषणम्‌ ॥१०१॥ 
परवित्तापहारश्च महारम्मपरिग्रहहः । 
उज्ज्वल्वेषरुपाणां. मद: ककशकीतेनम्‌ ॥१०२॥ 
मौखर्याक्रोशसौभाग्योपयोगा भूषणादर' । 
वशीकारप्र योगरच परकोतुकनिर्मितिः ॥|१०३॥ 
मन्दिरसाल्यघधृपादिसोषणं. च. विडम्बनस्‌ । 
उपहासेष्टिकापाकदावपावकयो जनस्‌ ॥१०४॥ 
प्रतिमायतनादीनां विनाशेष्वभियोगिता । 
क्रोधाहंकारमायित्व. लोभिता पापकर्मसि; (१०५॥ 
जीविकाया विधानं चेत्यसतो नामकर्मणः | 
कारणानि समुक्तानि जिनचन्द्रमसा किलर ॥१०६॥ 


१९८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


अर्थ--सहधर्मा बन्चुओसे कलह करना, तीनों योगोकी. कोई 
अनिरवेचन्तीय कुटिलता, मिथ्यादर्शन, चुगलखोरी, चित्तको चञ्न्यल्ताका 
स्वभाव होना, कमती-बढती मानोन्मान तथा तराजू आदि साथनोका 
निर्माण करना, ठगनेकी आशासे सुवर्ण, मणि तथा रत्नोका कृत्रिम रूप 
बनाना, झूठो गवाही देना, यन्त्र तथा पिझ्जरोका बनाना, वर्ण गन्ध रस 
तथा स्पष्शंका परिवर्तत करना, अन्य वस्तुओमे अन्य वस्तुओका मिलाना, 
अधिक मायाचारी करना, दूसरेकी निन्‍दा करता, अपना यणोगान करना, 
मिथ्या भाषण करना, दूसरेके धनका अपहरण करना, अत्यधिक आरभ 
वाले परिग्रहका रखना, अपने उज्ज्वल वेप तथा रूपका गव॑ करना, कठोर 
वचन बोलना, बकवास करना, गाली आदि कुबचन बोलना, अपने 
सौभाग्यका प्रकाशन करना, आभूषण घारण करनेमे आदर रखना, 
वशीकरण मन्त्रका प्रयोग करना, दुरारोको कोतूहल उत्पन्त करना, मदिर 
को माला तथा धूप आदि सामग्रीका चुराना, किसीकी मकर करना, 
हँसी उडाना, ईंट पकानेका भट्टा लगवाना, वनमे आग लगाना, प्रतिमाओ 
के आयतन--मन्दिरोके नष्ट करनेमे तत्पर रहना, क्रोध, भहकार और 
ओर मायाचारी करना, तीज लोभ करना और पापकार्योसे आजी- 
विका करता, ये सब अशुभ नामकर्मके आख्रव जिनेन्द्रचन्द्रने कहे 
हैं ॥९८-१०६॥ 
आगे शुभनामकर्मके आसत्रव कहते हैं-- 
ऋजुयोगोडविसवादो घार्मिकाणां विलोकनस | 
संभ्रममः शुभभावानां धारण भवभीरुता ॥१०७॥ 
प्रमाववर्जन चेति. शुभनामास्रवा सता। । 
मवेद्रेपां प्रभावेण गतिजात्यादिसौष्ठवस्‌ ॥१०८॥ 
अथे--योगोकी सरलता, करूहका अभाव, धामिक जनोका आदर 
पूर्वक साक्षात्कार करना, उनके प्रति हर्ष प्रकट करना, अच्छे भावोका 
धारण करना, ससारसे भयभीत रहना ओर प्रमादका छोडना ये सब 
शुभनामकर्मंके आसत्रव माने गये है। जिनके प्रभावसे उत्तम गति तथा 
जाति आदिकी प्राप्ति होती है ॥[०७-६१०८॥ 
भागे तीर्थंकर प्रकृतिके आख्रव कहते हैं-- 
अथ॒ वच्मि महापुण्यतीरथकृत्कमंकारणम्‌ । 
दृष्टिशुद्धि विनीतत्व व्रतशीलाव्यतिक्रमः ॥१०९॥ 


षष्ठो मयूख १९९ 


नित्य. ज्ञानोपयोगइच संवेगः शक्तितस्तषः । 
त्याग: साधुसमाधिर्ववेयाबृतत्यविनिर्मितिः ||११०॥ 

अहंदाचार्य॑विज्ेपू. भक्तिः प्रवचनेषु च। 

(0 

आवश्यकाक्षति सम्यग्‌ जैनध्मग्रभावना। ॥१११॥ 

सघमंवत्सलत्व॑ चेत्येताः पोडश भावनाः । 
व्यस्ता वाथ समस्ता वा तीथकृन्नामकर्मण. ॥११२॥ 

छद्मस्थाचिन्त्यमाहात्म्यवरवेभवकारिणः | 
आखवा सुनिभ्चिर्गीताी लोकाभ्युदयसाधका! ॥११३॥ 
अर्थ--दर्शनविशुद्धि, विनयसम्पन्तता, शीलब्नतानतिचार, नित्य 
ज्ञानोपयोग, सवेग, शक्तितस्तप, शक्तितस्त्याग, साधुसमाधि, वेयावृत्य, 
अहँद्भक्ति, भाचाय॑भक्ति, विज्ञ -बहुश्नुतभक्ति, प्रवचन-भक्ति, आव- 
इयकापरिहाणि, मार्गफ्रभावना और सघधर्म-वात्सल्य, ये सोलह भावनाएँ 
पृथक्‌ पृथक्‌ अथवा सब मिलकर छल्यस्थ जीवोके द्वारा अचिन्तनीय 
माहात्म्यसे युक्त उत्कृष्ट वेभवकों करनेवाले तीर्थंकर नामकर्मके आखव 


मुनियोके द्वारा कहे गये हैं। ये भावनाएं सासारिक अभ्युदयको प्राप्त 
कराने वाली हैं ॥॥(०९-११३॥ 


आगे नीचगोत्रकर्सके आखत्रव कहते है-- 
जातेः कुलस्य रूपस्थ बलवित्ततपस्तते : । 
श्रुतप्रभावयोश्चापि मदीउन्येपामनादरः ॥११४॥ 
उत्प्रहासोध्यशोगानं. धार्मिकजननिन्दनस । 
परकीर्तेवि' ८४5 गत 
विलोपशच निजासत्कीतिकीतंनम्‌ ॥११५॥ 
गुरूणां च परीभावों दुषणख्यापनं तथा । 
विहेडनावमाने च भत्सन गुणसादनम्‌ ॥११६॥ 


अज्जलिस्तुतिसंत्यागीष्नमिवादन मे व प्च| 

अन्यदीयगुणद्वेषो निजतुच्छगुणादरः ॥११७॥ 
नि 6 हा. 

तुतीथनाथाक्षेपद्चेत्यादयः पुनः । 


आलवा सुनििर्गीता नीचेंगत्रिस्य कमंणः ॥११८॥ 
अथ--जात्ति, कुल, रूप, बल, धत्त, तप, ज्ञान और प्रभावका मद 
करना, दूंसरोका अनादर, उपहास, अकीतिगान, धामिकजनोकी निन्‍दा, 


२०० सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


दूसरेकी कीतिका लोप, अपनी असत्कीतिका कथन, गुरुओका पराभव, दोप- 
कथन, अनादर, अपमान, भर्त्सन, गुणीका नाश, अज्जलिबन्धन तथा 
स्तुतिका त्याग, नमस्कारका अभाव, दूसरोके गुणोसे हेप, अपने तृच्छ 
गुणोका आदर और तीर्थंकर आदिकी अकारण निन्‍्दा, इत्गादि नीचगोत्र 
करके आख्रव मुनियोके द्वारा कहे गये हैं ॥११४-११८॥ 
आगे उच्चगोतन्रकर्मके भासत्रव कहते हैं-- 
नातिरूपकुलश्ञानतपोयेभवशालिनः । 
त्त्मो (5 रित्य 5 0 
आत्मोत्कपपरित्याम परनिन्दादिवजनम्‌ ॥११९॥ 
धमत्मिनां सुसत्कारो बन्दना प्रणतिस्तथा | 
पी प 5 ४५ 
लोकोत्तरगुणेयुक्तस्याप्यनुत्सिक्तचृत्तिता ॥१२०॥ 
अहकारात्ययो नीचैबू त्तिता सदयात्मता । 
ब्घए५ 
वह भंस्मावृतस्येथ... निजमाहात्म्यगोपनम्‌ ॥१२१७ 
धर्मसाधनवुन्देपु परमः संभ्रमस्तथा । 
इस्येते द्यालवाः  ग्रोक्‍्ता उच्चेगेत्रिस्प कमण। ॥१२२॥ 
अथं--जाति रूप कुल ज्ञान तप तथा धन सम्पदासे सुशोभित होनेपर 
भी अपने आपके उत्कपंका परित्याग करना, दूसरेकी निन्‍्दा आदिको 
छोडना, धर्मात्माओका उत्तम सत्कार करना, उन्हे वन्दना तथा प्रणाम 
करता, लोकोत्तर गुणोसे युक्त होनेपर भी नम्रवृत्ति धारण करता, 
अहकार नही करना, विनयसे रहना, दयालू होना, भस्मसे छिपी हुए 
अग्निके समान अपने माहात्म्यको छिपा कर रखना और धर्मात्माओके 
समूहमे परम हषंभाव प्रकट करना, ये सब उच्चगोत्रकर्मके आज्नव कहे 
गये हूँ ॥११०-१२२॥ 
आगे अन्तरायकर्मक आखत्रव कहते है-- 
बोधरोधः सुसत्कारोपघातो दानरामयो! । 
गये विनि 0 
भोगोपभोगवीर्यय विध्नौघस्य मिति। ॥१२३॥ 
उत्तमाचारसम्पन्न गुरुचेत्यतपस्विनाम्‌ ] 
नमस्योपद्रवी दीनानाथवस्तुविराधनम्‌ ॥१२४॥ 
परेषां बन्धन रोधों गुहथाडु स्य विमेदनम्‌ | 
नासिकाचमकणौ ष्ठपिच्छानां. कर्तेनादिकम्‌ ॥१२५। 


षष्ठो मयूख २०१ 


(0 
विस्मयो भवसम्पत्ती याचनात्यागवजजनम्‌ | 
0७५ 
देवद्रव्यपरिग्राहो धर्मतीथ विनाशनम्‌ ॥॥१२६॥ 
नि्दोषिवस्तुसंत्याग' परवीर्यापह्ारणम्‌ । 
45 [॥०.] 45 [80.. े 
निरूपिता जिनेरेते हयासत्रवा विघ्नकर्मण। ॥१२७।॥ 
अर्थ--दूसरेके ज्ञानमे बाधा करना, सत्कारका विनाश करता, दान 
लाभ भोग उपभोग और वीय॑मे विध्नसमूहका उत्पन्त करना, उत्तम 
आचारसे सहित गुरु त्तपस्वी तथा प्रतिमाकी पूजामे विष्त डालना, दीन 
तथा अनाथ लोगोकी वस्तुओकी विराधना करना, दुसरोको बन्धनमे 
डालना, किसी स्थानमे उन्हे रोकना, गुह्य अद्भोका भेदतत करना, नाक, 
त्वचा, कान, ओठ तथा पूछका काटना आदि, सासारिक सम्पत्तिमे 
आइचरय॑ करता, याचना त्यागको छोडना अर्थात्‌ याचना करना, देव- 
द्रव्यको हडपना, धर्मतीथेंका विनाश करना, निर्दोष वस्तुओका त्याग 
करना और दूसरोके वीयंका विधात करना, ये सब अन्तरायकर्मके 
आख़व जिनेन्द्र भगवाचने कहे है ॥॥ १२३-१२७॥ 


. आगे सक्षेपसे शुभाख़वका कथन करते है-- 
जिनपूुजाविधानेन विधिवत्पात्रदानतः । 
गुरूणां मक्तितो नित्य शास्त्रस्वाध्यायक्मण। ॥१२८॥ 
हिंसादिपञचपापानां. देशतः. सर्वतस्तथा । 
त्यागेन जायते. पुंसामाखवः शुभकर्मणाम््‌ ॥१२९॥ 


अथं--जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेसे, विधिवत्‌ पात्रदान देनेसे, गुरुओ- 
की भक्तिसे, नित्य स्वाध्याय करनेसे तथा हिसादि पाँच पापोका एकदेश 
अथवा सवंदेश त्याग करतेसे पुरुषोके पुण्यकर्मका आख्रव होता है॥ 
१२८-१२९॥ 


आगे भिन्‍न-भिन्‍न आख्रव बतलानेकी सार्थंकता कहते हैं-- 
आयुःकर्मान्तरा पुस्ां सतत सप्तकर्मणास्‌ । 
आखवी जायते हन्त दुरन्तव्याधिकारणम्‌ ॥|१३०॥ 
क्‌थं तहिं प्रदोषादेज्ञानरोधादिहेतुता । 
विपाकबन्धवैशिष्टयकारणाब्ुज्यते हि. सा ॥१३१॥ 


२०२ सम्यवत्व-चिन्ताभणि* 


अर्थ--क्रोई प्रशन करता है कि जब प्रत्येक समय आयुकर्मको छोड- 
कर सात कर्मोका अत्यधिक दु खका -कारणभूत आख्रव हो रहा है तब 
प्रदोषादिक ज्ञानावरणादि कर्मकि आस्रव है, यह कैसे बनता हैं? इस 
प्रइनका उत्तर है कि प्रदोपादिक ज्ञानावरणादि क्रमेके अनुभागवसन्ध- 
में विदशेपताके कारण है, इसलिये सब कर्मोके शिन्‍न-भिन्‍न आख़वबोका 
वर्णन करना सार्थक है। 


भावार्थ--जव आयुकर्मका वन्‍्ध होते समय आठो कर्मोका और 
दोष समय सात कर्मोका बन्ध होता रहता है त्तव अमुक कार्य अमुक 
कर्मके बन्धमे कारण है अधवा उसका आाद्रव है, यह कथन कैसे सगत 
होता है, ऐसा प्रइ्त उठाकर उसका उत्तर दिया गया है कि जिस समय 
जिस कर्मके विशेष आख्व होते हैं उस समय उस कमंका स्थिति और 
अनुभाग बन्ध विशेष होता हैं। शेप कर्मोका साधारण होता है ॥१३०- 
१३१ ॥। 


आगे आख्रवकी हेयताका वर्णन करते हैं-- 
वशस्थ 
सरन्ध्रनोकावरपृष्ठशायिनो क 
जना ब्रुडन्त्येव यथा महास्वुधी । 
तथास्रवा5वजितचेतसो बना 
ध्रुव॑ ब्र॒डन्तीह. महाभवास्वुधो ॥१३२॥ 
उपजाति 
यथा जनानामशुमास्रवी5यं 
ससारकान्तारनिपातहेतुः | 
निरूपितो वीतमलेसुनीन्द्रे- 
स्तथास्रचोष्य॑ गदित.. शुभोडपि ॥१३३॥ 
शुम्भत्कनत्काज्चननिर्सिती5पि 
विचित्रनानामणिचित्रितोषपि. । 
ब्रृहीह पुर्सां निगडो न किं स्थाद ल्‍ 
दुःखाय लोहो. निगडा यथा वे॥१३४॥ 


षष्ठो मयूख २०३ 


ततो निरन्त॑ भवसागर ये 
जनास्तितीर्षन्ति निजोद्यमेन । 
मुब्चन्तु शीक्षं. द्विविधाखव॑ ते 
सत्याख्रवे नास्ति हितस्यथ पनन्‍्था ॥१३५॥ 


अथं--जिस प्रकार छिद्र सहित नौकाके उत्तम पृष्ठपर शयन करने 
वाले मनुष्य नियमसे समुद्रमे डूबते हैं उसी प्रकार आख्रवसे युक्त चित्त- 
वाले जीव नियमसे इस ससाररूपी महासागरसे डूबते हैं।।१३२॥ जिस 
प्रकार यह अशुभाखव प्राणियोको ससाररूपी अटवीमे पडनेका कारण है 
उप्ती प्रकार यह शुभासत्रव भी वीत्तराग मुनियोके द्वारा ससाररूपी अटवी 
मे पडनेका कारण कहा गया है ॥१३३॥ शोभायमात तथा देदीप्यमान 
सुवर्णससी निमित होकर और नाना प्रकारके मणियोस्रे चित्रित भी बेड़ी 
क्या पुरुषोंके लिये लोहकी बेडीके समान निश्चयसे दु खके लिये नही 
होती * अर्थात्‌ अवश्य होती है ॥१३४॥ इसलिये जो मनुष्य अपने उद्यम- 
से अनन्त ससारसागरकों पार करना चाहते है वे शीघ्र ही दोनो प्रकार- 
के आख्रवको छोडे, क्योकि आज्रवके रहते हुए हितका मार्ग प्राप्त नही 
होता है ॥ भावार्थ--यहाँ मोक्षप्राप्तिमे बाधक होनेसे शुभाख्रवको हेये 
कहा है परन्तु सासारिक सुख-सुविधाकी प्राप्तिमे सहायक होनेसे शुभा- 
स्रवक्े कथंचित्‌ उपादेय भी कहा है क्योकि अशुभाखवके द्वारा नरक 
“और निमोदरूप तिय॑ञ्च गतिकी प्राप्ति होती है जहाँ पहुँचनेपर कल्याण- 
का मार्ग दुलंभ हो जाता है। शुभास्रवके द्वारा उत्तम मनुष्य तथा देवगति- 
को प्राप्ति होती है जहाँ पहुँचकर यह जोव सरलतासे सम्यक्त्व आदि 
गुणोको प्राप्त कर सकता है। पश्चात्‌ कमंभूमिका मनुष्य हो मोक्षको 
प्राप्त होता है ॥१३५॥ 

इस प्रकार सम्यक्त्वचिन्तामणिमे आख़वतत्त्वका वर्णन करनेवाला 
छठवाँ मयूख समाप्त हुआ । 

छः 


सप्तमों मयूखः 
मज्लाचरण 


स्नरधरा छत्द 


मोहग्राह्वकीण विविधमनसिजव्याधिनागावलीहं 
दृष्णाहव्याशराशिक्वथितजनमनोदुःखपानीयपूर्णस । 
संसाराव्धि ह्यपारं निजश्युजयुगलामन्दवीर्येण तीर्णा 
ये तान्नौसि प्रभक्‍्त्या निखिलगशुणयुतान्‌ श्रीजिनेन्द्रान- 
निन्‍्धान्‌ ॥१॥ 
अर्थ--मोहरूपी मगर-मच्छोसे व्याप्त, नाना प्रकारकी कामवाघा- 
रूपी सपोसि सहित तथा तृष्णारूपी अग्निके सभूहसे खोलते हुए मनुष्योंके 
मानसिक दु खरूपी जलसे पूर्ण पाररहिन ससार-सागरकों जिन्होंने 
अपने भुजयुगलके बहुत भारी पराक्रमसे पार किया है, मैं समस्त गुणोंसि 
सहित उन स्तुत्य जिनेन्द्र भगवानुकी उत्कृष्ट भक्तिसे स्तुति करताः 
हूँ ॥१॥ हु 


आगे बन्ध और उसके कारणोका निरूपण करते हैं-- 


आत्मनः केममिः.. साकमेकक्षेत्रावगाइनस । 

, नीरक्षीममिव प्राहुबन्ध सत्य्रिसचयाः ॥२॥ 
जीवोध्य सकपायत्वात्कमंग्रायोग्यपुद्गलान्‌ । 
समये समये नून निरस्तानाददाति च ॥३॥| 


पुद्गलास्तेषपषि जीवस्थ परिणाम निवन्धनस्‌ | 
प्राप्प स्वयं विवततन्ते क्मभावेन सन्ततम ॥४॥ 
अर्थोष्यमत्र॒ जीवस्यथ पुद्गलस्यापि विद्यते | 
कायि वेभाविकी शक्तिनिरन्‍नता चादिवर्जिता ॥१॥ 


सप्तमो मयूखः २०५ 


स्वभावेन विभावेन द्ेधा तस्‍्थाः प्रवतेते । 
जीवपुद्गलयोर्नूनं परिणामश्चिस्त्तनः ॥९॥ 
परिणामों. विभावेन तदीयो यस्तु बतंते। 
जीवपुद्गलयोर्बन्धकारणं स॒ हि. गीयते ॥७॥ 
अरथ--आत्माका कर्मोेके साथ जो दूध और पानीके समान एक- 
क्षेत्रावगाह है उसे उत्तम आचार्योके समृह बन्ध कहते हैं ॥२॥ यह जीव 
कषाय सहित होनेसे कर्मरूप होनेके योग्य अनन्त पुदुगलोकों तिश्चयसे 
प्रत्येक समय प्रहण कर रहा है और वे पुद्गल भी जीवके परिणामरूपी 
निभित्तकारणको पाकर स्वयं ही सदा कमंरूप परिणमन करते हैं ॥३-४। 
तात्पय॑ यह है कि जीव और पुद्गलकी कोई अनादि अनन्त वेभाविकी 
शक्ति है ॥५॥ जीव और पुदुगलकी उस शक्तिका स्वभाव और विभावके 
भेदसे दो प्रकारका परिणमन चिरकालसे हो रहा है। जीव और पुदुगल- 


को उस वेभाविकी शक्तिका जो विभाव परिणमन है निश्चयसे वही बन्ध- 
का कारण है ।। 


भावाथं--वेभाविकी शक्तिसे जीवमे राग-द्वेंषरूप परिणमन करनेकी 
योग्यता है और कार्मणवर्गणारूप पुद्गलद्गव्यमे कर्मप परिणमन 
करनेकी योग्यता है। अनादि कालसे जीवका कर्मोके साथ सम्बन्ध चला 
आ रहा है। पूव्वबद्ध कर्मोके उदयसे जीवमे रागादिभाव उत्पन्न होते है 
और रागादि भावोके निमित्तसे कामंणवर्गंणा रूप पुद्गलद्रव्यमे कर्मरूप 
परिणमन होता है। रागांदिक तथा करमममे यह निमित्त-नेमित्तिक 
सम्बन्ध अनादिकालसे चला आ रहा है। अनादि बवस्तुमे कौन पहले 
ओर कौन पीछे, इसका निरूपण नही होता है । इसलिये यहाँ यह नही 
कहा जा सकता है कि पहले रागादिंक होते हैं या कम॑ पहले होते हैं। 
उपादान का रणकी भपेक्षा रागादिककी उत्पत्तिका उपादानकारण स्वय 
आत्मा है और कर्मका उपादानकारण स्वय पुद्यलद्गरव्य है क्योकि 
रागादिरूप परिणमन स्वय भात्माका होता है ओर कर्मरूप परिणमन 
स्वय॑ पुद्गलद्रव्यका । परन्तु निमित्तकारणकी अपेक्षा रागादिकका 


निमित्तकारण चारित्रमोहकी उदयावस्था है और कमंका निमित्तकारण 
जीवका रागादिभाव ॥६-७॥ 


आगे बन्धके भेद कहते है-- 
प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदाच्चतुविधी.. गीतः । 
बन्धो बन्धविमुक्वैजिनचन्द्रेदिव्यवोधघरे: ॥॥८॥ 


२०६ सम्यकत्व-चिन्तामणि 


अथे--प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश वन्धके भैदसे वन्धसे 
रहित तथा दिव्य ज्ञानके धारक जिनेन्द्र भगवानुने बन्ध चार प्रकारका 
कहा है ॥८॥ 


भव प्रकृतिबन्धका लक्षण कहते है-- 

निसगगः प्रकृतिः शीलूं स्वभाव: सहभावता | 
एकार्थका मता होते शब्दाः शब्दसरित्पतो ॥९॥ 
यथेक्षोमंधुर॑ शील मिचुमर्दस्थ तिकतता । 
आम्लता बीजप्रस्यामलक्याइव कपायता ॥१०॥ 
तथा वोधावतेरजेया प्रक्तिवोधिरोधिता । 
दर्शनावरणस्यापि. दक्ष नाव्ृतिता मता ॥११॥ 
सुखासुखप्रदायित्वत वेदनीयस्य कमंणः । 
मत्तता मोहनीयस्य परतन्तञ्वत्वमायुप: ॥१२॥ 
नाम्न! शरीरवेचित्रय गोत्रस्याहीनहीनता | 
विध्नस्थ विध्नकारित्व शीर्ल सकीर्तित'ं बुधे। ॥११॥ 


अर्थ--निसर्ग, प्रकृति, शीलू, स्वभाव और सहभावता ये शब्द, 
शब्दारणव--शब्दरूपी सागरमे एकार्थ वाचक माने गये हैं ॥|९॥॥ जिस 
प्रकार ईखका स्वभाव मधुर, नीमका कडुआपन, घीजपूर-विजौराका 
खट्टा और आँवलाका कषायला है उसी प्रकार ज्ञानावरणका स्वभाव 
ज्ञानको आच्छादित करना, दर्शनावरणका स्वभाव दर्शनको रोकना, 
वेदनीय करमंका सुख दु ख देना, मोहनीयका मत्त करना, आयुका शरीरमे 
परतन्त्र करना, तामका शरीरमे विचित्रता-विविधरूपता उत्तन्‍्त करना, 
गोत्रका उच्च-तीचका व्यवहार उत्पन्त करता और अच्तरायका विष्न 
करना स्वभाव, ज्ञानीजनोके हारा कहा गया है ॥९-१३॥ 


आगे प्रकृतिबन्धके मेद और उनके उदाहरण कहते हैं-- 
आद्योष््प्धा. भवेत्तत्र ज्ञानदर्शनवैरिणों: | 
' चेद्मोहायुषां नाम्नो भेदतो गोत्रविध्नयो: ॥१४॥ 


सप्तमो मयूख: २०७ 
उपजाति 


पटप्रतीहारजनासिमद्कारालयाश्चित्रकरा। कुलालः | 
विज किक 4 को ( 
कोशाधिपव्चेति मवेद्यथेपां मावस्तथेवाखिलकसणाश्व ॥ १५॥ 
अर्थ--पट (परदा), द्वारपाल, खद्भ, मद्य, कारावास, चित्रकार, 


कुम्भकार और कोशाध्यक्ष--खजानची, इनका जैसा भाव होता है बेसा 
ही भाव इन ज्ञानावरणादि कर्मोंका होता है ॥१४-१५॥ 


आगे कर्मोमे घातिया और अघातिया कर्मोंका भेद कहते हैं-- 
आवपरणद्॒यं भोही विष्नक्चेति चतुष्टयस । 
फर्मणां. हि भवेत्तत्र घातिसंज्ञासमन्वितम ॥१६॥ 
वेद्यायुर्नामगोत्राणां. चतुष्क॑ कमंणां तथा । 
सिद्धाथनुपपुत्रेणाघातिनाम्ना प्रकीतितम्‌ ॥१७॥ 

अर्थ--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अच्तराय ये चार कर्म 


घातिसज्ञासे सहित है ॥१६॥ और वेदनीय आयु नाम तथा गोत्र ये चार 


कर्म भगवान्‌ महावीर स्वामीके द्वारा अघातिभामसे कहे गये हैं 
(जा 


आगे घाति और अघाति करममकि कार्य कहते है-- 


दान. केवलज्ञानसनन्त च पराक्रमम्‌। 
सस्यक्त्व॑ ग्रक्षयोद्य्त क्षायोपशामिकांस्तथा ॥१८॥ 
निष्नन्ति घातिकर्माणि मत्यादीशय निरनन्‍्तरम | 
धातीन्येव महाशत्रन ज्ञात्वा शीघ्र निव्तय ॥१ 


बर्थ--घातियाकर्म, केचलदर्णन, फेवलज्ञान, भननन्‍्तवीर्य और 
क्षायथिक सम्यवत्व तथा मतिज्ञानादि क्षायोपशमिक गणोको निरन्तर 
घातते है । इसलिये घातियाकर्मोको ही महाश्षत्रु जानकर शञीघ्र ही नष्ट 
करो ॥१८-१९०॥ 
कर्मदियसग्ुद्ध तमीहवधितिसस तो | 


आयु: करोति जीवस्पावस्थानं लुइठी यथा ॥२०॥ 


२०८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


गतिजातिशरीराड्भोपाडुगन्धादिसंगतिम्‌ । 
नामानेकविध॑ कं (5 का 5 
नामानेकविध कर्म कुरुते निजशकिततः ॥२१॥ 
उच्चैनी बे 0७७ 
च्चे्नीयेमंचेद. गोत्र मोत्रकर्म प्रमावतः । 
सन्तानप्रक्रमायातजीवाचारस्तु गोत्रकम _॥२२॥ 
ददाचिच्छमंसमारससात च॑ कदाचन | 
वेदनीयश्रभावेग नरो. वेदयते . भवे ॥शश॥ 
अर्थ--कर्मोदियसे उत्पन्न और मोहसे बढाये हुए संसारमे आयु कर्म 
जीवके अवस्थानकों उस प्रकार करता है जिस प्रकार काठका खोडा 
मनुष्यका अवस्थान करता है ॥२०। अनेक प्रकारका तामकर्म अपनी 
दक्तिसे जीवका गति, जाति, शरीर, अद्धभोपाड़़् और गन्ध आदिके साथ 
समागम करता है ॥२१॥ गोन्नकर्मके प्रभावसे इस जीवका उच्च और 
नीच गोन्न होता है। सन्‍्तानकी १२म्परासे आया हुआ जीवका आचरण 
गोत्र कहलाता है ॥२२॥ वेदनीयकर्मके प्रभावसे यह मनुष्य ससारमे 
कभी सुख-समूहको ओर कभी दु ख-समूहका वेदन करता है ॥२३॥ 


भागे ज्ञानावरणादि कर्मोके क्रका कथन करते है-- 
अर्थराशिमय दृष्ट्वा पश्चाज्जानाति रोचते | 
ततश्चदर्शनं बोध सम्यक्त्व चात्मनों गुणः ॥२४॥ 
पूर्वमम्यहिंत ज्ञान दशन च ततः परम्‌। 
सम्यक्त्व॑ च ततो बीय जीवाजीवगत स्सृतम्‌ ॥२५॥ 
घातित्वे विद्यमानेषपि घातितुल्य न वतते । 
निःशेषशोषणे शक्तिव्चान्तरायस्य कमंण। ॥२६॥ 
नामादिमैन्‍्यमासाथ विदधाति नि्जेप्सितम्‌ । 
विघ्न॑ ह्थातिनां मध्ये प्रगीत॑ तेव द्रिभि' ॥२७॥ 
आयुर्वहेन.. जीवानां भवस्यावस्थितिभवेत्‌ । 
विनिर्दिष्टे ततो नामकर्मायृष्कमणः परम ॥२८॥ 
भवमाश्रित्य नीचैरस्वमनच्चेस्तवं वा. प्रजायते । 
नामपूर्व, ततो. गोत्र पढित परमागमे ॥२५९॥ 


सप्तमो मयूखः २०५९ 


वेदनीयं समासाद् मोहभूपालसंगतिम्‌ । 
घातिवद्धन्ति जीवानामनुजीविशुणोच्चयम ॥|३०॥॥ 
घातिनां च ततो मध्ये मोहस्यादो च पठथते | 
उक्त एवं क्रमों ज्यायानष्टानां कर्मणां ततः ॥३१॥ 


अथ--यह जीव, पदार्थके समूहको पहले सामान्य रूपसे ग्रहण कर 
पश्चात्‌ विशेष रूपसे जानता है और उसके बाद उसकी श्रद्धा करता है, 
इसलिये दर्शन, ज्ञान और सम्यक्‍त्व ये आत्माके गुण है ॥२४॥ इनमे ज्ञान 
पूज्य है अत उसे पहले रखा जाता है। उसके पश्चात्‌ दर्शन और 
सम्धक्त्वका पाठ किया जाता है। वीयं, जीव और अजीब दोनोसे 
सम्बद्ध माना गया है इसलिये उसे सम्यवत्वके बाद पढा गया है॥२५॥ 
अन्तराय कमंसे यद्यपि घातियापन विद्यमान है तथापि वह घातियाके 
समान नही है क्योकि उसमे सम्पूर्ण रूपसे गुणोका शोपण करनेकी 
शक्ति नही है। वह नामादिक कर्मोकी सहायता प्राप्त कर अपना कार्य 
करता है इसलिये उसे आचायोने अघातिया कर्मोके बीचमे पढा है 
॥२६-२७॥ आयुके बलसे जीवकी नरकादि पर्यायमे स्थिति होती है 
इसलिये आयुकरंके बाद न्ामकर्मको पढा है ॥२८॥ पर्यायका आश्रय 
करके ही जीवमें तीच और उच्चपना होता है इसलिये परमागममे 
नामपूर्वक गोत्रकर्मको पढा गया है अर्थात्‌ पहले नाम और उसके बाद 
गोत्र ॥२९॥ वेदनीय कर्म यद्यपि अधाति है तथापि वह मोहकमंरूपी 
राजाको सगति प्राप्त कर घातियाके समान जीवके अनुजीवी गुणोके 
समूहको घातता है इसलिये उसे घातिया कर्मोके बीचमे और मोहनीय 


करके आदिमे पढा जाता है । इन सब कारणोसे आठ कर्मोक्रा जो क्रम 
कहा गया है वही श्रेष्ठ है ॥॥३०-३१॥ 


भागे ज्ञानावरणादि कर्मोके उत्तर भेद कहते है-- 


भार्या 


पञ्च नव द्वावष्टाविंशतिपाथोधयों यथाक्रमशः | 
>युत्तरनवतिद्वों वा पञ्च विभेदा मवन्ति तेषां वे ॥३२॥ 


अर्थ--उत्त ज्ञानावरणादि कर्मोके ऋमसे पाँच, नो, दो, अट्ठाईस, 


वार, तेरानवे, दो और पाँच उत्तर भेद निश्चयसे होते है ॥३२॥ 
श्ड 


१६० सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


आगे ज्ञानावरण कर्मके पांच भेद कहते हैं-- 
मतिश्रुतावधिस्वान्तपय यकेवलद्रु हः । 

हति पश्च विभेदाः स्युबोधरोधककमणः ॥३३॥ 

अर्थ--मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मन - 

पर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण, ये ज्ञानावरणकर्मके पाँच उत्तर 
भेद हैं। इन सबका अर्थ नामसे ही स्पष्ट है ॥३३॥ 

आगे दर्शनावरणकर्मके नौ उत्तर भेद कहते हैं-- 
लोचनालोफनामित्रमनेत्रालोकनाहितम्‌ | 
अवध्यालोकनद्रोददी फेबलालोकनाबतिः ॥१४॥ 
स्त्यानग्ृद्धिस्तती निद्रा निद्वानिद्रातिगहिंता । 
प्रचलाप्रचह्ा चापि प्रचला चेति वर्णिताः ॥१५॥ 
दर्शनावरणस्येते भेंदा नव महागमे। 
स्त्यानगृद्धथुदये जीवः शेते स्त्थापितोषपि व ॥३६॥ 
कुरुतेब्नेककर्माण जल्पनं॑_ विदधाति च। 
निद्रोदयेन जीवोड्य गच्छन्‌ सन्‌ तिष्ठति स्वयम्‌ ॥२७॥ 
कदाचिदू वसति स्वर पतति कक्‍्वापि भूतले | 
निद्रानिद्रोदयाधीनी न॒ दृष्टियुगलीं नरा ॥३८॥ 
समुद्धाटयितुं शक्तोी यतमानोषपि जायते। 
पुमानयं पुनः आप्तः  ग्रचलाग्रचोदयम्‌ ॥३९॥ 
लालाया वहनण्चास्यथादड़ानां व प्रकम्पनमू । 
जल्पन कुरुते रौति स्वेर हसति नातुचित्‌ ॥४०॥ 
ईपदुन्मील्य नेत्राण प्रचलोदयसगतः । 

नर स्वपिति सुप्तोषषपि किव्च्चित्‌ किब्चित्नबुध्यति ॥४१॥ 


अर्थ--चक्षुदंर्शनावरण, अचक्षुदं्शनावरण, अवधिदर्शनावरण, केवल- 
दर्शनावरण, स्त्यानगुद्धि, निद्रा, निद्वानिद्रा, प्रचलाप्रचला और भ्चला, 
प्रमायमसे दर्शनावरणके ये नौ भेद कहे गये हैं। इनमे स्त्यानगुद्धिका 
उदय होनेपर यह जीव ज्ठाये जानेपर भी सोता है, अनेक काम करता 


सप्तमो मयूखः २११ 


है तथा निरर्थक वचत भी बोलता है। निद्राके उदयसे यह जीव चलता 
चलता स्वयं खडा हो जाता है, कदाचित्‌ स्वेच्छानुसार बस जाता है ओर 
कही पुथिवीपर पड जाता है । निद्रानिद्राके उदयके वशीभूत हुआ मनुष्य 
प्रयत्त करमेपर भी नेत्रयुगलकों खोलनेमे समर्थ नही होता है। प्रचला- 
प्रचलाके उदयको प्राप्त हुआ यह प्रृरंष, मुखसे लारका बहना, अज्भीौका 
प्रकम्पित करना तथा निरर्थंक वचन बोलना करता है, कभी रोता है 
और कभी स्वेच्छासे हँसता है |॥३४-४०॥ प्रचलाकर्मके उदयको प्राप्त 
हुआ मनुष्य सोता है और सोता हुआ भी कुछ-कुछ जागता रहता है 
॥४१॥ 


आगे वेदनीयकर्मके दो भेद कहते है-- 
असद्वेध च सद्देश्यमिति., वेद्य द्विधा स्थतम्‌ | 
एक दुश्खप्रद॑ तत्र सुखदं चेतरन्मतम्‌ ॥४२॥ 
अर्थ--असद्देद्य और सह्ृद्यके भेदसे वेदनीय कर्म दो प्रकारका माना 
गया है। उनमेसे एक दु खको देनेवाला है और दूसरा सुखका देनेवाला 
माना गया है ॥४२॥ 
अब मोहनीयकर्मके भेद कहते हैं--- 
करमंणां जगतीपालो.. मोहोडहितविधायक! । 
दृष्टिचासित्रिभेदाभ्यां द्वाभ्यां मिन्‍नो5मिधीयते ॥४३॥ 
मिथ्यात्वं चापि सम्यक्त्व सम्पड्मिथ्यात्वमेव च्‌ । 
इत्थं. दशशनमोहो&यं त्रिभिमेंदोब भेदितः ॥४४॥ 
अतन्चग्रत्यय पुसामुदये यस्य जायते | 
तन्मिथ्यात्व॑ भवारण्यवारिदः परिगीयते ।|४५॥। 
यस्यपोदयों न सम्यक्‍त्व॑ हन्तु शक्‍नोति स्वथा । 
सम्यकक्‍्थं॑ तड्डि विज्ञेय सम्यग्द्शनदूषकम्‌ |७६॥ 
: न सिथ्यात्व न सम्यकत्वमुदये यरय सभवेत्‌ । 
सम्यड्मिथ्यात्वमित्युक्तम्रुभयाकृतिमतु यत्‌ ॥|४७॥ 


, “ अरथे--अहितकारी मोहकमं, कर्मोंका राजा कहलाता है । वह दर्शन- 
मोह और चारित्रमोहके भेदसे दो प्रकारका कहा जाता है ॥४३॥ 


२१२ सम्यक्त्व-चिन्तामणि. 


मिथ्यात्व, सम्यक्व और सम्यड्मिथ्यात्व, इस प्रकारके तीन भैदोंसे 
दर्शनमोह तीन भेदवाला है ॥४४॥ जिसके उदयसे जीवोको अतत्त्व 
श्रद्धान होता है वह मिथ्यात्व कहलाता है । यह मिथ्यात्व ससाररूपी 
वनको हराभरा रखनेके लिये मेघ स्वरूप है ॥४५॥ जिसका उदय, 
सम्यग्दर्शनको घातनेके लिये समर्थ नही होता किन्तु चछ, मल, अग्राढ 
आदि दोषोसे उसे दूषित करता है वह सम्यक्त्वप्रकृति है ॥४६॥ जिसके 
उदयमे न तो मिथ्यात्व ही होता है और न सम्यकत्व ही होता है किन्तु 


दोनोकी मिश्रित दशा होती है वह सम्यड मिथ्यात्वप्रकृति कही गई 
है ॥४७॥ 


उपजाति 
स पृत्तमोहोीं हिविध प्रगीतः 
कपायनो प्वंकपायभेदात्‌ । 
तत्रादिमः. पोडशसेदयुक्त- 
परो विभिन्‍नो नवधा समस्ति ॥४८॥ 
तत्रानन्तानुबन्धी स्यादप्रत्याख्यानरोधक! . । 
प्रत्याख्यानसपत्नर्च संज्वलानाभिधानकः ॥४९॥ 
एकेको भिद्यते तावदन्र भेंदचतुष्टये । 
क्रोधो मानो तथा माया लोभश्चेति चतुविधम्‌ ॥५०॥ 
कषायवेदनीयोईय तेन. पोडशमेदवान्‌ । 
त्रयो बेदा. रतिह॑स्यजुगुप्साशोकभीतय ॥५१॥ 
अरतिश्चेति. नोपूर्वकषायो. नवधा मतः । 
एवं चारित्रमोहोष्य पश्चबिंशतिधा भवेत्‌ ।५२॥ 


अर्थ--वह चारित्रमोह, कषायवेदनीय ओर नोकपायवेदनीयके 
मेदसे दो प्रकारका कहा गया है। उनमे पहला जो क्रषायवेदनीय है वह 
सोलह भेंदोसे सहित हैं और दूसरा तोकषायवेदनीय नौ प्रकारका है 
॥४८॥ कषायवेदनीय, मुख्यरूपसे अनन्तानुबन्धी, अग्रत्याख्यानावरग, 
प्रत्याख्यानावरण और सज्वलनके भेंदसे चार प्रकारका है। इन चार 
भेदोमे प्रत्येक भेद क्रोध, मान, माया और लोभके भेदसे चार प्रकारका 
है। इस कारण यह कषायवेदनीय सोलह भेदोंसे सहित है। तीन वेद, 


सप्तमो मयूख॑: ११३६. 


रति, हास्य, जुगुप्सा, शोक, भय और अरति, इसके भेदसे नोकषायवेद- 


नीय नौ प्रकारका माना गया है। इस तरह यह चारितन्रमोहनीय प्चीस 
प्रकारका होता है ॥४९-५२॥ 


आगे आयुकमंके चार भेदोका वर्णन करते है-- 
्वभ्रतियंडनरामत्यंग्रमेदा दायुषो. मता। । 
इशभ्रादिहितवः पुंसां चतस्रश्चायुषो भिदा। ॥५३॥ 


अर्थ--नरक, तिय॑श्व, मनुष्य और देवके भेदसे आयुके चार भेद है। 


इन आयुओका कारण जो आयुकर्म है उसके नरकायु आदि चार भेद 
माने गये है ॥५३॥ 


' आगे नामकर्मंकी ९३ उत्तरप्रकृतियोका वर्णन करते हैं-- 
इश्नतियंडनुदेवेति चतस्रो गतयः स्मुताः | 
देहिदेवानुसारेण इवभ्रावासादिहेतवः ॥५४।। 
एकेन्द्रियादिभेदेन जातय पञ्चधा मताः | 
एकत्वग्राहिका जातिरभेदेन हि. देहिनाम्‌ ॥५५॥ 
शीयते तच्छरीर यन्निमिषे निमिषेषपि च। 
औदारिकादिभेदेन पञ्चधा भिन्नते तु तत ॥५०॥ 
मानवानां तिरश्चां च गात्रमौदारिक स्मृतम। 
सुराणा श्वश्रजानां च वेक्रियिकं प्रचक्ष्यते ॥५७॥ 
प्रमत्तसयतस्थानवतिनां ब्रातिनां पुनः 
आहारक शरीरं हि बायते जातुचित क्वचित ॥५८॥ 
यस्योदयेन तेजः स्थाहइंहे किमपि देहिनाम । 


भवेत्तत्तेलसं नाम सर्वेपां मवबतिनाम्‌ ॥५९॥ 
अष्ठानां कम्णां पिण्डः शरीरं कामणण मतम्‌। 
इृदमेवास्ति जीवानामाजवजबकारणम्‌ ॥६०॥ 


अर्थ--नरक, तिय॑ंड्न्च, मनुष्य और देव ये चार गतियाँ मानी गई हैं। 
ये गतियाँ प्राणियोके कर्मानुसार उनके नरकादि निवासके कारण हैं ।५४॥ 
एकेन्द्रियादिके भेदसे जातियाँ पाँच प्रकारकी है। प्राणियोमे अभेदसे जो 


२१४ मम्यव्त्व-चिन्तामणि' 


एकत्वको यहण करनेवाली है उसे जाति कहते हैं ॥५५॥ जो निमेष 
निर्मेषमे क्षीणं होता रहता है वह शरीर कहलाता है । वह णरीर भऔदा- 
रिक आदिके भेदसे पाँच प्रकारका है ॥५६॥ मचुष्य और तिय॑ब््चोका 
ओऔदारिक धरीर माना गया है। देव और नारकियोका वैक्रिथिक शरोर 
कहलाता है ॥५७॥ प्रमत्तसयतगुणस्थानवर्ती मुनियोक्रे क्वचित्‌ कदा- 
चित््‌ आहारक शरीर होता है ॥५८॥ जिसके उदयसे प्राणियोके शरी रपर 
फोई अनिरवंचनीय तेज होता है वह तैजसश रीर नामकर्म है। यह तैजस- 
शरीर समस्त ससारी जीवोके होता हैं ॥५०॥ आठो कर्मोका जो समूह 
है वह कार्मणशरीर माना गया है। यह कार्मणक्वरीर ही जीवोके 
ससारका कारण है ॥६०॥ 


ओऔदारिकादिक॑ शेयमड्रीपाज़स्य. कर्मण । 

भेदत्रय' शरीराणामड्रोपाइुनिवन्धनस्‌ ॥६१॥ 

पाददन्द्द अुजहन्द्र नितम्ब॒ पृष्ठक शिरः | 

उरचेति  मतान्यष्टाचड्ानीह कलेवरे ॥६२ 

नासास्यकण नेत्रोष्रसज्ञाकरभादिकम्‌ । 

विग्नहे भविनां ज्ञेयम्नपाद्ानां. कदम्बकम्‌ ॥६३॥ 
। ओऔदारिकादिभेदेन सघातो बन्धन तथा। 

प्रोकक पश्चविधं नामकर्म निर्मतकर्मभिः ॥।६४॥। 

अर्थ--अज्भीपाड़ुनामकमंके औदारिकदश रीराजड्भापाज़को आदि लेकर 
तीन भेद है । यह कर्म, शरीरोके अद्भोपाड्का कारण है ॥६१॥ दो पेर, 
दो भुजा, नितम्ब, पीठ, शिर और वक्षस्थल, ये शरीरमे आठ भज्ज होते 
हैं ।६२॥ नासिका, मुख, कान, नेन्न, ओठ, जीभ और हथेलियोकी दोनो 
बाहरी कोरको आदि लेकर प्राणियोके झरीरमे उपाज्जोका समूह जावना 
च,हिये ॥६३॥॥ ओऔदारिकन्बधन तथा ओदारिकसंघात आदिके भेदसे 
बन्धन और सघातसलामकर्ंके पाँच पाँच भेद, कर्मरहित जिनेन्द्र 
भगवानुने कहे हैं ॥६४॥ 
आर्या 
सम्रपूर्व चतुरत्त॒न्यग्रोधः स्वातिकुब्जखर्वाध्च | 
हुण्डाभिसंज्ितमिति सस्थान पड्विध प्रोक्तम्‌ ॥९५॥ 


संप्तमों मयूंखः २१५ 
अनुष्ट॒प्‌ 
वज्ञ्र्पभादिनाराचोी. वजनाराबच एवं च। 
नाराचइचाधनाराचः कीऊूकः. पञ्चमस्तथा ॥३६॥ 
जि ५ 
पृष्ठ. पापात्ममिलम्यो ह्मसंग्राप्तसुपाटिका । 
४ + के 
इत्थं च पड्विधं ग्रोकह सहनन सुनीश्वर' ॥६७॥ 
अर्थ--समचतुरख्र, न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति, कुब्जक, वामन और 
हुण्हक ये छह प्रकारके सस्थान कहे गये है ॥६५॥ वज्रष॑ंभनाराचसंहनन, 
वज्ननाराचसहतन, नाराचसहनन, अर्धनाराचसहनन, कीलकसहनन 


और असतप्राप्तसुपाटिकासहनन, मुनिराजोके द्वारा यह छह प्रकारका 
सहनन कहा गया है ॥|६६-६७॥ 


कृष्णं नीलं॑ सितं पीत॑ शोणितं चेति पश्चया । 
विभिन्न वर्णनामास्ति बर्णवेचित्रयकारणम्‌ ॥६८॥ 
असत्सद्गन्धभेदेन गन्धो टठेघा विभिश्वते। 
आम्लस्तिक्तः कपायश्च कुकी मधुरस्तथा ॥६९॥ 
रसो हि. पश्चया भिन्‍नो वर्णितों वरसुरिभिः। 
गुरु स्निग्ध तथा रूक्षं कठिन कोमल लघु ॥७०॥ 
शीतम्रुष्णमिति स्पर्शों वणितोी वसुभेदवान । 
इश्नतियंदनरामत्यंगतीनां . किक. भेदतः) ॥७१॥ 
गीयतेप्र गुणागारेश्चतुर्धा चालुपृव्यकम्‌ । 
शस्ताशस्तप्रमेदेन हिविधा. खगतिमंता ॥७२॥ 
भेदाश्चतुदंश होते पिण्डिता जिनभाषिताः | 
अष्टाविंशतिसंख्याकास्तदन्येडषपिण्डसजिता ,. ॥७१३॥ 
यस्योदयेन निर्माणमन्नोपाड्ततेमवेत्‌ । 
यथास्थानप्रमाण च तन्निर्माणं अकीर्तितम्‌ ॥७४॥ 


अथं--वर्णकी विचित्रताका कारण जो वर्ण नामकर्म है वह कृष्ण, 
नील, शुक्ल, पीत और रक्तके भेदसे पाँच प्रकारका है ॥६८॥ दुगगंन्ध और 
सुगन्धके भेदसे गन्ध नामकमं दो प्रकारका है। खट्टा, चिर॒परा, कषा- 
यला, कडुआ ओर मीठाके भेंदसे रस नामकर्म, उत्तम आचार्योके द्वारा 


२११६ राभ्यवत्व-चिन्तामणि' 


पत्ति प्रकारका कहा गया है। गुण, रिनिग्य, दक्ष, कठिन, कोमल, लघु, 
शीत और उष्ण एस प्रकार स्पर्धनामकर्म आठ भेदराला कहा गया है । 
गुणोके अगार--महपियोके द्वारा नरक, लियंज्न, मनुष्य और देवके भेदसे 
गानुपृर््य नामकर्म चार प्रकारका कहा जाता है; प्रणस्त और अप्रणस्तके 
भेदसे बिहायोगति दो प्रथारकी मानी गई है। गतिकों आदि लेकर 
चीदह पिण्छ प्रक़तियां जिनेन्द्र भगवानूफे द्वारा कही गई हैं। इनके अति- 
रिफ्त अद्वाईम प्रकृतियों अपिण्ड प्रकृतियाँ हैँ। जिस उदयसे अद्भोपाड़ 
ममूहफी रचना यधार्थान और यवाप्रमाण होती है वह निर्माण नाम- 
कर्म साहा गया है ॥६०-७८ा 


आर्या 
के ठेहो हा 
यस्योदय्रेन ठेहो न गुरुन लघुइच जायते पुंसाम्‌ । 
सोध्युरुलघुः प्रगीतः परमसागमपाठक्ेप निभिः ॥७५॥ 
ज्ेय; सतृपघातः पुसां यस्पोदय्रेन जायन्ते। 
निजगात्रधातनकराण्य दो पाड्ानि दुष्टानि ॥७६॥ 
जशेय: स च परघातः पुसां यस्योदयेन जायन्ते । 
परगात्रवाधनकराण्यड्रोपाड़्नि. छोकेडस्मिन ॥७७॥ 


यस्थोदयेन प्र साम्रच्छवासों जायते सततम्‌ | 
उच्छवासः स हि सूक्त: निखिलागमपाग्गैये तिभि; ॥७८॥ 


अर्थ--जिसके उदगसे जीवोका शरीर न गुर हो और न लघु हो उसे 
परमागमफे पाठी सुनियोने अगुदलघु नामकर्म बहा है ॥७५॥ जिसके 
उदयसे अपने ही णरीरका घात बारनेवाले अज्ञोपाज्ञ हो उसे उपधात 
नामकर्म जानना चाहिये ॥७६॥ जिसके उदयसे दूसरे जीवोके शरीरका 
घात करनेवाले अज्ञोपाद्ध हो उसे इस छोकमे परघात नामकर्म जानना 
चाहिये ॥७७॥ जिसके उदयसे जीवोंके निरन्तर इंवासोच्छवास जारो 
रहता है उसे समस्त शास्त्रोके पारगामी मुनियोने उच्छंवास नामकर्म 
कहा है ॥७८॥ 
आतपात्म भरवेद्यस्योदये जीवकलेवरम्‌ | 
आतपः सच विज्ञेय उष्णदीप्त्या समन्वितम्‌ ॥७९॥ 


4 


सप्तमो मयूख: २३१७ 
इन्द्रवजा 


उद्योतरूपो हादय्रेन यस्य 

देहो भवेत्माणभृतां भवेषस्मिन्‌ । 
उष्णोनकान्तिर्विनिरूपितोंइसा- 

वुद्योततगामा किल कर्ममेदः ॥८०॥ 
आतपग्रकुतेन्‌ नमुद्यः संमवेदिह । 
रविविम्बसमुद्भुतभूमिकायिककायिषु ॥८१॥ 


आर्या 


निजहिमकिरणकलापैरपसारितनिखिललोकसन्तापे । 
कलाधरे खद्योते चोद्योतस्योदयः ग्रोकतः ॥८२॥ 


अर्थ--जिस कर्मके उदयसे जीवका शरीर आतपस्वरूप होता है 
तथा उष्ण कान्तिसे सहित होता है उसे आतप नामकर्म जानना चाहिये । 
भावार्थ-आतप नामकर्मके उदयसे इस जीवकों ऐसा शरीर प्राप्त 
होता है जो मूलमे शीतल होता है परन्तु उसकी प्रभा उष्ण होती है 
॥७९॥ जिसके उदयसे इस जगत्‌मे प्राणियोका शरीर उद्योतरूप होता है 
ओर उसको कान्ति उष्णतासे रहित होती है वह उद्योत नामक कमेका 
भेद कहा गया है। भावा्--उद्योत नामकर्मके उदयसे जीवका ऐसा 
शरीर होता है जिसका मूल और प्रभा--दोनो ही शीतल होते है ॥८०॥ 
आतप नामकमंका उदय नियमसे सुर्येव्िम्बमे उत्पन्त बादर पृथिवीकायिक 
जीवोके होता है और उद्योतनामकर्मका उदय, अपनी शीतल किरणोंके 
समूहसे समस्त लोकके सतापको दूर करनेवाले चन्द्रमाके विमानमे स्थित 
बादर पृथिवीकांयिक जीवो तथा जुगनू भादिके होता है ॥८१-८२॥ 


उपजाति 
जीवस्त्रसस्थावरयो निषद्धवेदू 


ययोरुदीतेब॑शितां. प्रयातवान । 
जानीहि तन्‍्नामविधेः प्रभेदनं 
त्रस॒ तथा स्थावरसंज्ञया युतम्र ॥4८३॥ 


११८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


आर्या 
घातप्रतिघातमय गात्र पुसां प्रजायते यस्य । 
उदयेन तदमभिगदित बादरनामसेति भगवद्धिः ॥८४॥ 


अनुष्दुप्‌ 
सूक्ष्म यस्योदये गात्र प्राणिनां किल जायते | 
सक्ष्म॑ नाम तदित्याहु सिद्धान्ताम्बुधिपारगा। ॥८५॥ 
पर्याप्तो हि भवेज्जीव उदये यस्यथ कर्मणः | 
पर्याप्तनामकर्मेति प्रस्यातं..तत्युनीक्षरें! ॥८६॥ 
अपर्याप्तोी भवेज्जीव उदये यस्य कर्मण । 
माषित. तदपर्याप्तनामकर्म जिनेश्वरे! ॥८७॥ 
येनेक्य. शरीरस्य छोक एवं भवेत्पभ्ु) | 
प्रत्येक तत्कथयन्ति शरीर नाम सरय ॥<<॥ 
साधारण मवेद्‌ वर्ष्म येन प्राणस्तां श्रुवि । 
साधारणमिद तत्स्यान्नामकर्मेति. भाषितम्‌ ॥८९॥ 


अर्थ जित कर्मेकि उदयकी वश्ीभूतताको प्राप्त हुआ जीव कमसे 
श्रुस तथा स्थावर योनिमे उत्पन्न होता है उसे तरस तथा स्थावर नाम" 
कर्मका भेद जानना चाहिये । ; 
, भावार्थ--ब्रस नामकमंके उदयसे जीव, द्वोन्द्रियादिक त्सोमे उत्पन्त 
होता है और स्थावर नामकर्मके उदयसे पृथिवीकायिकादिक स्थावर 
जीवोमे उत्पन्न होता है ॥८३॥। जिस कमके उदयसे इस जीवका शरीर 
धात-प्रतिधातरूप होता है अर्थात्‌ दूसरेसे रुूकनेवाला और दूसरेको रोकने 
वाला होता है उसे भगवानने बादर नामकर्म कहा है ॥८८॥ जिस कमंके 
उदयसे जीवका शरीर सूक्ष्म होता है अर्थात्‌ न किसीसे रुकता है और 
न किसीको रोकता है उसे सिद्धान्तरूपी सागरके पारगामी आचार्प 
सूक्ष्म नामकर्म॑ कहते है ॥८५॥ जिस कमंके उदयसे जीव पर्याप्त होता है 
भर्यात्‌ उसकी आहार तथा शरीर आदि सभी पर्याप्तियाँ पूर्ण होती हैं 
उसे मुनिराजोने पर्याप्त तामकर्म कहा है ॥<९॥। जिस कर्मके उदयसे 
जीव अपर्याप्त होता है अर्थात्‌ उसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नही होती 
और अन्‍्तर्मुहरतके भीतर नियमसे मरणको भ्राप्त होता है उसे जिनेन्द्र 
भगवाचने अपर्याप्त नामकर्म कहा है ॥८७॥ जिसके द्वारा एक शरीरका 


सप्तमो मयूखः २१५ 


एक ही जीव स्वामी होता है उसे आचाय॑ प्रैत्येकनामकर्म कहते हैं 
॥८८॥ जिसके द्वारा जगत्‌ में प्राणियोका शरीर साधारण होता हैं अर्थात्‌ 
एक शरीरके अनन्त जीव स्वामी होते है उसे साधारण नामकर्म कहा 
है ॥००९॥ 
; ' धातृपधातवी येन. सवन्त्यपघने स्थिराः । 
सुस्थिर निगदन्तीह तन्‍नाम किक कोविदा। ॥९०॥ 
धातृपधातवो येन भवन्त्यपघने5$स्थिरा। । 
अस्थिरं निगदन्तीह तन्‍नाम किल कोविदाः ॥९१॥ 
यस्योदयेन कायस्य कंम्रता तच्छुभं मतम्‌ । 
तदुन्यदशुभं ज्ञेयभकान्तत्वनिषन्धनम्‌ ९२) 
अर्थ--जिसके द्वारा शरीरमे धातु ओर उपधातु स्थिर होते हैं. उसे 
विद्वज्जन स्थिर सामकर्म कहते है ॥९०॥| जिसके द्वारा शरीरम धातु 
और उपधातु अस्थिर रहती है उसे अस्थिर नामकर्म कहते हैं ।॥९.१॥ 


जिसके उदयसे शरीरमे सुन्दरता होती है उसे शुभ नाम और उससे 


भिन्‍न असुन्दरताका कारण जो कम है उसे अशुभ नामक जानना 
चाहिये ॥९२॥ 


हृतविलम्बित 
सुभगनाम जिना निगदन्ति तदू 
यदुदयेन जनप्रियता भवेत्‌ । 
असुभगो5्प्यजनपप्रियताकरः 
प्रगदितो गदितोच्छितशास्त्रके |॥९३॥ 
अरथं--जिसके उदयसे लोकप्रियता हो अर्थात्‌ समस्त जीव अपनेसे 
प्रीति करते हैं उसे जिनेन्द्र भगवान्‌ सुभगनामकर्म कहते है और जिसके 
उदयसे लोकप्रियता न हो उसे उत्तम शास्त्रोके व्याख्याता आचार्योनि 
असुभग--दुर्भग नामकम कहा है ॥॥९३॥ 
स्व संजायते येन वेणुवीणापिकोपसः । 
सुरवरं तत्तु विशज्षेय तदन्यत्‌ दुःस्वर स्मृतम्‌ ॥९४॥ 
जायते येन जीवानां प्रभोपेत कलेवरस्‌ । 
आदेय नाम तज्जेयमनादेय ततः परम ॥९५७॥ 


२३१० सम्यक्त्व-चिन्तामणि 
प्रसुता येन कीतिः स्याच्चश्वन्ती चन्द्रिका यथा | 


गदन्ति तथश की्तिनामकर्म गणाधिपा। ॥९६॥ 
अकीतिः ग्रसरेध्ेन त्रिलोक्यां. कज्जलोपमा । 
अयशःफीर्तिनामाहुस्तच्च बोधपयोधय: ॥९७॥ 


अहत्त्वकारणं यत्स्यात्तीथक्ृन्नामकर्म तत्‌ । 
एवड्च नामभेदाः . स्ुस्थ्युत्तरनवतिग्रमाः ॥९८॥ 


अथ--जिसके द्वारा बासुरी, वीणा और कोयलके स्वरके समान मधुर 
स्वर होता है उसे सुस्वर नामक जानना चाहिये और जिसके द्वारा 
इससे विपरीत स्वर होता है उसे दु स्वर नामक माना गया है ॥९४॥ 
जिसके हारा जीवका शरीर एक विशिष्ट प्रकारकी प्रभासे सहित होता 
है उसे आदेय नामकर्म और इससे विपरीतको अनादेय नामकमे कहते 
हैं ॥५५॥ जिसके उदयमे इस जीवकी चाँदनीके समान शोभायमान कीति 
होती है उसे गणधरदेव यहाःकीति नामकर्म॑ कहते हैं ॥॥९६॥ जिसके 
उदयसे कज्जलके समान काली अपकीति फेलती है उसे ज्ञानके सागर 
आचायें अयद कीति नामकर्म कहते हैं ॥९७॥ और अहंन्तपदका जो 
कारण है उसे तीथंक र नामकर्म कहते हैं । इस प्रकार नामकर्मके तेरानवे 
भेद होते हैं ॥९८॥ 
आगे गोत्रकर्मके दो भेदोका वर्णन करते हैं-- 
उच्चेगोत्रं तथा नीचेगोत्रमित्येव. भेदतः । 
हिविध गोत्रकर्स स्याहुच्चे्नीचेस्त्वकारणम ॥॥९९॥ 
अर्थ--उच्चगोत्र ओर नीचगोन्रके भेदसे गोत्रकर्म दो प्रकारका है। 
यह गोत्रकम, जीवके उच्च और नीच व्यवहारका कारण है। तात्पर्य 
यह है कि उच्चगोन्नके उदयसे यह जीव ऐसे कुलमे उत्पन्न होता है 
जिसमे मोक्षमार्गका प्रचहूत हो और नीचगोत्रके उदयसे ऐसे कुलमे 
उत्पन्न होता है जिसमे मोक्षमार्गका प्रचलन नही होता है ॥९०९।॥। 
अब अन्तरायकर्मके पाँच मेदीका निरूपण करते हैं-- 
दान लाभइच भोगश्चोपमोगरच पराक्रमः । 
एतेषां विध्नकारित्वादन्तरायोंइस्ति पल्चधा ॥१००॥ 


सप्तमो मयूख' २२१ 


आर्या 
सकृदेव शुज्यमाना भोजनताम्बूलपूगदुग्धाद्या। | 
अर्था भोगा उकता दधिसपिःशकराद्याइव ॥१०१॥ 
भ्ुकक्‍त्वा थे पुनरर्था भूयोभूयों जने; प्रश्नज्यन्ते । 
उपभोगास्ते गदिता घटपटमुकुटादयोी लोके ॥१०२॥ 
अर्थ--दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य इनमे विधष्त करनेसे 
अन्तरायकरमं पाँच प्रकारका है ॥१००॥। एक ही बार भोगमे आनेवाले 
भोजन, पान, दाल, दूध, दही, घो तथा ,शक्कर आदि पदार्थ भोग कहे 
गये हैँ और जो एक बार भोगकर बार-बार भोगनेमे आते है, जेसे घट 
पट तथा मुकुट आदि पदार्थ, वे उपभोग कहे गये हैं ॥१०१-१०२॥ 
आगे कर्मंप्रकृतियोके भेदोका उपसहार करते हुए भेदाभेद विवक्षामे 
उनके भेदोका निर्धार करते है-- 
तदेव॑ चाष्टचत्वारिंशत्सहितं शर्त धुबम्‌ । 
सर्वेकमप्र भेदानां. माषितं जिनशासने ॥१०३॥ 
नाम्नि वणचतुष्के तु गहीतेब्भेदवा्ंया । 
बन्धे तथोदये भेदचतुष्कम्बेच.. गुह्यते ॥१०४॥ 
अविनाभाविनो देहे संघातो बन्धनं तथा। 
नास्ति तेन तयोबन्ध उदयश्चापि वण्यते ॥१०५॥ 
दृष्टिमोहेशपि सम्यक्‍्त्व॑ं सम्यडमिथ्यात्वमेव च | 
वर्णिते यतिभ्रूपालेब न्धवार्ताबहि!स्थिते ||१०६॥ 
एवं पश्च नव इन्हें पड़्विशतिरपि क्रमात्‌। 
चत्वारः सप्तपष्टिश्च दो च पश्च च वर्णिताः ॥१०७॥ 
प्रभेदास्तत्र बन्धाहों! . प्रभेदाना कदम्बके | 
भेदे. हथुनाष्टपब्चाशच्छतसंख्यासमन्विताः |[१०८॥ 
विंशतिसच शर्त चाप्यभेदे वे बन्धसन्युखाः । 
निगद्यते श्रुतज्ञानपारावारीयपारगेः! ॥१०९॥। 


अ्ष--इस प्रकार समस्त कर्मप्रकृतियोके उत्तरभेद जिनागममे एक 
प्ती भड़तालीस कहे गये हैं ॥१०३॥ नतामकर्ममे वर्णादिके चार भेद, अभेद 


२१२ सम्यक्त्व-चिन्तामाण 


विवक्षासे लिए गये हैं इसलिए बन्ध और उदयके प्रकरणमे उनके बीस 
भेंद न लेकर चार ही भेद ग्रहण किये जाते है ॥१०४॥ पाँच वन्धन और 
पाँच सघात शरीर नामकर्मके अविनाभावी हैं, इसलिए वन्ध और उदयके 
प्रकरणमे उनका वर्णन नही होता है ॥१०५॥ दर्शनमोहनीयमे भी 
सम्यक्त्व और सम्यडमिथ्यात्वप्रकृतिको मुनिराजोने बन्धसे बाह्य वर्णन 
किया है भर्थात्‌ इन दो प्रकृतियोका बन्ध नहीं होता है ॥१०६॥ इस 
प्रकार अभेदविवक्षाको लेकर ज्ञानावरणादि कर्मोकी उत्तरप्रकृतियोके 
समूहमे बन्धयोग्य प्रकृतियाँ क्रमसे पांच, नौ, दो, छब्बीस, चार, सड़सठ, 
दो ओर पाँच कही गई है। श्रुतज्ञानख्पी सागरके पारगामी आचार्योके 
द्वारा भेदविवक्षामे एक सौ अडत्तालीस और अभेदविवक्षासमे एक सौ 
बीस प्रकृतियाँ बन्धके योग्य कही जाती हैं ॥१०७-१०९॥ 


आगे गुणस्थानोमे बन्धकी चर्चा करते हुए कुछ प्रकृत्तियोके बन्धकी 
विष्ेषता बताते हैं-- 


यस्मिन्‌ू कस्मिंश्च सम्यक्‍त्वे केवलिनोरुपाश्रये । 


भावनाविषयीभूतदृष्टिशुद्धधादिभावना: ॥११०॥ 
असयतादिचत्वारो नराः... कर्ममहीसवाः । 
तीथंकृत्म कृतेब॑न्धमारभन्ते शुभोदयात्‌ ॥१११॥ 


आहारकस्य वबन्धोः नु प्रमादातीतधाम्ु | 
मिश्रोनेष्वायुपो वन्‍्धः सप्तमान्तेषु बर्णितः ॥११५॥ 


प्रकृतीनां तदन्यासां मिथ्यादृष्टथादिभूमिषु । 
बन्धनं॑ च यथायोग्य भणित यतिभमिषः ॥११३॥ 


अर्थ--औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक इन तीन सम्यक्त्वोमे 
से जिस किसी सम्पक्त्वके रहते हुए केवली और श्रुतकेवलीके सन्निधानमे 
जिन्होने दर्शनविशुद्धि आदि भावनाओका चिन्तवन किया है ऐसे असबत 
सम्यग्दृष्टि आदि चार गुणस्थानवर्ती कमंभूमिज मनुष्य पुण्योदयसे 
तीर्थंकरप्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ करते है ॥११०-१११॥ आहारकशरीर 
और आहारकशरीराजड्भोपाज्जका बन्ध प्रमादातीत सप्तम और अष्टम- 
गुणस्थानमे होता है। आयुकर्मका बन्ध सिश्र गुणस्थानको छोडकर 
पहलेसे सातवें गुणस्थाव तक होता है और शेषप्रकृतियोंका बन्ध मिथ्या- 


सप्तमी मयूख:ः २२३ 
दृष्टि आदि गुणस्थानोमे यथायोग्य होता है, ऐसा मुनिराजोने कहा हैं 
॥११२-११३॥ 

आगे मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोमे बन्धव्युच्छित्तिके योग्य प्रकृ- 
तियोकी सख्या कहते है-- 
* उपजाति 
अथो जिनेन्द्रेषिदिताखिलाथे- 
रनन्तसद्दृष्टियुतेः. समृक्ताः 
कम प्रभेदा: किले. बन्धहीना 
मिथ्यात्वभूम्यादिष बोधनीयाः ॥|११४॥ 
अष्टहिक, पञ्च च विंशतिश्च, 
नभो दशाम्मोनिधय। पड़ेक। | 
पडाहताः पड़पि व पञ्च पोड- 
श॒योगिनस्त्वेकमितः  क्रमेण ॥११५॥ 


अथं--अब इसके बाद समनन्‍्त पदार्थोको जाननेवालें तथा अनन्त- 
दर्शन--केवलदर्शनसे सहित जिनेन्द्र भगवान्‌ने मिथ्यादृष्टि आदि गुण- 
स्थानोमे ऋ्रमसे सोलह, पच्चीस, शुन्य, दश, चार, छह, एक, छत्तीस, 
पाँच, सोलह और सयोगकेवली गुणस्थानमे एक इस प्रकार बन्धसे 
व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियाँ कही है ॥११४-११५॥ 


आगे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे जिन सोलह प्रकृतियोकी बन्धव्युच्छित्ति 
कही है उनके नाम कहते है-- 

. मभिथ्यात्वहुण्डकक्लीबासम्राप्तैकाक्षसज्ञका | 
सक्ष्मोष्पर्याप्तकातापी विकलत्रितवथ तथा ॥११६॥ 
इश्श्रायुः स्थावरः श्वश्रगतियुग्म॑ भयग्रदम्‌ । 
साधारण इति प्रोक्ता अबन्ध्याः प्रथमात्परम्‌ ॥|११७॥ 


अरथ--मिथ्यात्व, हुण्डकसस्थान, नपुसकवेद, असप्राप्तसुपाटिका- 
सहनन, एकेन्द्रियजाति, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, आतप, विकलत्नय अर्थात्‌ 
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ज।ति, नरकायु, स्थावर, तरकगति, नरक- 
गत्यानृपूर्वी और साधारण ये सोलह प्रकृतियाँ प्रथमगुणस्थानके आगे नही 


२२४ सम्प्रवत्व-चिन्तामणि 
चेंघती हैं अर्थात्‌ इनकी प्रथम गुणस्थानमे वन्धव्युच्छित्ति होती है 
॥११६-११७॥ 
अब द्वितीय गुणस्वानमें जिनकी बन्वब्युज्छिति होती है उन पच्चीस 
प्रकृतियोके नाम वहते हैं-- 
निद्रानिद्रा तथा स्त्यानं प्रचलाप्रचला पुनः | 
४. ० गीवितम्‌ 
दुभगो इ/ःस्वरश्चानचतुप्क॑ सृगर्ज ॥११८॥ 
नीचेंगेत्रं तथोद्योतस्तिरुचां गमनहिकम | 
अप्रशस्त॑ नभोयान चतुप्क॑ चान्तसंहतेः ॥११९॥ 
न्यग्रोघादिकसस्थानचत्ुष्कं ललनास्मरः) | 
अनादेयों द्वितीयाया अबन्ध्याः परतो भ्रुव! ॥१२०॥ 
अर्थ--निद्रानिद्रा, स्त्यानगुद्धि, प्रचलाप्रचला, दुमंग, दुस्वर, 
अनन्तानुवन्धीचतुष्फ, तिर्यगायु, नीचगोश्न, उद्योत, तियंब्चगति, 
तियंब्चगत्यानुपृन्यं, अप्रणस्तविहायोगति, अन्तके चार सहनन, न्यग्रोघ- 
परिमण्डल आदि चार सस्थान, स्त्रीवेद और अनादेय ये २५ प्रकृतियाँ 
दूसरे गृणस्थानके आगे अवन्धनोय हूँ अर्थात्‌ इनका बन्ध दूसरे गृणस्थान 
तक ही होता है ॥ १८-१२०॥ 
आगे चतुर्थंगुणस्थानमे बन्धव्युच्छित्तिके योग्य प्रकृतियोके नाम कहते 


कििनज 


वज्जपंभश्च नाराचो द्वितीयश्च कपायकः । 
ओदारिक शरीरञ्च तदद्वोंपाइनाम च॥१२१॥ 
मनृष्यायुमलुष्याणां. गमनद्वितय तथा । 
एपां तुयंग्रणस्थाने.. वन्धविच्छेदन भवेत्‌ ॥१२२॥ 
अर्थ--चरज्नंपभना राचसहनन, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया 
लोभ, ओऔदारिकश रीर, औदारिकदणरीराड़रोपाग, मनुष्यायु, मनुष्यगति 
और मनुष्यगत्यानुपृर्व्य इस दद्य प्रकृतियोकी वन्धव्युच्छित्ति चतुर्थगुण- 
स्थानमे होती ॥१२१-१२२॥ 
आगे पञ्चमगुणस्थानमे बन्धव्युच्छित्तिके योग्य प्रकृतियाँ कही जाती 
हल 


पब्चमे च गुणस्थाने प्रत्याख्यानवतुष्ट्यम्‌ | 
बन्धादू व्युच्छियते नुनभित्थमुक्तं सनीषिभिः ॥१२३॥ 


सण्तमो मयूखः श्र्प्‌ 
अथ--पञ्चम गुणस्थाममे प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ 
इन चार प्रकृतियोकी बन्धव्युच्छित्ति ज्ञानीजनोने कही है ॥१२३॥ 
अब षष्ठ गुणस्थानमे बन्धव्युच्छित्तिके योग्य प्रकृतियाँ कही जाती है-- 
पष्ठेडस्थिराशुमासातवे दनी या यशांसि च्‌। 
व्युच्छिद्यन्तेरति शोकश्चापि बन्धनदुग्न हात्‌ ॥१२४॥ 
अर्थ--छठवें गुणस्थातमे अस्थिर, अशुभ, असातावेदनीय, अयश- 
स्कीति, अरति और शोक ये छह प्रकृतियाँ बन्धव्युच्छित्तिको प्राप्त होती 
]१२४॥ 
४ न सप्तम और अष्टम गुणस्थानमे बन्धव्युच्छित्तिके योग्य प्रकृतियाँ 
कहते हैं-- 
अप्रमते गशुणस्थाने  सुरायुश्छिद्यते पुनः । 
निवृत्ते! प्रथमेअ्मृत्यो निद्रा च ग्रचक्ला तथा ॥१२५॥ 
पष्ठे भागे पुनस्तीथनिर्माणें खगतिः शुभा। 
पज्चेन्द्रियं तथाहारद्वितयं तेजसो द्विकम्‌ ॥१२६॥ 
समादिचतुरल॑ च सुराणां गमनहिकम्‌ । 
विक्रियाउचशरीरस्थ हयं॑. वर्णचतुष्टयम्‌ ।|१२७॥ 
त्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकस्थिरसुस्व॒रा! । 
शुभश्च सुभगश्चापि ह्यादेयोच्छवासनामनी ।|१२८॥ 
परघातोपघातो च हगुरुलघकं॑. तथा । 
अन्तिमे च रति्भीतिजगुप्सा हसन पुनः ॥१२९॥ 
व्युच्छिद्यन्ते पुनवन्धात्‌ पट्त्रिशत्‌ कमंणां भिंदा । 
प्रोकतमित्थ॑ गणाधीशसेवितैजिनभुमिये! |॥१३०॥ 


अथ--अप्रमत्त गुणस्थानमे एक देवायुकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । 
अपूवकरण गुणस्थानके मृत्यु रहित प्रथम भागमे लिद्रा और प्रचलाकी 
छठवें भागमे तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्तविहायोगत्ति, पब्चेन्द्रियजाति 
आहारकशरीर, आहारकशरीराज्धोपाड़, तेजस, कार्मण, समचतुरस्न- 
सस्थान, देवगति, देवगत्यानुपृव्यं, वेक्रेयिकशरीर, वेक्रियिकशरीराज्रो- 
पा, वर्णादिचतुष्टय, तरस, बादर, पर्याप्तक, प्रत्येक, स्थिर, सुस्वर, शुभ, 
सुभग, आदेय, इ्वासोच्छवास, प्रघात, उपृषात और अगुरुलघु इन 

१५ 


२२६ सम्यक्त्व-चिन्तामणि. 


तीसकी तथा अन्तिम भागमे रति, भय, जुगुप्सा और हास्य इन चारकी 
इस प्रकार सब मिलाकर छत्तीस प्रकृतियोकी बन्धव्युच्छित्ति गणधरोंके 
द्वारा सेवित जिनेन्द्रभगवानने कही है ॥१२५-१३०॥ 
आगे नवस गुणस्थानमे बन्धव्युब्छित्तिको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियाँ 
कही जाती हैं-- 
अनिवृत्ती गुणस्थाने. संज्वलनचतुष्टयस्‌ । 
वनन्‍्धादू व्युच्छिद्यते नुन माजुजों मीनक्रेतनः ॥१३१॥ 
अ --अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमे सज्वलनकी चार तथा पुरुषवेद ये 
पाँच प्रकृतियाँ नियमसे बन्धव्पुच्छित्तिको प्राप्त होती हैं ॥१३१॥ 
अब दशम गुणस्थानमे बन्धव्युच्छित्तिके योग्य प्रकृतिरयाँ कहते हैं-- 
सक्ष्मान्ते प्रथम विध्न उच्चेगोत्र तथा यशः | 
व्युच्छिद्यत तथा बन्धादू दर्शनस्य चतुष्टयम्‌ ॥|१३२॥ 
अर्थ--ज्ञानावरणकी पाँच, अन्तरायकी पाँच, दर्शंनावरणकी चार, - 
उच्चगोन्र और यशस्कीति ये 'सोलह प्रकृतियाँ सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके 
अन्तमे बन्धव्युच्छित्तिको प्राप्त होती हैं ॥१३२॥ 
आगे सयोगकेवलीजिनके वन्धव्युक्छित्तिका वर्णन करते हैं-- 
सयोगकेवलिजिने. सातवेशं. विभिदते। 
बन्धनादन्यतो5भावो च्युच्छित्ते! संग्रचक्ष्यते |१३३॥ 
अर्थ--सयोगकेवली जिनके एक सातावेदनीयकी वन्धव्युक्छित्ति होती 
है। अन्यत्र अर्थात्‌ तुतीय, एकादश, द्वादश और चतुर्दश गुणस्थानोमे 
बन्धव्युच्छित्तिका अभाव कहा जाता है ॥१३३॥ 
कहते है मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोमे बन्धयोग्य प्रकृतियोकी सख्या 
कहते हैं-- 
मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने. शत सप्तदशोत्तरम्‌ । 
द्वितीये चकसयुकत चत्वारः सप्ततिस्तथा ॥१३४॥ 
ततीये हि मुणस्थाने, चतुर्थे सप्तसप्ततिः । 
पञ्चमे. सप्तपष्टिह्व त्रिषष्टिः परष्ठधामनि ॥१३७॥। 
सप्तमें.. तूनपष्टिरच दथुनपष्ठिस्तथाष्टमे । 
नवमे विंशतिर्द च बक्ष्मे सप्तदशव. च ॥१३३॥ 


सप्तमो मयूख २२७ 


एकेका च तथेका च शान्तमोहादिधामसु । 
बन्धाहों: प्रभिदा ज्ञेयाः कमंणां च त्वयोगिनि ॥१३७॥ 

अबन्ध एवं बोद्धव्यो बन्धकारणसक्षयात्‌ । 
अथो वश्ये हावन्धाहंगणनां गुणधामसु ॥१३८॥ 
अथ--मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे ११७, द्वितीय गुणस्थानमे १०१, 
तृत्तीय गुणस्थानमे ७४, चतुर्थ गुणस्थानमे ७७, पडन्‍्चम गुणस्थानमे ६७, 
षष्ठ गुणस्थानमे ६३, सप्तम गुणस्थानमे ५९, अष्टम गुणस्थानमे ५८, 
नवम गुणस्थानमे २२, दशमगुणस्थानमे १७, एकादश गुणस्थानमे १, द्वादश 
गुणस्थानमे १ और त्रयोदद् गुणस्थानमे १ प्रकृति बन्धके योग्य है। अयोग- 
केवलीजिनगुणस्थानमे बन्धके कारणोका अभाव होनेसे पूर्ण अबन्ध 
जानना चाहिये। अर्थात्‌ उनके एक भी प्रकृतिका बन्ध नही होता है। 
आगे गुणस्थानोमे अबन्धके योग्य प्रकृतियोकी सख्या कहेंगे ॥१३४-१३८॥ 

आये तथा द्वितीये च विल्श्चेकोनविंशतिः । 
ठ॒तीये्व्ध्यूनपश्चाशच्छताथ सप्तव्जितम्‌ ॥११९॥ 

चतुर्थ, अ्युत्तर किज्च पञ्चमे सप्तसगतम | 
पृष्ठे च सप्तमे सेका पष्टियुग्मयुताष्टमे ।|१४०॥ 

युग्महीन त्रित्रिः पूर्ण नवमे दरश्से शतस्‌ । 
शतमेकीनविंशत्यधिक शान्तादिषु. त्रिपु ॥१४१॥ 

अन्ते किन्तु गुणस्थाने शत विंशतिसंयुतम्‌ । 

ई न ९ 
अबन्ध्या; प्रभिदा हाय ताः कीति ताः क्रमतो जिने: ॥१४२॥ 
अर्थ--प्रथम गुणस्थानमे ३ द्वितीय गुणस्थानमे १९५ तृतोय गुणस्थानमे 
४६, चतुर्थ गुणस्थानमे ४३, पञ्चममे ५३, षष्ठमे ५७, सप्तममे ६१, 
अष्टममे ६२, नवममे ९८, दशमसे १०३, उपश्ञान्तमोह आदि तीन गुण 
स्थानोमे ११९ और अन्तिम अर्थात्‌ चतुदंश गुणस्थानमे १२० प्रकृतियाँ 
अबन्ध योग्य जिनेन्द्र भगवाचने कही है । 

, विशेषार्थ--अभेदविवक्षामे बन्धयोग्य १२० प्रकृतियाँ कही गई हैं । 
उनमेसे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे तीथँकर प्रकृति तथा 'आहारकयुगलूका 
बन्ध न होनेसे एक सौ सत्तरह प्रकृतियाँ बन्धयोग्य हैं। सासादनगुण- 
स्थानमे, मिथ्यात्वगुणस्थानकी बच्च्रव्युच्छित्तिकी सोलह प्रकृतियाँ घट 


सप्तमों मयूख २१९५ 


अथे--मोहनीयकमकी सत्तर कोडाकोडी सागर, नाम और ग्रोत्रकी 
बोस कोडाकोडी सागर, ज्ञानावरण-दर्शंनावरण और अन्तराय इन तीन 
घातियाकर्मों तथा वेदनीयकर्मकी तीस कोडाकोडो सागर और आयु 
कर्मंकी मात्र तेतीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है ॥१४३-१४४॥ 


आगे उत्तरप्रकृतियोकी उत्कृष्ट स्थिति कहते है-- 


असहद्य त्रिघातीनां त्रिशत्सरिद्धीरवरा। । 
कफोटीकोट्थस्तद्थ तु सातस्त्रीनरयुग्मयो! ॥१४५॥ 
सप्त तिदृष्टिमोहस्य चत्वारिंशद्य मावृतेः । 


संस्थानसंहतीनां. तु॒विशतिश्चान्तजातयो: ॥१४६॥ 
पुनश्च प्रथमं॑ यावद्‌ द्वाभ्यामपगतास्तथा 


सक््मापयाप्तसाधारणहीनेन्द्रियदेहिनास्‌ ॥१४७॥। 
अष्टादशारतेः शोकपण्टवेदाभिधानयों । 
तियक्तेजों मयश्वश्रौदारिकगात्रयुगसयो:..._ ॥१४८॥ 


वेगूविकातपहन्द्रनी चैगोंत्रार्यकर्म णाम््‌ । 

त्रसवर्णागुरूणां. च चतुष्कस्यापि कर्मणाम्‌ ॥१४९॥ 

एकपज्चेन्द्रियस्थावरनिर्माणाभिसजिनाम्‌ । 

अस्थिरषट्कदुगत्योरविंशती रतिहासयो। ॥१५०॥ 

प्रशस्ताकाशयानस्य चोच्चेगत्रिनवेदयो! । 

स्थिरप्रभ्तिषटकस्य वुन्दारकयुगस्य च। १५१॥ 

कोटीकोटथो दश्ष प्रोकता! सागराः स्थितिरुत्तमा । 

सज्ञ्ञानचन्द्रिकाचारुपूरचचि तदिग्शुवा ॥१५२॥ 

आर्या 

आहारकड्िकस्य तीर्थक्तों नामकर्मणश्चापि । 

अन्तःकीटीकोटीसागरसुमिता स्थितिरेया ॥१५३॥ 
अनुष्ठ॒प्‌ 

सुर शअआयुषोरज्ञे या त्रयस्त्रिशत्पयोधयः । 

न्नीण पल्‍यानि च ज्ञेया मानवतियंगायुपरो: ॥१५४॥ 


२३० स॑म्पक्त्व-चिन्तामणि 


अर्थ--असातावेदनीय और तीन घातिया कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति 
तीस कोडाकोडी सागर है। सातावेदनीय, स्त्रीवेद तथा मनुष्यगति, मनुष्य- 
गत्यानुपूव्य इनकी पन्द्रह कीडाकोडी सागर है ॥१४५॥ दर्शनमोहकी सत्तर 
कोड़ाकोडी सागर ओर चारित्रमोहकी चालीस कोडाकोडी सागर है। 
छह सस्थान और छह ॒सहननोमे अन्तके सस्थान और सहननोकी बीस 
कोडाकोडी सागर है। पश्चात्‌ प्रथम सस्थान और सहनन तक दो दो 
कोडाकोडी सागर कम होती जाती है। सुक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, और 
विकलत्रय जातिकी अठारह कोडाकोडी सागर है। अरति, शोक, तपुसक 
बेंद, तिय॑श्वगत्ति, तिर्य॑व्न्चगत्यानृपूर्वी, तेतनस शरीर, भय, नरकगति, 
नरकगत्यानुपूर्वी, ओदारिक शरीर, औदारिक शरीराद्धोपाड़र, वेक्रियिक 
शरीर, वेक्रियिक शरीराज्भोपाज्, भातप, उद्योत, नीचगोत्र, ॥सादि चार, 
वर्णादि चार, और अगुरुलघु आदि चार, एकेन्द्रिय जाति, पज्चेन्द्रिय जाति, 
स्थावर, निर्माण, अस्थिर आदि छह ओर भप्रशस्तविहायोगति, इनकी 
बीस कोडाकोडी सागरकी है। रति, हास, प्रशस्तविहायोगतति, उच्चगोत्र, 
पुरुषवेद, स्थिर आदि छह, देवगति और देवगत्यानुपृर्व्य, इनकी दद्य कोड़ा- 
कोडी सागरकी उत्कृष्ट स्थिति, सम्यगज्ञानरूपी चाँदनीके सुन्दर पूरसे 
दिग्दिगन्तको व्याप्त करनेवाले जिनेन्द्र भगवाचने कही है ॥१४६-१५२॥ 
आहारकशरीर, आहारकदारीराड्रोपाड़, और तीर्थंकर प्रकृति इनकी 
अन्त कोडाकोडी सागर प्रमाण स्थिति जानना चाहिये ॥१५३॥ देवायु 
और नरकायुकी तेतीस सागर तथा मनुष्यायु और तियंड्च आयुकी तीन 
पल्य उत्कृष्ट स्थिति जाननेके योग्य है ॥१५४॥ 


भागे उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धका कारण कहते हैं-- 
इन्द्रवतआा 
वर्जितसर्व पु 
आयुस्त्रयीवर्जितसव कमे - 
जालस्थितीनां परमी दि बन्धः । 
कद उत्कृष्टसंक्लेशयुते मे (0७५ चर 
त्कृष्टसंक्लेशयुतैमबेदू. वे 
। भावेस्तदन्येद्च भवेज्जपन्यः ॥१५५॥ 


अथे--तिर्यलूच, मनुष्य और देव इन तीन शुभ आयु कर्मोंको छोडकर 
हवथ समस्त कम्मसमूहका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्कृष्टसक्लेश्युक्त भावोसे 
और जघन्य स्थितिबन्ध उनसे विपरीत भावोंके द्वारा होता है ॥१५५॥ 


सप्तमो मयूख' २१६१ 


अब उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामी कहते है-- 
इन्द्रवजञा 
आहारयुग्म॑ किक तीथनाम 
देवस्थितिं वा परिम्रुच्य छोकः । 
सर्वस्थितीनां. वरबन्धकर्ता 
मिथ्यादृगेवायमहोी सम्ुक्तः ॥|१५६॥ 
अथं--आहारकशरीर, आहारकशरीराजड्भीपाड्, तीर्थंकर प्रक्ृति 


और देवायुको छोड़कर शेष समस्त कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाला आइचय है कि मिथ्यादुष्टि जीव ही कहा गया है ॥१५६॥ 


आगे इसी उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी विशेषता बतलाते है-- 
उपजाति 


यतिः प्रमत्तर्त्रिदशस्थिति स 
आहारयुग्मं च हतप्रमादः । 
तीथ मलुष्योडविरतः सुदृष्टि- 
बंध्नाति तीव्रस्थितिसगतं तम ॥१५७॥ 
अर्थ--देवायुका उत्कृष्टस्थितिबन्ध प्रमत्तसयत--छठवें गुणस्थानवर्ती 
मुत्ति और आहारकयुगलूका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध भप्रमत्तसयत अर्थात 


सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनि करते हैं। तोर्थकर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
अविरत सम्यरदृष्टि मनुष्य करता है ॥१५७॥ 


आगे शेष कर्मप्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले मिथ्यादृष्टिकी विज्ेषता 
बताते है-- 
इल्द्रवजआा 
+ 
देवेतरायविकलत्रय चा 
प् ज् 
सक्ष्मत्रयः पक्रियिकार्यपट्कम्‌ । 
मर्त्या स्गा वा बध्नन्ति नून॑ 
नान्‍्ये सुरा। श्वश्नभवाइच तीबत्रस ॥१५८।| 
तियंगौदारिकहन्द्रम॒ुद्यो तान्तिमसह ती | 
निर्जरा नारकाइचेव बन्धन्तीह. परस्थिती ॥१५९॥ 


२३२ सम्यवत्व-चिन्तार्माण 
उपजाति 


एकेन्द्रियस्थावरकातपानां 
प्रां स्थितिं व्याकुलभावपूर्णा । 
भिथ्यादृशो निजग्योनिजाता 
वध्नन्त्यहों कमविचित्रपाकात्‌ ॥१६०॥ 
| आर्या 
उत्कृष्टेषन्मध्यमस क्लिष्ठा अखिलगतिपु संजाताः । 
शेषाणां प्रकृतीनां स्थिति प्रामत्र चिन्बन्ति |१६१॥ 
अथं--देवायुके सिवाय तीन आयु, विकलत्रय, सृक्ष्मचय--सृक्ष्म, 
अपर्याप्त ओर साधारण तथा वेक्रियिकबटुक--वेक्रियिकश रीर, वेक्रियिक 
शरीराजड्भोपाड़, तरकयत्ति, नरकगत्यानुपूव्य, देवगति और देवगत्यानु- 
पूव्यं इन पन्‍द्रह प्रकृतियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मनुष्य और तिर्य॑व्न्व 
ही करते हैं, देव और नारकी नही ॥१५८॥ तिय॑जञ्चर्गाति, तिर्य॑ड्चगत्यानु- 
पूर्व, ओदारिकशरीर, औदारिकशरीराज्भोपाड़, उद्योत और असप्राप्त- 
सृपाटिकासहनन, इन प्रकृतियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध देव और नारकी 
ही करते है ॥१५९॥ एकेन्द्रिय जाति, स्थावर और आतप इन तीन 
प्रकृतियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध व्याकुल परिणामोसे युक्त मिथ्यादृष्टि 
देव करते हैं। आइचय है कि कहाँ देवपर्याय और कहाँ एकेन्द्रियादिकका 
बेच्धच । कर्मोदियकी विचित्रतासे ही ऐसा होता है॥१६०॥ शेष ५२ 
प्रकृत्तियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्कृष्ट अथवा ईपन्मध्यम सकक्‍लेश 
परिणामवाले चारो गतियोके जीव करते हैं ॥१६१॥ 
आगे मूल प्रकृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध कहते हैं-- 
महर्ता द्ादश श्षुद्रा वेदनीयस्थ कर्मणः । 
महु्ताश्चाष्ट गोत्रस्थ नाम्नक्चापि निगद्यते ॥१६२॥ 
स्थितिभिन्नपुहृतंस्तु॒ पञ्चानां शेषकर्मणास्‌ । 
अथोत्तरप्रभेदानां वच्मि हीनतरां स्थितिस्‌ ॥१३३॥ 


। अर्थ--वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति बारह मुह॒त, नाम और गोत्रकी 
आठ मुहूर्त तथा शेष पाँच कर्मोकी अन्तमुंहृर्त है। भब उत्तर प्रकृतियोकी 
जघन्य स्थिति कहते है ॥१६२-१६३॥ 


सप्तमो मयूख' २१३३ 
उच्चेगोंत्र यशस्कीरत्योम हर्ताष्टकसंमिता ता 
।  मुह॒र्तद्वाशी . सातवेदनीयरथ करमणः ॥१६४॥ 


ज्ञानारिविध्नकोभानां. चतुर्दशनरोधिनास्‌ | 
मुह॒तों, मत्यंवेदस्य त्वष्टी वर्षोाणि भ्राषिता ॥१६५॥ 


क्रोधाहड्नारमायानां द्विक्रेकदलभासकाः । 

(६ €ः 6 
सुगमर्त्यायुपोभिन्‍नमुहूतं),.. श्वश्ननाकिनाम्‌ ॥१६६। 
दशवषसहस्राण्याहारतीथ कृतां तथा । 


कोटीकोटी च भिन्‍ना स्याज्जघन्या कर्मर्णा स्थि तिः || १६७॥। 


अथ-उच्चगोत्र और यशस्कीतिकी जघन्यस्थिति आठ मुह॒ते, साता 
वेदनीयकी बारह मुह॒ते, ज्ञानावरण, अन्तराय, लोभ और चक्षुदंशंनावरण 
आदि चार दर्शनावरणोकी अन्तमुंहृर्त, पुरुषवेदकी आठ वर्ष, क्रोध मान 
और मायाकी क्रमसे दो माह, एक माह और अधे माह, तिय॑ज्च और 
मनुष्यायुकी अन्तमुंहृ्त, देवायु और नरकायुकी दश हजार वर्ष तथा 
आहारकशरीर, आहारक दारीराज्भधोपाड़ और तीर्थंकर प्रकृतिकी अन्त - 
कोडा-कोडी सागर प्रमाण है ॥१६४-०१६७॥ 
आगे इस जघन्य स्थितिबन्धको करनेवाले जीवोका वर्णन करते हैं-- 
मिथ्यात्वं विक्रियापट्क॑ झ्ुकक्‍त्वा निःशेषकर्मणाम । 
ले फ | तिं है 
वध्नाति सबंतो हीनां स्थितिं स्वप्रतिभागतः ॥१६८॥ 
एकेन्द्रियो विशुद्धों हि पर्याप्तों वादरस्तथा। 
५ गति कप ४. 
उच्चेंगोत्रयशस्कीतिसद्वेद्ज्ञानवेरिणामर॒ ॥१६९॥ 


अन्तरायचतुदृष्टरोधिनोदशमस्थितः..। 
सज्वलनचतुष्कस्य पुवेदस्यापि. बादरः ॥१७०॥। 
तीर्थाद्वरहिकानां च ह्पूर्वकरणस्थितः । 
देवगत्यादिपट्कस्यामनस्कस्त्वायु पां तथा ॥१७१॥ 
असंज्ञी वापि सक्षी वा जघन्यां लमते स्थितिम । 
सूगमत्येसुरायुष्क॑ मुकत्वा निःशेषकर्मणास्‌ ॥१७२॥ 


२३४ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


शुभानामशुभानां वा सर्वास्तु स्थितयोज्शुभाः । 
मतस्तीवकपषाय्येव तासामुत्कृष्टबन्धक! ॥|१७३॥ 


अथ--[बन्ध योग्य १२० प्रकृतियोमे से २९ प्रकृत्तियोका जघन्यस्थिति- 
बन्ध ऊपर कहा जा चुका है। शेष रही ९१ प्रकृतिया] उनमे भी वेक्रियिक 
षट्क और मिथ्यात्व इन सात प्रकृतियोको छोडकर शेष समस्त कर्मो-- 
८४ प्रकृतियोकी सर्वजघन्य स्थितिकों अपने योग्य विश्ुुद्ध परिणामोको 
धारण करने वाला बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीव ही बाधता है। उच्च 
गोन्न, यशस्को ति, सातावेदनीय, पाच ज्ञानावरण, पाँच अन्तराय और चार 
दर्शनावरण इन सत्तरह प्रकृतियोकी जघन्यस्थितिको दशम गुणस्थानवर्ती 
जीव बाँधता है। सज्वलनकी चौकड़ी और पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिको 
बादरसाम्पराय-नवम गुणस्थानवर्ती बाँधता है ॥१६८-१७०॥ 

तीथंकर, आहारकशरीर और आहारकशरीराज्भोपाड् इन तीनकी 
जघन्यस्थितिको अपूर्वकरण गुणस्थानवर्तो जीव बाँधता है। वेक्रियिक 
ष॒टुककी जधन्यस्थितिको असज्ञी पण्चेन्द्रिय जीव बाधता है किन्तु आयु- 
कर्मकी जघन्यस्थितिको सन्नी तथा असज्ञी दोनो जीव बाघते है। 
तियंगायु, मनुष्यायु और देवायुकों छोडकर सभी करम्मोके समस्त स्थिति 
विकल्प अशुभ ही हैं। अत उनका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करने वाला तीज्- 
कषायवान्‌ जीव ही माना गया है ॥१७१-१७३॥ 

आगे आवाधाका लक्षण तथा उसकी व्यवस्थाका वर्णन करते है-- 


यावत्कमंमय द्वव्यप्ृदय चाप्युदीरणाम्‌ | 
नेव गच्छति सा तावदाबाधा संग्रचक्ष्यते |१७४॥ 
यदि स्थितिभंवेत्कीटीफोर््य का हि सरसख्ताम्‌ । 
तदा वर्षशत तस्या आवाधा मवति शझ्षुवम्‌ ॥१७७॥ 
एव... तत्प्रतिभागेनेतरेपामपि.. कमंणास्‌ । 
आवाधा सम्रवोद्धव्या स्थितीनां तद्बुभृत्सुभिः ॥१७६॥ 
कोटीकोटीस्थितिभिन्ना कर्मणो यस्य वध्यते । 
अन्तमु हृतंक तस्यावाधा खरिनिरूपिता ॥१७७॥ 
सख्यातगुणहीना ठु मभवेद्वीनतरस्थिते | 
आवाधा चायुप ग्रोक्ता सक्षेपाद्धावलीध्रमा |१७८॥ 


सप्तमों मयूखः २२५ 


त्रिभागात्पूव कोटीनां प्रतिभागविषर्जिता । 
उदीरणां समाश्रित्य बह्याबाधा सप्तकर्मणाम्‌ ॥१७९॥ 

आवलीप्रमिता प्रोक्ता सूरिभिबहुबुद्धिमिः । 
बच्यसानायषः  किन्तृदीरणा नेव जायते ॥१८०॥ 

इति सक्षेपतः पूव॑ग्रन्थादाकृष्य गुम्फितः । 
स्थितिवन्धो5्थ वक्ष्याम्यचुभागं.. कमंणामिह ॥१८१॥ 
अर्थ--कर्मरूप द्रव्य जब तक उदय या उदीरणाको प्राप्त नही होता 
हैं तब तकका काल आबाधा कहा जाता है ॥१७४॥ जिस कमंकी स्थिति 
एक कोडाकोडी सामरकी बँधती है उदयकी अपेक्षा उसकी आबाधा सौ 
वर्षकी होती है ॥१७५॥ इसी प्रतिभागके अनुसार अन्यकर्मोकी स्थितिकी 
आबाधा भी उसे जाननेके इच्छुक पुरुषोको जान लेना चाहिये ॥१७६॥ 
जिस कर्मकी स्थिति अन्त कोडाकोडी सागर प्रमाण है उसकी आबाधा 
आचार्योने अन्तमुंहतंकी कही हैं ॥१७७॥ जघन्य स्थितिकी आबाधा, 
स्थित्तिसे सख्यात्गुणी कम होती है अर्थात्‌ स्थितिके सख्यातवें भाग होती 
है। आयुकर्मकी आबाधा एक कीटी वर्षपूर्वके त्रिभागसे लेकर असक्षे- 
पाद्धा आावली प्रमाण होती है। आयुकर्ंकी आबाधा स्थितिके प्रतिभागके 

अचुसार नही होती है। 

भावाथं--कर्मभूमिज मनुष्यकी उत्कृष्ट स्थिति एक कोटी वषंपूर्वकी 
है । इसके आयुका बन्ध, वर्तमान आयुके दो भाग निकल जानेपर तृतीय 
भागके प्रारम्भभे होता है। यदि आयुबन्धके योग्य लेश्याके अशोकी 
अनुकूलता न होनेसे इस समय बन्ध नही होता है तो जितनी आयु शेष 
रहती है उसके दो भाग तिकल जाने पर तीसरे भागके प्रारम्भमे होती 
है । इस प्रकारके आठ अपकषं काल होते है। यदि किसी जीवके आठो 
अपकर्ष काल आयुवन्धके विना निकल जाते है तो वत्तमान आयुमे जब 
असक्षेपाद्धा आवली प्रमाण-काल बाकी रह जाता है तब नियमसे आयुका 
बन्ध हो जाता है। आयुका बन्ध हो जाते पर वर्तमान आयुका जितना 
काल दोष रहता है उतनी ही आयु कमंकी आवाधा होती है। देव और 
नारकियोकी स्थिति यद्यपि अधिक होती है तथापि उसके आयुवन्धका 
प्रथम मपकर्षकाल वर्तमान आयुमे छह माह जेष रहनेपर ही भाता है पहले 
नही । इसी प्रकार भोगभूमिज मनुष्य और तियंब्न्चोके वर्तमान आयु 
के नो माह शेष रहनेपर ही प्रवम अपकप काल आता है पहले नही । 


इसीलिये आयुकर्मकी आवाधा एक कोटि वर्पंपूर्वके त्रिभागसे लेकर 
असक्षेपाद्धा गावली प्रमाण तक ही कही है । 


२१६६ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


उदीरणाकी अपेक्षा समस्त कर्मोकी आबाघा विश्ञाल बुद्धिके धारक 
आचार्योने अचलावली प्रमाण कही है अर्थात्‌ इसके पहले किसी क्मकी 
उदीरणा नही हो सकती । बध्यमान आर्थात्‌ु परभव सम्बन्धी आयुकी 
उदीरणा नियमसे नहीं होती है। इस प्रकार पृव॑ग्रन्थोंसे लेकर सक्षेपसे 
स्थितिबन्धका वर्णन किया हैं। अब आगे यहाँ कर्मोके अनुभाग बन्धका 
कथन करूँगा ॥१७८-१८१॥ 

विशेषार्थ--जिस करमंकी जितनी स्थिति बँधी है उसमेसे आबाधा 
कालको घटानेपर जो दोष रहती है उतने काल तक वे कर्म नि्षेक रचनाके 
अनुसार फल देते हुए निर्जी्ण होते रहते हैं । आबाधा पूर्ण होनेपर पहले 
समयमे सबसे अधिक कमंपरमाणु फल देकर निर्जीर्ण होते है। पश्चात्‌ 
क्रमसे कम होते जाते हैं । यह क्रम, स्थितिके अन्त तक चलता रहता है। 
यह सविपाक निर्जराका क्रम है यदि किसी जीवके त्ृपरचरण भादिसे 
अविपाक निर्जराका योग मिलता है तो उसके शेष कर्ंपरमाणुओकी 
निजरा युगपत्‌ हो जाती है। आयुक्र्मके निषेक अपनी स्थिति प्रमाण हैं। 

इस प्रकार स्थितिबन्ध॒का वर्णन पूर्ण हुआ | 


अजागोमहिपीक्षीरे शुडखण्डसितासु च। 
९ 
यथा. माधुयसभारस्तारतम्येन॒ बतते ॥१८२॥ 
कमणां च तथा पिण्डे विविधा फलदायिता | 
८5 हि कि 
वर्तते या विपाक से बन्धः सकीत्यते बुधे ॥१८३॥ 
४५ 0 
स्वनामसदृशी. तेषामखिलानाश्व॒ करमणाम्‌ । 
बोघरोधादिका शक्तिवंतते... फलदायिनी ॥१4८४॥ 
अर्थ--जिस प्रकार बकरी, गाय ओर मभैंसके दुधमे तथा गुड खाड़ 
और मिश्रीमे माघुय॑ गुणका समूह हीनाधिकरूपसे रहता है उसी प्रकार 
कर्मोके समूहमे जो विविध प्रकारकी फल देनेकी शक्ति है वह अनुभाग- 
बन्ध विद्वज्जनोके द्वारा कहा जाता है। सब कर्मोकी ज्ञान आदि गुणोको 
आवृत करने वाली जो शक्ति है वह अपने नामके सदृश है । अर्थात्‌ जिस 
कर्मका जैसा नाम है वेसी ही उनकी अनु भाग शक्ति है ॥१८२-१८४॥ 


आगे चतुविध बन्धका कारण कहते हैं-- 
आर्या 


प्रकृतिप्रदेशवन्धी. योगात्पुसां प्रजायेते | 
भवतः स्थितिरनुभागः कपायहेतोः सदा बन्धी ॥१८५॥ 


सप्तमो मयूखः २३७ 


उपजाति 
यथानुभागो भविनां स्थितिशच 
0 
बन्धों हनथस्थ निदानमस्ति | 
तथा प्रदेश: प्रकृतिश्च बन्धो 
नानथतामूलमिहास्ति पुसाम्‌ ॥१८६॥ 
अर्थ--जीवोके जो प्रकृति और प्रदेश बन्ध होते है वे सदा योगोके 
निमित्तसे होते हैं और स्थिति तथा अनुभाग बन्ध कषायके निमित्तसे 
होते हैं। तात्पय॑ यह है कि प्रारम्भसे लेकर दशम गुणस्थान तक चारो 
प्रकारके बन्ध होते है परन्तु ग्यारहवेंसे लेकर तेरहवें गुणस्थान तक 
कषायके अभावमे योगके निमित्तसे मात्र प्रकृति ओर प्रदेश बन्ध होते हैं, 
स्थिति और अनुभाग बन्ध नही । चौदह॒वें गुणस्थानमे योगका भी अभाव 
हो जाता है अत वहा बन्धका सवंधा अभाव होता है ॥१८५॥ जिस प्रकार 
स्थिति ओर अनुभागबन्ध जीवोके अनर्थके कारण है उस प्रकार प्रक्नति 
और प्रदेश बन्ध अनर्थके कारण नही है ॥१८६॥ 


आगे अनुभाग बन्ध की सामग्री और उत्कृष्ट अनुभाग बन्धके स्वामी 
कहते हैं -- 
अनुभागो भवेत्तीत्रों विशुद्धया शुभकर्मणाम्‌ । 
अतिसंक्लेशभावे न तदल्पेषां च कर्मणाय्‌ ॥१८७॥ 
आर्या 
संक्लेशेन. शुभानाशुभानां चाप्यसंक्लेशात्‌ । 
भवत्यनुभागवन्धो. हीनतरः सर्वभेदानाम ॥१८८॥ 
इथुत्तरचत्वारिंशत्सख्यानां पुण्यकर्म भेदानाम । 
उत्कटविशुद्धियुक्तो्लुभागवन्ध करोति बे तीव्रम ॥१८९॥ 
दथग्राशीतिमितानामशुभानां कर्ममेदानास । 
मिथ्यादूकू संक्लिष्टोउ्लुभागबन्धं॑ बर॑ कुरुते ॥१९०॥ 
अथं--शुभ कर्मोका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध विशुद्ध परिणामोसे होता 
है और पाप कर्मोका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अत्यन्त सकलेशभावसे होता 


है ॥१८७॥ समस्त शुभप्रकृतियोका जघन्य अनुभागबन्ध सकलेश परि- 
णामोसे 'होता है और समस्त पापप्रकृतियोका जघन्य अनुभागबन्ध 


२३८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि* 


असवलेश--मंवलैश रहित परिणामोसे होता है ॥१८८॥ व्यालीस पुण्य 
प्रकृतियोका उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध, उत्कट--अत्यधिक विशुद्धिसे युक्त 
जीव करता है और व्यासी पापप्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग वन्ध सक्‍लेश 
परिणामोका धारक मिथ्यादृष्टि जीव करता है ॥१८९-१९०॥ 
आतपश्च तथोद्योतो मानवतियंगायुपी | 
एपां विषाकबन्ध स्थाइरो मिथ्यादृशां नृणाम्‌ ॥१९१॥ 
इतरेपाँच भेंदाना शुद्धदर्शनशालिनाम्‌ । 
प्रकृतिप प्रशस्तासु भवतीति निरूपितम्‌ ॥१९१॥ 
सम्यर्दृप्टिप्रबन्ध्याष्वष्टत्रिंशत्करम जातिपु | 
मनुष्योदारिकह न्ू॑ प्रथमां चापि संहतिम ॥१९३॥ 
विशुद्धेडमयतः सम्यर्दृष्ठि! इवाग्रस्तथा सुरः 


_अन्‍न्‍_-न्‍न्‍क 


देवायुद्य प्रमत्तस्थस्तदन्यान्‌ क्षपणोद्यतः ॥१९४॥ 
परमेण विपाकेन वन्धेनामिचिनोति च। 
सश्मापर्याप्तसाधारणहीनेन्द्रियस ज्ितम्‌ ॥१९५॥ 


स्ञ्नायु; श्वश्नगत्पानुपूव्य इवश्नगतिं तथा। 
मिथ्यादशों मुगा मर्त्यस्तीव्रसक्लिष्टचेतस ॥१९६॥ 
मुगमर्त्पायुपी मर्त्या मृंगावा शुद्धमानसाः। 
अतिसंक्लिष्टभावनेकेन्द्रियं.. स्थावरं तथा ॥१९७॥ 
आतप तु विशुद्धथा च देवों मिथ्यात्वदूषितः । 
सर्वोत्कृष्टालुभागेन. प्रवध्नाति._ भवाणवे ॥१९८॥ 
महातमःप्रमाजातों.. विशुद्धो नरकोद्भवः । 
उद्योत, नारका देवा मिथ्यात्वविषमूच्छिताः ॥१९९ 
असप्राप्त॑ तथा तियंग्गतिदवन्द्रमिति त्रयम्‌ । 
अष्टाग्रपृष्टि संख्यानास्तदन्याः प्रक्रुतीः पुन ॥|२००॥ 
गतिचतुष्कसंजाता अतिसक्लिष्टमानसाः । 
मिथ्यादुशों विपाकेन बध्नन्तीह परेण तु ॥३०१॥ 


सप्तमां मयूख' २३९५ 


अर्थ--ब्यालीस पुष्यप्रकृत्तियोमेसे आत्तप, उद्योत, भतुष्यायु भौर 
तियंगायु इन चार प्रकृतियोका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यादृष्टि मनुष्यो- 
के होता है और शेष अडतीस प्रकृतियोका सम्यग्दृष्टि जीवोके होता है, 
ऐसा कहा गया है ॥१९१-१९२॥ सम्यग्दृष्टिके द्वारा बाँधने योग्य अडतीस 
प्रकृतियोमेसे मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपृव्यं, औदारिकशरीर, ओदारिक- 
शरीराज्भोपाज्ध और वज्जवृषभनाराचसहनन, इन पाच पश्रकृतियोका 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध विशुद्ध परिणामोका धारक अविरत्तसम्पर्दृष्टि 
देव या नारकी करता है। (इसमे भी विशेषता यह हैं कि जो विशुद्ध- 
परिणाम वाला अविरतसम्यरदृष्टि देव या नारकी, अनस्तानुबन्धीकी 
विसयोजना करनेके लिये तीन करण करता हुआ अनिवृत्तिकरणके अन्त 
समयमे स्थित होगा वही इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है अन्य 
देव था नारकी नही) देवायुको अप्रमत्तगुणस्थानवाला तीन्न मनुभाग सहित 
बांधता है। छोष “बत्तीस प्रकृतियोको क्षपकश्नेणीवाला मनुष्य, उत्कृप्ट अनु- 
भागके साथ बाँधता है। सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतु- 
रिन्द्रिय जाति, नरकायु, नरकगति और नरकगत्यानुपुर्व इन नौ प्रकृतियो- 
का प्रकृष्ट अनुभागबन्ध, उत्कृष्ट सकलेश परिणामवाले मिथ्यादृष्टि मनुष्य 
और तियंञ्च करते है ॥१९३-१०६॥ मनुष्यायु और तियंगायु का उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध, विशुद्ध-भन्द कषायरूप परिणामोके घारक मनुष्य अथवा 
तियंञ्च करते है। एकेन्द्रिय तथा स्थावरका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध, 
सिथ्यादृष्टि देव, तीन्र सवलेशभावसे करता है और भआतपप्रकृतिका 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कुछ विशुद्ध परिणामोका धारक भिथ्यादृष्टि देव 
इस ससारसागरमे करता है ॥६०७-१९८॥ महातम प्रभा नामक सातवें 
नरकमे उत्पन्त हुआ विशुद्ध परिणामोका धारक मिथ्यादृष्टि नारकी 
उद्योतप्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है। असप्राप्ततुपाटिकासह- 
नन, तिर्यज्चगति और तियंज्चगत्यानुपृरव्य इन तीन प्रकृत्तियोका उत्कृष्ट 





१ अपूर्वकरण गुणस्थानके छठवें भागमें बन्धव्युक्छिन्न होनेवाली ३० प्रकृतियो 
में उपधघातकों छोडने तथा उन्ज्चगोत्र, यशस्कीत्ति और सातवेदनीयके 
मिलानेसे ३२ प्रकृतिया होती हैं | तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्त विहायोगत्ति, 
पस्चेन्द्रिय जाति, तजस, कार्मण, आह्वारक और आहारक अजद्भोपाज़, सम- 

, "वुरखसस्थान, वर्णादिककी चार, अगुरुलषु आदि चार और ब्रसादिक 
नौ, ये अपूर्वकरणके छठवें भागमें बच्चव्युच्छित्त होने वाली ३० 
प्रकृतियाँ हूँ 


२६० मस्यान्य-निस्नामणि, 


अनुभाग दत्प मिस्यारापशगी पियसे इसिस देय और नास्की वच्ते है। और 

शेंध री अश्मद प्रदतियोगा उत्ाध्द अनुभागदर्थ, सारे गतियोंमे 

प्रात 27 सो सायर्द परिणामों सारक मिन्यादृष्टि जोब करते 
॥६०९०९७२० !॥ 


आगे जगस्य अनुभागदर्थरे स्वामी बएते हैं-- 

ज्ञानायतिस्तथा विध्न सतुप्क दशनागतेः | 
जुगुप्सा प्रचला हाम्य॑ निद्रा भीवी सतिस्तथा ॥२०२॥ 
संज्यलन नृवेदश्नोपधान:  र्पर्भनादसः । 
एसतासामवरी बनन्‍्धः प्रकछृतीनां प्रकीर्तित ॥२०३॥ 
स्वस्वव्युन्छेदनम्थाने विपाको लिनभूमियं: | 
अनस्तपानत्रय_ मिश्यात्व मिवथ्यात्तमहीतले ॥२०४॥ 
अप्त्याख्यानकोपाग्रास्तुरीये गुणधामनि । 
प्रत्याख्पानकपायारच सयमग्ुणसन्प्रखे ॥|२०५॥ 
सयतासंबते,. ह्याहागद्दिक॑ किले सप्तमे । 
शोकारत्योस्तवा शुद्धे प्रसत्ते शुणघामनि ॥२०६॥ 
सकश्मादिश्रितय हीनहपीकत्रितयं. तथा | 
देवगत्यादिक पदक्रमायपाँ च चतुप्ट्यी ॥२०७॥ 
मंगे वापि मनप्ये वाष्यधदोतीदारिक्यम्‌ । 
निजरे नारे बापि नीचेंगंत्रि मुगद्ठिकम्‌ ॥१०4॥ 
महातमःप्रभाभूमावेकाक्ष स्थावरस्तथा । 

सुरे मुंगे नरे वाषि मध्यममावसश्रिते ॥२०९॥ 
सौधमस्वर्गपर्यन्तमावपस्ती थे क्त्था ] 
असंयते . नरे श्वभ्रगतिसगतिसम्युखे ।|२१०॥ 
उच्छ चासः परघातश्च तैजसद्दितय तथा | 
पण्चेन्द्रिय च. निर्माण. त्रसवर्णचतुष्टयम्‌ ॥२११॥ 
अगुरुरुघक॑ देवे नारके मालुपे मंगे। * 
उम्यप्रकुतिवेंदी चेदः सीमन्तिनी तथा ॥३१३॥ 


सप्तमो मयूख २४१ 


विशुद्धपरिणामेषु_ येषु केष्वपि. देहिष। 
स्थिर यशः शुभ सातं स्वप्रतिपक्षसंयुतम ।।२१३॥ 
अघोट मानमध्यस्थपरिणामवर्श गते । 
मिथ्यात्वेनापि सम्यक्त्वेनापि शालिनि देहिनि ॥२१४॥ 
उच्चेगोत्र.. नमोयानयुग्ल॑ सुभगदयम । 
नरदेवगतिह न्द्रमादेयस्य युग तथा ॥२१५॥ 
पटक॑ सस्थानसहत्योमिथ्यादृद्येव. देहिनि । 
सुधोटमानमध्यस्थपरिणामविशों भिते ॥२१६॥ 
दीनानुभागसंयुक्त॑ बचध्यते. जगतीतले | 
इत्यनुभागवन्धोई्य॑ सक्षेपेण. प्रदर्शित: ||२१७॥ 


अर्थ--ज्ञानावरणकी पाँच, अन्तरायकी पाँच, दर्शनावरणकी चार, 
जुगुप्सा, प्रचला, निद्रा, हास्य, भय, रति, सज्वलनकी चौकडी, पुरुपवेद, 
उपधात और अशुभ स्पर्शादिको चार, इन तीस प्रकृतियोका जघन्य 
अनुभागबन्ध, अपनी-अपनी बन्धव्युच्छित्तिके स्थाममे होता है, ऐसा 
जिनेन्द्र भगवाचने कहा है। अनस्तानुबन्धीकी चार, स्त्यानगुद्धि आदि 
तीन तथा मिथ्यात्व इन आठका भिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे, अग्रत्या०् 
ख्यानावरण क्रोध मात माया लोभका अविरतसम्यर्दुष्टि नामक चतुर्थ 
गुणस्थानमे, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभका सयमगुणके सन्मुख 
सयतासयत नामक पञचम गुणस्थानमे, आहारकशरीर और आहारक- 
शरीराज्धोपाज़का सप्तम गुणस्थानमे तथा शोक और अरतिका विशुद्ध- 
परिणामोके घारक प्रमत्तसयतगुणस्थानमे जधत्य अनुभागबन्ध बँचता 
है ॥२०२-२०६॥ सूक्ष्मादि तीन, विकलत्रयक्री तीन, देवगति आवदि छह 
ओर भआयुकी चार, इन सोलह प्रकृतियोका जघन्य अनुभागबन्ध तिय॑व्म्व 
तथा मनुष्यके होता है। उद्योत, ओदारिक शरीर तथा औदारिक- 
शरीरागोपाग इन तीतका देव और नारकीके, नीचगोत्न, तियंव्चगति 
जौर तियंज्चगत्यानुपृव्यं इन तीनका महातम प्रभा नामक सातवी 
पृथिवोमे जघन्य अनुभागबन्ध बँधता है। एकेन्द्रिय और स्थावर इन दो- 
का मध्यमपरिणामोको प्राप्त देव, तिरयंझछच और मनुष्यगतिमे होता है। 
आतपका भवनत्रिकसे लेकर सौधमं-ऐजान स्वर्ग तक तथा तीथ॑डूर 
प्रकृतिका जघन्य अनुभागबत्ध नरकगतिके सन्‍्मुख अविरतसम्यर्दृष्टि 

१६ 


२४२ सम्यवत्व-चिन्तामणि. 


मनुष्यके होता है।२०७ २१०॥ उच्छवास, परघात, तैजस, कामंण, प्चे- 
न्द्र्यिजाति, निर्माण, श्रसादि चार, वर्णाद चार और अगुरुलूघु इन 
पन्द्रह प्रकृतियोका जघन्य अनुभागवन्ध सवलेशपरिणामोके धारक देव, 
नारकी, मनुष्य और तियंज्च--चारो गतिसम्बन्धी मिथ्याइष्टिके 
होता है । नपुसकवेद और स्त्रीवेद इन दो प्रकतियोका जूघन्य अनुभाग- 

वन्ध विशुद्धपरिणामवाले चातुगंतिक मिथ्यादृष्टि जीवके होता है। 
स्थिर, अस्थिर, यशस्कीति, अयदस्कीति, शुभ, अशुभ, साता वेदनीय 
और असातावेदनीय इन भाठ प्रकृतियोका अपरिवर्तमान मध्यम 
परिणामके वज्यीभूत सम्यग्दुष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि जीवके जघन्य 
अनुभाग वँधता है ॥२११-२१४॥ उच्चगोतन्र, प्रशस्तविहायोगति, 
अप्रद्नस्तविहाायोगति, सुभग, दुर्भग, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपुव्य॑, देवगति, 
देवगत्यानुपूर्व्य, आदेय, अनादेय, छह सस्थान और छह सहनन ये तेईस 
प्रकृतियाँ परिवतंमान मध्यम परिणामोसे सुशोभित्त मिथ्यादृष्टि जीवके ही 
जगत्‌मे जधन्य अनुभागके साथ वँधती हैं । इस प्रकार सक्षेपसे यह अनु- 
भागवन्धका निरूपण किया है ॥२१५-२१७॥। 


आगे दृष्टान्त द्वारा घातियाकर्मोंकी शक्ति दिखाते हैं-- 
'अनुभागमथों वक्ष्ये कमंणां घातिसशिनाम्‌ । 
वल्लीदार्वस्थिशेलाभा शक्तिवं घातिकर्मणाम्‌ ॥२१८॥ 
दावनन्तिमभागान्त स्पद्धका देशधातिनाम्‌ | 

ततो भूधरमागान्त स्पद्धकाः स्वंधातिनाम्‌ ॥२१९॥ 
मिथ्यात्वप्रकृतेर्वल्लीविभ्ागादार्वनन्तिमम | 
सम्यक्त्वप्रकृतेयवित्स्पड्टं का देशधातिनः ॥२२०॥ 
दाव॑नन्तविभागानामनन्त्योद्भागसमिता | 
विचित्रा। स्पद्धका मिश्रप्रकृते! समवन्ति हि ॥२२१॥ 
शेषा अनन्तभागाइच.. कीकशशेलसन्निभाः । 
मिथ्यात्वप्रकृतेगीवाः स्पर्द्का. परमागमे ॥२२२॥ 


मतिश्रुतावधिस्वान्तपयया रिचतुष्टयम, | 
अन्तरायो. नृवेदश्च दशशनावरणत्रयम्‌ ॥२२३॥ 


सप्तमो मयूख:ः २४३ 


संज्वलनचतुष्क॑ चेस्येंतेषां किल कमणाम्‌ । 
चतुविधश्च संचारः शेषाणां त्रिविधस्तु स. ॥२२४॥ 


अथ--अब आगे घातियाकर्मोंकी अनुभागशक्तिका निरूपण करते 
है। नि३्चयसे घातियाकर्मोकी अनुभागशक्ति लता, काष्ठ, हड्डी और 
दल (पाषाणसमूह) के समान है। अर्थात्‌ जिस प्रकार लता आदिमे 
उत्तरोत्तर कठोरता है उसी प्रकार घातियाकर्मोके स्पद्धंकोमे भी उत्त- 
रोत्तर फल देनेकी कठोरता--अधिकता है | इनमे दार-लकडीके अनस्ततव्वें 
भाग तक देशधात्तिके स्प्धंक है और उसके आगे शैलके अन्ततक सर्वे- 
घातिके स्पद्धक है ॥२१८-२१५॥ मिथ्यात्वप्रकृतिके लताभागसे लेकर 
दारुके अनन्तवें भागतक सम्यवत्वप्रकृतिके देशधाति स्पद्धंक है तथा 
दारुके अनन्त बहुभागोके अनन्तर्वें भाग प्रमाण भिश्रप्रकृतिके विचित्र 
स्प्धक है ।२२०-२२१॥ शेष अनन्त बहुभाग भाग, हड्डी तथा होलभाग- 
रूप स्पद्धक परमागममे मिथ्यात्वप्रकृतिके कहे गये है ॥२२२॥ मत्ति- 
ज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मन पर्ययज्ञानावरण 
इस प्रकार ज्ञानावरणकी चार, अन्तरायकी पाँच, पुरुषवेद, दर्शनावरणकी 
त्तीन और सज्वलनकी चार इन सत्तरह कर्मप्रकृतियोका लता, दारु, 
हड्डी और शेलके भेदसे चारो प्रकारका अनुभागसम्बन्धी परिणमन होता 
है और शेष कर्मप्रकृतियोमे लतारूप परिणमन न होनेसे तीन प्रकारका 
ही होता है ॥२२३-२२४॥ 


आगे अधातियाकर्मोमे अनुभागकी विचित्रता कही जाती है-- 
अघातिस्पड्धंका जेया.. घातिस्पद्धंकसन्निभा! । 
घातिकाः पापरूपा हि. शेषाः स्युरुमयात्मका: ॥२२५॥ 
वशस्थ हु 
अधातिका. ऐक्षवखण्डशकंरा- 
सुधासमाना। शुभरूपविग्रहा । 


हपीकसंघोड्भवसोखू्यहेतवः 
प्रिया भवावतंविवतिदेहिनाम ॥[२२६॥ 
निम्बकाज्जीरसंतुल्या विपहालाइलो पमाः । 


मुनिभिर्निन्दनीयाः स्थुः पापरूपा अघातिकाः ॥२२७॥ 


च् 


२४४ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


अरथ--अधातियाकर्म कि स्पद्धंक भी घातियाकर्मेके स्पर्धकके समान 
जानना चाहिये । परन्तु विद्योषता यह है कि घातियाकर्म पापरूप ही 
होते हैं और अधातियाकर्म पापन-पृण्य दोनो रूप होते हैं ॥२२५॥ जो 
इन्द्रियसमूहसे उत्पन्न होनेवाले सुखके हेतु है तथा ससाररूप भँवरमे 
रहनेवाले जीवोको प्रिय है ऐसे पुण्यरूप अधातियाकर्म गुड, खाँड, शकरा 
और अमृतके समान हैं। तात्पय॑ यह है कि भधातियाकर्ममि जो पुण्य 
प्रकृतियां हैं वे गुड, खाँड, शक्कर और अमृतके समान अनुभाग शक्ति 
वाली है ॥२२६॥ और मुनियोके द्वारा निनदनोय जो पापरूप अघाति 
कर्म हैं वे नीम, काञजीर, विप तथा हालाहलुके समान है अर्थात्‌ इनका 
अनुभाग नीम आदिके समान उत्तरोत्तर कटुक होता है ॥२रणा 


आगे अधातियाकर्मोमे जो पुण्यप्रकृतियाँ हैं उन्हे गिनाते हैं-- 
सात तियंड नृदेवायुरुच्चैगोत्रे नरहिकम्‌ । 
सुरहिक॑ शरीराणि चन्धसघातपश्चकम्‌ |२२८॥ 
अड्बोपाइत्रय.. शस्तवर्णादीनां चतुष्टयम््‌ । 
पब्चेन्द्रिय,ं तथा. जातिराध्संस्थानसंहती ॥२२९॥ 
उच्छबासः . परघातश्च श्गुरुलुघुकातपी । 
उद्योतः सुनभोयानं द्वादश जद्भमादयः |२३०॥ 
अष्टपष्टिमिता श्वेताः प्रशस्ता भेदतो मताः । 
अभेदे दथग्रचत्वारिंशत्संख्यासहिताश्व ता ॥२३१॥ 


अरथ--सातावेदनीय, तियंगायु, मनुष्यायु, देवायु, उच्चगोत्र, मनुष्य- 
गति, मनुष्यगत्यानुपृर्व्य, देवगति, देवगत्यानुपृव्य, पाँच शरीर, पाँच 
बन्धन, पाँच सघात, तीन अगोपाग, शुभवर्णादि चार, पड्चेन्द्रि जाति, 
वज्भवृषभनाराचसहनन, _ समचतुरख्रसस्थान, उच्छ्वास, परषात, 
अगुरुलघु, आतप, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति और श्वसको आदि लेकर 
बारह, ये सब मिलाकर भेदविवक्षासे अडसठ और अभेदविवक्षासे 
ब्यालीस पुण्य प्रकृतियाँ हैं ॥२२८-२२१॥ 


आगे पापप्रकृतियोका नामोल्लेखःकरते हैं-- 


नीचेगत्रमसात च इवआयुरनरकह्विकम्‌ । 
वियंगृद्दिक च सस्थानसहत्योः पहुचपञ्चकम्‌ ॥२३२।॥ 


सप्तमी मयूख २४५ 


जातिवण चतु५ष चोपधातो. घातिसंचयः । 
असदूगतिदेश . स्थावरादयः . पापविग्रहा। ॥|२२३॥ 
अर्थ--नीचगोन्न, असातावेदनीय, नरकायु, नरकगति, नरकगत्या- 
नुपूरव्य, तियंग्गति, तियंग्गत्यानुपृर्य, अन्तके पाँच सस्थान, पाँच सहनन, 
प्रारम्भकी चार जातियाँ, उपधात, घातियाकर्मोकी सैंतालीस प्रकृतियाँ, 
अप्रशस्तविहायोगति और स्थावरको आदि लेकर दश ये पापप्रकृतियाँ 
है। भेदविवक्षासे इनमे ९८ का बन्ध होता है और १०० का उदय 
होता है तथा अभेद विवक्षासे 2२ का बन्ध होता है और ८४ का उदय 
होता है ॥२३ २-२३३॥ 
आगे स्वंधातिप्रकृतियोका नाभोल्लेख करते हैं-- 
केवलबोधविद्वेषी केवलदशनावृतिः | 
पश्चक चापि निद्राणां कषायद्वादशी तथा ॥२३४॥ 
मिथ्यात्वं चेति कर्माण स्वघातीनि बुध्यताम्‌ । 
अबन्धे मिश्रमोहोषपि सर्वघाती ग्रचश््यते ॥२३५।। 
अर्थ--केवलज्ञानावरण, केवरूदर्शनावरण, पाँच निद्राएँ, सज्वलनको 
छोड कर बारह कषाय और भिथ्यात्व ये बीस स्वंघाती प्रकृतियाँ हैं । 
इनके सिवाय सम्यड्मिथ्यात्वप्रकृति भी स्वंघाती प्रकृति कहलाती है 
परन्तु उसका बन्ध नही होता है । २३४-२३५।॥ 
भागे देशघाती प्रकृतियाँ कही जाती हैं-- 
चतुष्क॑ ज्ञानशत्रणां.. दर्शनत्रितयं तथा । 
नवर्क॑नोकपायाणां सम्यक्‍त्व विध्नपश्वकस्‌ ॥२३६॥ 
सज्वलनं॑ च. विज्ेय देशघातिकदम्बकम्‌ । 
अथ--ज्ञानावरणकी चार, दर्दशानावरणकी तीन, नौ नोकषाय, 


सम्यक्त्वप्रकृति, अन्तरायकी पाँच और सज्वलूनकी चौकडी, यह देशघाति 
प्रकृतियोका समूह है । भावाथ--छब्बीस देशघातिप्रकृतियां हैं ॥२३६॥ 


आगे पुद्गलविपाकी प्रकृतियाँ कहते हैं-- 

देहाद्याः स्पशनामान्ताः पश्चाशद्‌ ह्मगुरुत्रयम्‌ ॥|२३७॥ 
आतपश्च तथोद्योतो निर्माण सेतर शुभस्‌ । 
प्रत्येकस्थिरयोर्यु ग्ममित्यासां फूलसंचरः ॥॥२३८॥ 


२४६ सम्गतत्व-चिन्तामणि* 


हथग्रपप्टिमितानां हि. पुदगले क्रिल जायते | 
अर्थ-छरीरकी गादि लेकर स्थर्शनाम त्तककी पचास (पंच शरीर, 
पीच वन्धन, पांच सघात, त्तीन अग्रोपांग, छह सस्यान, छह सहनन 
और वर्गादिकर्की बोस), अगुय्लघु आदि तीन, आप, उद्यौत, निर्माण, 
शुभ, अशुभ, प्रत्येक, साधारण, स्थिर और अस्थिर इन बासठ प्रकृतियो- 
का विपाक पुदुगलपर होता है अर्थात्‌ ये ६२ पुदुगल विपाकी प्रकृतियाँ 
है ॥२३७-२३८॥ 
आगे क्षेत्रविषाकी, भवविपाकी और जोवविपाकी प्रकृतियोका 
उल्लेंस करते है-- 
चतुप्कमानुपूर्वीणां.. ज्ञेय. क्षेत्रविषाककम ॥|२३९॥ 
भेते विपच्यते नूनमाथुपाँ च चतुष्टयम्‌ । 
जीवेप्वेव विपच्यस्तेब्वशेपा. अध्टसप्ततिः ॥२४०॥ 
का. (अर ' ्षु 
वेदनीयस्थ गोत्रस्य घातिनामपि कमणाम्‌ । 
एकोत्तरं च पण्चाग्न्नाम्तों वे सप्तर्विशतिः ॥२४१॥ 
शेया जीवविषकरिन्यस्ता एता अष्टसप्ततिः । 
सुस्वरादेयपर्या प्तवादरत्रसयुग्मकम्‌ ॥२४२॥ 
यज्ो विहायसा इन्द्र सुभगद्वितयं तथा | 
उच्छवासस्तीथ क्ृज्जातिगतिपञ्चचतुप्टयम्‌. ॥२४३॥ 
प्रोकताः प्रकृतयों नाम्नसता एता: सप्तर्विशतिः । 
एवं विपाकबन्धोष्ये वर्णितों बरत्रिभिः ॥२४४॥ 
अरथ--आलुपूवियोको चार प्रकृतिप्रोको क्षेत्रविपाकी ' जानना 
चाहिए । तथा चार आयुकर्म, भवविपाकी कहलाते हैं । शेष बची भडसठ 
प्रकृतियां जीवविपाकी है ॥२३९-२४०॥ वेदनीय २ ,गोत्र २ और घातिया 
४७ इन सबकी इक्यावन और वामकर्मकी सत्ताईस, दोनो मिलकर 


अठहत्तर जीवविपाकी प्रकृतिया हैं। सुस्वर, आदेय, पर्याप्तक, बादर भौर 
त्रसका युगल, यशस्कीति, अयश्स्को्ति, प्रशस्तविहायोगत्ति, अग्नशस्त- 


विहायोगति, सुभग, दुर्भग, उच्छुवास, तीर्थंकर, पाँच जाति भौर चार 
गति ये नामकर्मकी सत्ताईस प्रकृतियाँ उत्तम आचार्योने कही हैं ॥२४१- 


२४४॥। ह 
इस प्रकार अनुभागबन्धका वर्णन पूण हुमा | 


सप्तमों मर्यूख ४७ 
भागे प्रदेशबन्धका निरूपण करनेके लिए सबसे पहले प्रदेशबन्धका 
स्वरूप बताते है-- 
इन्द्रवज्ञा 
आत्मा ग्रदेशेनिखिले समन्तादू ह 
योगादिभि. कमसुयोग्यद्रव्यस्‌ | 
बध्नाति यन्‍नाम मिथ; प्रविष्द॑ 
चन्ध अ्रदेश तु तमावदन्ति ॥२४५॥ 


अर्थ--आत्मा, योगादिके कारण सब ओरसे समस्त प्रदेशोंके द्वारा 
आत्मप्रदेशोमे परस्पर प्रविष्ट, कर्मझूप होनेके योग्य कार्मणवर्गणारूप 
पुद्गलद्गव्यको जो बाँधता है उसे प्रदेशबन्ध कहते-हैं ॥२४५॥ 


सालिती छन्द 
सकलसुरभिरूपस्वादयुक्त॑ चतुर्भि- 
लेलितमथ समन्तादन्तिम स्पशसच्डोः । 
गतभवमलुजेम्योइ्नन्त भाग त्वभव्या- 
दपि गुणितमनस्तेद्रंब्यमाबध्यते तत्‌ |२४६।। 


अर्थ--समस्त गन्ध, वर्ण ओर रसोंसे युक्त तथा अन्तिम चार स्पशंसि 
सहित, सिद्धोके अनन्तवें भाग और अभव्यराशिसे अनन्तगुणित्त द्रव्य 
प्रत्येक समय बँधत्ता है यही समयप्रबद्ध कहलाता है ॥२४६॥ 


आगे इस समय प्रबद्धका मूल प्रकरतियोमे किस प्रकार विभाग होता 
है, यह कहते हैं--+ 

आयुषः सबंतः स्तोकस्ततो वे नामग्रोत्रयोः । 
समोडधिकस्ततो. ,विध्मवोधदृष्टिविरोधिनाम्‌ ।२४७॥॥ 
ततोषधिकश्च विज्ेयो मोहनीयस्य कमंणः । 
सर्वस्मादधिकी ज्ञेयगो वेदनीयरय कर्मणः ।२४८॥ 
प्रदेशानां विभागोष्य सब्चिते कमसञ्चये । 

अय प्रदेशबन्ध।  स्याज्जीवानां योगहेतुकः ॥२४९॥ 


अथं--सब्ज्चित क्मराशिख्प समयप्रबद्धमे प्रदेशोका यह विभाग 
सबसे कम आयुकमंका होता है। उससे अधिक नाम और गोन्रका होता 


९४८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि' 


है जो परस्पर समान होता है। उससे अधिक ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
और अन्तरायका होता है जो परस्पर समान होता है। उससे अधिक 
मोहनीयकमंका होता है और सबसे अधिक वेदनोयकर्मंका होता है। 
जीवोका यह प्रदेशबन्ध योगनिमित्तक होता है ॥२४७-२४५॥ 


आगे कमंग्रदेशोमे हीनाधिकताका कारण वत्तातै हैं-- 
सुखदु खनिमित्तत्वाद्देदनीयस्प भूयसी । 
निर्जरा जायते तस्मादुद्रव्य तस्याधिक भवेत््‌ ।।२५०॥ 
प्रकृतीनां च. शैषाणां स्वस्थितिप्रतिभागतः । 
कर्मद्रव्यविभाग. स्यादित्याहुः समयस्थिता! ॥२५१॥ 
आवल्यसख्यमागस्तु प्रतिभागी हि. सम्मतः । 
बहुभागे समो भागो छाष्टानासपि कर्मणाम्‌ ॥२०२॥ 
एकभागे तु॒कत्ंव्यों भूयोड5पि कथितः क्रमः। 
तत्रापि बहुको भागी दातव्यों वहुकस्य वे ॥२०३॥ 


अर्थ--सुख-दु खका कारण होनेसे वेंदनीयकर्मकी निर्जरा अधिक 
होती है इसलिए उसका दव्य सवसे अधिक होता है और शेष कर्म 
प्रकृतियोके द्रव्यका विभाग अपनी-अपनी स्थितिके अनुसार होता है । 
भर्थात्‌ जिस कमेकी स्थिति अधिक है, उसे अधिक भाग मिलता हैं और 
जिम कर्मोकी स्थिति अल्प होती है उन्हें अल्प मिलता है। साथ ही 
जिनकी स्थिति तुल्य होती है उन्हें तुल्य भाग श्राष्त होता है । सबसे 
अल्प माग आयुकर्मको मिलता है ऐसा आगमके जाता कहते हैं ॥९५०- 
२५१॥ समयप्रबद्धका विभाग करनेके लिए आवलीके असख्यातवें भागको 
प्रतिभाग माना गया है। समयप्रवद्धमे आवलीके असख्यातवे भागका 
भाग देनीपर जो लब्ध आता है वह एक मांग कहलाता है उस एक 
भागको समयप्रबद्धके प्रमाणमेसे घटा देनेपर शेष बंचा हुआ समय- 
प्रबद्धका द्ृव्य बहुभाग कहलाता है | इस बहुभागमे आठो कर्मोका बराबर 
बराबर भाग होता है और जो एक भाग था उसमे पुन वही क्रम करना 
चाहिये भर्थात्‌ उसमे आवलोके असख्यातवें भागका भांग देना चाहिये ) 
भाग देनेपर जो लब्ध आता है उसे एक भाग कहते है। उस एक भागकी 
भाज्यराशिमेसे घटानेपर जो द्रव्य रहता है | वह बहुत भागवाले कर्मको 
देना चाहिये । शेष भागमे यही क्रम ठुन करना चाहिये ॥२५२-२५ ३॥। 


सप्तमो मयूख॑ २४९, 


विशेषार्थ--प्रदेशबन्धपे समयप्रवद्धका यह विभाग निम्नलिखित 
दृष्टान्तसे स्पष्ट हो जाता है। मान लो, समयप्रबद्धका प्रमाण ६५५३६ 
है और आवलीके असख्यातवें भागका प्रमाण ४ है। ६५५३६ मे ४ का 
भाग देनेपर १६३८४ आते है, यह एक भाग है। इसे ६५५३६ मेसे घटाने- 
पर ४९१५२ रहे, यह बहुभाग हुआ। इसमे ८ का भाग देकर आठो 
कर्मोको बराबर-बराबर ६१४४, ६१४४ दे दिया। पश्चात्‌ एक भाग 
५ १६३८४ में पुत ४ का भाग दिया ४०९६ आये, यह एक भाग हुआ। 
इसे १६३८४ मेसे घटानेपर १२२८८ बहुभाग आया, इसे वेदनीयकमको 
दे दिया | पुत ४०९६ में ४ का भाग देनेपर १०२४ एक भाग भाया, इसे 
४०९६ मेसे घटानेपर ३०७२ बहुभाग रहा, इसे मोहनीयकमंके लिए दे 
दिया । पदचातु एक भाग १०२४ में पुन ४ का भाग दिया | एक भाग 
२५६ आया। इसे १०२४ मेसे घटानेपर ७६८ बहुभाग आया, इसे 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायको बराबर-बराबर २५६, २५६ के 
रूपमे दे दिया। पश्चात्‌ एक भाग २५६ मे पुन ४ का भाग दिया एक 
भाग ६४ आया इसे २५६ मेसे घटानेपर १९२ बहुभाग आया । इसे नाम 
ओर गोत्रके लिए ९६, ९६ के रूपमे दे दिया। शेष रहा एक भाग ६४ 
आयु कर्मको दिया गया । इस प्रकारका विभाग करनेसे आठ कर्मोंको 
निम्नलिखित द्रव्य प्राप्त हुआ-- 


वेदनीय ६१४४ + १२२८८ ८ १८४१२ 
मोहनीय ६१४४+ २०७२ ८ ९२१६ 
ज्ञानावरण ६१४४+ २५६ - ६४०० 
दर्शंनावरण ६१४४+ २५६८ ६४०० 
अन्तराय ६१४४ + २५१८ ६४०० 
नाम ६१४४+ . ९६० ६२४० 
गोत्र ६१४४ + ९६८ ६२४० 
आयु ६१४४ + ६४ ++ ६२०८ 
३) ६५५३६ 
आगे उत्तरप्रकृतियोमे समयप्रबद्धके विभागका क्रम कहते है-- 
आद्ययोगोहनोयस्यो चरमेदाः पुनमताः । 
हीनक्रमा नामविध्नास्त्वधिकक्रमसयुताः ॥२५४॥ 


भज्जनं न च शेषे स्यथाद्‌ भाषित चेति सरितिः | 
मूलप्रकृतिसभागे5नन्तेनो द्वतिते सति ॥२५५॥ 


१५० सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


एकभागो भवेत्तन्न सर्वावरणकर्मणाम्‌ । 
शेषा अनन्तमागास्तु भवेसुर्देशधातिनाम्‌ ॥२५६॥ 


अर्थ--ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय कमंकी उत्तरप्रकृतियाँ 

हीनक्रमकी और नाम तथा अन्तराय कर्मकी उत्तरप्रकृतियाँ अधिक 

क्रमको लिये हुए हैं । शेष वेदनीय और गोब कर्मकी प्रकृतियोमे विभाग 

नही होता, क्योकि परस्पर विरोधी दो प्रकृतियोमेसे एक कालमे एक ही; 
प्रकृतिका बन्च होता है । अत जिसका वन्ध होता है सपृर्ण द्रव्य उसीको 

मिलता है, ऐसा आचार्योति कहा है । मूलप्रकृतिके द्रव्यमे अनन्तका भाग 

देनेपर जो एक भाग आता है वह सर्वघातिका द्रव्य है मौर जो शेष 

बहुभाग है वह देशधातिका द्रव्य होता है ॥२५४-२५६॥ 


देशावरणभेदानामन्योन्यास्यस्तसचय: | 
अनन्तगणनामानी.. भण्यते यो महागमे ॥२७७॥ 


सर्वावरणसम्पत्यें प्रतिघात: से घातिनाम्‌ । 
सवविरणसम्पत्ति रुसयत्र विभज्यताम्‌ ॥२४८॥ 
देशावरणद्रव्य॒ तु न॒ देय स्वधातिपु । 
सविभागविधिर्चात्र. यथापूर्वे हि. वर्तते ॥२५९॥ 


आर्या 


मोहे मिथ्यात्वादिसप्तदशाना प्रदीयते हीनम्‌ । 
सज्वलनभागसदृश॒ पश्चानां नोकपायाणाम्‌ ॥२३०॥ 


भर्थ--देशावरणप्रद तियोकी जो अन्योन्याभ्यस्त राशि परमाग्ममे 
अनन्तभाग प्रमाण कही जाती है वही घातियाकर्मोमे स्वंधात्तिका द्रव्य 
निकालनेके लिए प्रतिभाग होता है। सर्वधातिका द्रव्य सर्वधांति और 
देशघाति दोनोमे विभश्त करना चाहिए । परन्तु देशघातिका द्रव्य देश- 
घातिके लिए ही दिया जाता है सर्वघात्तिके लिए नही । इनके विभागका 
क्रम जैसा पूरे कहा गया है वेसा ही है। मोहनीयकमंमे सत्तरह अर्थात्‌ 
मिथ्यात्व भर चारो प्रकारका छोभ, माया, क्रोध, मानका द्रव्य ऋ्रमसे 
हीन हीन दिया जाता है और पाँच नोकषायोका भाग सज्वलनके भागके 
समान जानना चाहिए ॥२५७-२६०॥ 


सप्तमो मयूख २५१ 


आगे उसोके विभागका क्रम स्पष्ट करते है-- 

मोहे कर्ममहीपाले द्ृब्य यदेशघातिनाम्‌ । 
आवल्यसंख्यभागेन  तस्मित्‌ संभाजिते सति ॥२६१॥ 
एकभाग॑ पृथवकृत्य बहुभागं द्विधा कुरु। 
तत्राध नीकषायाणामेकमागयुतं॑ पुनः ॥२६२॥ 
भवेदध चतुर्णा च संज्वलनाभिधायिनाम । 


तन्‍नोकषायमागध्च घुगपदूबन्धसंगते ॥२६३॥ 
पञचके. नोकपायाणां. हीनद्दीनक्रमाहुवेत । 
देशघातिप्रभेदेष. देशावरणकस्वरम्‌ ॥२६४॥ 


'देयम्ुक्तक्रमादेव साषित॑ चेति सूरिभिः | 
मत्यवेंदे हि बन्धस्य कालो भिन्‍्नमुह॒तेक/ ॥२६५॥ 
योपायां हसनहन्हेंडरतिइन्द्र. तथा ततः । 
सख्यातगरुणित बलीबे वेद वे साधिकशच सः ||!२६६॥ 
दानादिष्वस्तरायेष... साध बन्धयुतेषु च। 
गतीन्द्रियादिपिण्डेबु नामभेदेषु वे तथा ॥२६७॥ 
निर्माणादिष्वपिण्डेषु. क्रमः स्थाद्विपरीतकः | 
एवं प्रदेशबन्धस्य. सकलितः  क्रमों मया ॥२६८॥ 


अर्थ--कर्मोका राजा कहे जाने वाले मोहनीय कमंमे देशघातिका 
जो द्रव्य है उसे भावलीके असंख्यातवें भागसे भाजित करे। एक भागको 
पृथक्‌ कर बहुभागके दो भाग करो । उन्तमेसे आधा तथा एकभागम दोनो 
मिलकर नोकषायोका द्रव्य है और आधा चार रुज्वलूनको प्रकृतियोका 
भाग है । वह नोकषायोका भाग एक साथ बँधने वाली पाँच नो- 
कषायोको हीन ऋ्रमसे दिया जाता हैं। इसी प्रकार देशधाति सज्वरून 
कषायका जो देशधातिसम्बन्धी द्रव्य है वह एक कालमे बँधनेवाली 
प्रकृतियोमे उपयुक्त ऋमसे देने योग्य है ऐसा आचारयोने कहा है । पुरुष- 
वेदका निरन्तर बन्ध होनेका काल अन्‍्तमुंहुर्त है। उससे सख्यातगुणा 
स्त्रीवेदका, उससे भी सख्यातगुणा हास्य और रतिका, उससे भी 
सख्यातगुणा अरति और शोकका ओर उससे भी कुछ अधिक नपुसक- 


रै५रे सम्यक्त्व-चिन्तामणि* 


वेदका है। दानानतराय आदि पाँच प्रकृतियोमे, 6था एक साथ बँधने 
वाली नामकर्मकी गति आदि पिण्ड प्रकृतियो गौर निर्माण आदि अपिण्ड 
प्रकृतियोमे विपरीत क्रम जानना चाहिए अर्थात्‌ अन्तसे लेकर आदि तक 
क्रम जानना चाहिए। इस प्रकार प्रदेशवन्धका क्रम संकलित किया गया 


है ॥२६१-२६८॥ 
अब उत्कृष्ट प्रदेशवन्धकी सामग्री और उसके स्वामी कहते हैं-- 
उत्कृष्टयो गसयुक्‍त संज्ञी पर्याप्तकस्तथा । 
अल्पप्रकृतिबरन्धात्यःः कुरुते कीईपि मानवः ॥२६९॥ 
प्रदेशवन्धसुस्कृष्ष. तड्िन्नस्तु _ जघन्यकम । 
उत्कृष्टमायुपी वन्ध प्रदेश सप्तमस्थितः ।।२७०॥। 
कुरुते मोहनीयस्य सानवोी नवसस्थितः । 
शेषाणां सक्ष्मलोभस्थः करोत्युत्कृष्टयोगत: ॥२७१॥ 
अर्थ--जो उत्कृष्ट योगसे सहित्त है, सज्ञी है, पर्याप्तक है तथा अल्प- 
प्रकृतिबन्बसे युवत है ऐसा कोई मनुष्य उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है और 
उससे भिन्‍न मनुष्य जघन्य प्रदेशवन्ध करता है। भायुकर्मका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध सप्तम गुणस्थानवर्ती करता हैं। मोहनीयका उत्कृष्ट प्रदेश- 
वन्‍्ध नवम गुणस्थानवर्तों करता है और शेष ज्ञानावरणादि कर्मोका 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सू ह्मसाम्पराय गृुणस्थानमे रहनेवाला जीव उत्कृष्ट 
योगसे करता है ॥२६०-२७१॥ 
आगे उत्तरप्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशबच्धके स्वामी कहते हैं-- 
उच्चेगोन्नियशस्कीतिशानद्शनवेरिणाम्‌ | 
विध्नसदेद्ययोद् व्यशुत्कृष्ट दशमस्थितः ॥२७२॥ 
नरवेदादिपण्चानां नवमस्थानसुस्थितः३ । 
प्रत्याख्यानचतुष्कस्य सयतासयतस्थितः ॥२७३॥ 
अप्रत्याख्यानपिण्ड. तु तुरीयस्थानसगतः । 
पण्णोकपायनिद्राणां.. प्रचलातीर्थयोस्तथा ॥२७४॥ 
सम्यर्दृष्टिनरामर्स्यायुषोः शस्तनभोगतेः । 
समादिचतुरत्तस्य सुभगादित्रिकर्य च ॥२७५०॥ 


सप्तमों मयूख' २५३ 


देवगतिचतृष्कस्यासदूवेद्स्यादसंहते | 
सम्यरदृष्टि!ः .कुंदृष्टिवाहासकबुगलस्य. तु ॥२७६॥। 
अप्रमत्तगुणस्थानसं गत! परमी यतिः | 
प्रदेशबन्धमुत्कृष्ट.. कुरुते जगतीतले ॥२७७॥। 


आर्या 
पट्षष्टिप्रभितानामवशिष्टानां पुनः ग्रसेदानाम्‌ । 
मिथ्यात्वगरलद्पितचेताः कुरुते पर॑ बन्धम्‌ ।|२७८।। 


अर्थ--उच्चगोत्र, यशस्कीति, ज्ञानावरणकी पाँच, दर्शनावरणकी 
चार, अन्तरायकी पाँच और सातावेदनीय इन सत्तरह प्रकृतियोका 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध दशमगुणस्थानवर्ती जीव करता है। पुरुषवेदादि 
पाँचका नवमगुणस्थानवर्ती, प्रत्याख्यानावरणकी चौकडीका सयतासयत्त 
गुणस्थानवर्ती, अप्रत्याख्यानावरणकी चार प्रकृतियोका चतुर्थ गुणस्थान- 
वर्ती, छह नोकषाय, निद्रा, प्रचल्ला और तीर्थंकरप्रकृतिका सम्पर्दृष्टि, 
मनुष्यायु, देवायु, प्रशस्त विहायोगति, समचतुरख्रसस्थान, सुभगादि तीन, 
देवगतिचतुष्क, असाता वेदत्तीय और वज्रवृषभनाराचसहनन इन तेरह 
प्रकृतियोका सम्यगृूदृष्टि अथवा मिथ्यादुष्टि--दोनो ही और आहारक 
युगलका अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती उत्तम मुनि पृथिवीत्तलपर उत्कृष्ट बन्ध 
करते हैं ।२७२-२७७॥ उपयुक्त चौंवन प्रकृतियोके सिवाय शेष छयासठ 
प्रकृतियोका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध, मिथ्यात्वरूपी विषसे दूषित चित्तवाला 
अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि जीव करता है ॥२७८॥ 


आगे जधसन्य प्रदेशबन्धके स्वामी कहते हैं--- 
अपर्याप्तस्तथा स्क्ष्मो निगोदः सप्तकर्मणाम्‌ । 
आद्ये जघन्यके योगे . कुरुतेब्वर्बन्धनस्‌ ॥॥२७९॥ 
भवत्यायुष्कबन्धेषपे. स एवं. श्ुद्र॒जन्तुकः । 
जघन्यमायुपश्चापि द्रव्यं॑ं संचिनुतेतराम्‌ ॥|२८०॥ 
अर्थ--अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव पर्यायके प्रथम समयमे जघन्य 
योगके रहते हुए आयुको छोडकर शेष सात कर्मोका जघन्य प्रदेशबन्ध 
करता है और जब आयुका बन्ध होता है तब वही क्षुद्रजीव आयुकमं- 
का भी जघन्य द्रव्य सचित करता है ।२७५-२८०॥ 


२५४ सम्पक्त्व-चिन्तामणि 


आगे उत्तरप्रकृतियोके जघन्य बन्धके स्वामी कहते हैं-- 
असज्ञी चलयोगश्च इचअ्रदेवायपी एतथा । 
इ्भ्रद्विकस्य वे तुच्छ बन्ध बध्नातिभूतले ॥२८१॥ 
आहारकयुगस्याथ पष्ठस्थोष्सयतस्थितः । 
कुरुते बन्‍न्धन हीन॑ तीथ्थदेवचतुष्कयो ॥२८२॥ 


चरमापुणजन्मस्थव्चागविग्रहसुस्थितः । 
सक््मसाधारणो जीवों छाथधमो जीवराशिषु ॥र८३॥ 


नवोत्तरशताहानां भवकक्षपयोय्रुचाम्‌ । 
शेषाणां प्रकृतीनाश्वाउवरं बघ्नाति बन्धनम्‌ ॥२८४॥ 


समासतः . समासाध्य ग्रन्धान्तरसहायताम्‌ | 
इत्थं भ्रदेशबन्धोष्प॑ मापितः  सुरभाषया ॥२८५॥ 


अर्थ--परिणामयोगस्थानका धारक असज्ञी पड्चेन्द्रिय जीव 
नरकायु, देवायु, तरकगति और नरकगत्यानुपृव्यं इन चारका जघन्य 
प्रदेशबन्ध पृथिवीतलपर करता है ॥२८१॥ आहारकयुगलका पष्ठ 
गृणस्थानवर्ती ओर तीर्थंकर त्तथा देवगतिचतुष्क इन छहका असयतगुण- 
स्थानवर्ती जघन्य प्रदेशबन्ध करता है ॥२८९॥ अपर्याप्तक एकेन्द्रियके 
छह हजार बारह क्षुद्रभवोमेसे जो अन्तिम भवमभे स्थित है तथा तीन 
मोडावाली विग्नह गतिके प्रथम मोडामे स्थित है ऐसा सूक्ष्म अपर्याप्तक 
साधारण सबसे अधम जीव, उपयुक्त ग्यारह प्रकृतियोमेसे शेष बची उन 
एकसो नौ प्रकृतियोका, जोकि ससाररूपी वनको पललवित करनेके लिये 
मेघके समान हैं, जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इस प्रकार अन्य ग्रन्थोकी 
सहायतासे यह प्रदेशबन्ध सक्षेपसे सस्कृत-भाषामे कहा गया है ॥२८३- 
२८५॥ 

इस प्रकार प्रदेशबन्ध पूर्ण हुआ । 

आगे बन्धके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन चार मेदोका 

वर्णन करनेके बाद अन्य प्रकारसे उसके भेद कहते हैं-- 


अनादिसादिभेदेन पुण्यपापविभेदतः । 
द्रव्यमावविभेदाद्या बन्धोध्य भिश्वते ट्विधा ॥२८३॥ 


सप्तमो मयूखः र्प५ 


यह वन्ध अनादि और सादि, पुण्य और पाप तथा द्रव्य और भावके 
भेदसे दो प्रकार का है। अनादि कालसे जो बन्ध चला आ रहा है वह 
अनादि बन्ध कहलाता है। जो वन्ध कुछ समयके लिये उपरिततन गृण- 
स्थानोमे जानेके कारण रुक जाता है तथा पश्चात्‌ पुन प्रतिपात होनेसे 
तीचे आनेपर होने लगता है वह सादि बन्ध कहलाता है। सासारिक सुख 
देनेवाली सातावेदतीय आदि पुण्य प्रकृतियोका बन्ध होना पुण्यबन्ध 
तथा नरकादि गतियोका दुख देनेवाला असातावेदनीय भआादि पाप 
प्रकृतियोका बन्ध होना पापबन्ध कहलाता है । ज्ञानावरणादि पौद्ूगलिक 
पिण्डका बन्ध होना द्रव्यवन्ध है तथा उसके कारणभूत आत्माके रागादि 
परिणाम भावबन्ध है ॥२८६॥ ॥ 


आगे बन्ध ही दु खका कारण है यह कहते है-- 
शिखरिणी छन्द 
यथा सिंहो नानाकठिननिगडेबंद्धचरणः 
प्रचण्डायोदण्डापरचितसदनावासनमित ।ै। 
चिर॑ दुःखं श्ुडुक्ते विविधविधिसंबद्धहृदय- 
स्तथा काये काराश्षुवि वत वसन्‌ देहििनिचय! ।।२८७॥ 


अर्थ--अनेक प्रकारकी कठिन वेडियोसे जिसके चरण बाँधे हुए है, 
जो प्रचण्ड लोहदण्डोसे निर्मित घरमे निवासको प्राप्त है तथा विविध 
कर्मबन्धोंसे जिसका हृदय सबद्ध है ऐसा सिंह जिस प्रकार चिरकालसे 
दु ख भोगता है उसी प्रकार शरीररूपी कारागारमे निवास करता हुआ 
यह जीव खेद है कि चिरकालसे दु ख भोग रहा है ॥२८७॥ 


वद्मस्थ 
यथा पयोदालितिरोहितो रवि- 
इचकास्ति नो जातु निरुद्धदीधितिः । 
तथायमात्मापि.. निरुद्धचेतनो 
९ रद 
न्‌ शोभते करमंकलापसंगतः ॥२८८॥ 
अरथ--जिसप्रकार मेघमालाके द्वारा आच्छादित सूर्यकिरणोके रुक 
जानेसे कभी शोभायमान नही होता उसी प्रकार कर्ंसमूहसे युक्त यह जीव 


चेतना- शञानादि शक्तिके निरुद्ध हो जामेसे कभी- ससार दक्षामे शोभाय- 
मान नही होता है ॥२८८॥ 


श्ष्द्‌ सम्यक्त्व-चिन्ता्माण 


आगे सिहकीअन्योक्तिके द्वारा आत्माके कतंव्य का निर्देश करते हैं-- 
मालिती .. 
प्रखरनखरशणस्त्रो द्रिन्नवेतण्डगण्डो- 
दुगलितरुचिरम॒क्तामण्डलाकीणभूमे.। 
अयि नृप हरिणानां किं किमेवविधस्त्व 
हानुभवसि निरन्तं दुःखसभारमुग्रम ॥२८९॥ 
कुरु कुरु पुरुषाथ मुश्व मुश्वाद्य तन्‍्द्रां 
झटिति विकटरावे: प्रयारण्यमेतत | 
अचिरमिह भवेस्त्वं बन्‍्धनादू विग्रग्न॒क्तो- 
ह्मतुलब॒लनिधानस्याद्य कि दुष्कर ते ॥२९०॥ 
अर्थ--अत्यन्त तीक्ष्ण नखरूपी शस्त्रोके द्वारा विदी्ण हाथियोके 
गण्डस्थलसे निकले हुए सुन्दर मोतियोके समूहसे जिसने पुथिवीको व्याप्त 
कर दिया है ऐसा है मुगराज | तू इस प्रकारका होता हुआ बहुत भारी 
अनन्त ढु खसमूहको क्यों भोग रहा है ? पुरुषार्थ कर, आज अपनी तन्‍्द्रा 
को छोड, शीघ्र ही विद्याल गरजनासे इस वनको भर दे, तू शी्र ही 
बन्धनसे मुवत् हो सकता है, निश्चयसे अतुल्य बलके स्थानस्वरूप तेरे लिये 
आज कठिन क्या है ? यहाँ सिंहके माध्यमसे अनन्त बलके धारक आत्मा 
को सबोधित किया गया है ॥२८९-२५०॥ 
आगे प्रश्नोत्तर की रीतिसे वन्धके कारणका कथन करते हैं-- 
शादूंलविक्रीडित 
भो स्वामिन्‌ किसय जनो मबबने दुःख भरन्‌ आम्यति 
सद्यः ग्राह स कर्मबन्धनिरतः कस्मात्‌ स सजायते । 
रागद्रेपवशादहोी प्रभवतः कस्मादू गुरो तावषि 
त्विष्टानिष्टविकल्पनात्तत इंदं॑ ससारमूल परस्‌ (॥२९१॥ 
अर्थ--शिष्य गृरुसे पूछता है--है स्वामिच्‌ ! यह जीव दु खको 
उठाता हआ भववन--ससाररूपी अटवीमे क्‍यों घूम रहा है ? शीघ्र ही 
गुरुने कहा--कमंबन्धमे अत्यन्त लीन होनेसे | शिष्यने पुछा कि वह 
कर्मबन्ध किस कारणसे होता है ? गुरुने उत्तर दिया--रागद्वेषके वशसे। 
द्िष्यने पुन पूछा कि हे गुरुदेव | वे रागद्वेष क्यो होते हैं ” गुरने कहा-- 


सप्तमों मयूखः २५७ 


इष्ट और अनिष्टकी कल्पनासे। इस प्रकार यह इष्ट-अनिष्टकी कल्पना 
ही ससारका मूल कारण है। 


भावाथथ--यह जीव मिथ्यात्वके उदयमे आत्माके सुखस्वभावकों 
भूलकर पर-पदार्थेसि सुख-दु खकी प्राप्ति मानता है | जिससे वह सुख- 
को प्राप्ति समझता है उसे इृष्ट मानने लगता है और जिससे दु.खकी 
प्राप्ति मानता है उसे अनिष्ट मानने लगता है। इस इृष्ट-अनिष्टकी 
विपरीत कल्पनासे राग-द्वेषकी उत्पत्ति होती है और उन्ही राग-द्ेषके 
वशीभूत होनेके कारण उस कर्मबन्धको प्राप्त होता है जिससे ससाररूपी 
अटवीमे भ्रमण करना पड रहा है। तात्पय॑ यह है कि यदि इस भवश्रमणसे 
बचनेकी इच्छा है तो सर्वप्रथम आत्मस्वभावकी श्रद्धा करनी चाहिये 
और पश्चात्‌ उस आत्मस्वभावको प्राप्त करनेके लिये पुरुषार्थ करना 
चाहिये । जीवका यह पुरुषार्थ ही सम्यक्चारित्र कहलाता है ॥२९१॥ 


इस प्रकार साम्यकत्वचिन्तामणिमे बन्धतत्वका निरूपण करनेवाला 
सप्तम मयूख पूर्ण हुआ । 


१७ 


अष्टमो सयूखः 


अब अष्टम मयूखके प्रारम्भमे मद्भुलाचरण करते हुए तीर्थनायक श्री 
महावीर स्वामीका स्तवन करते है-- 
हा शादूंलविक्रिडित 
बीरः सो5त्र तनोतु मोदममितं भव्यात्मनां सन्त 
यस्य शानदिवेन्द्र दिव्यविपु लालोकेकखिलालीकने । 
नानाशेलशिखामाण सुरमणिक्रीडाकदम्गोच्छितो5- 
प्याक्रान्तत्रिजगत्तलोडचलपतिर्मेरुः स कीठायते ॥१॥ 
अर्थ--इस जगत्‌मे वे महावीर भगवान्‌ निरन्तर भव्य जीवोके अप- 
रिमित आनन्‍्दको विस्तृत करें जिनके कि सबको प्रकाशित करनेवाले 


केवलज्ञानरूपी सूर्यके दिव्य तथा विशाल प्रकाशके बीचमे इन्द्रकी 
क्रीडाओसे समुन्तत, तीनो' लोकोमे व्याप्त, नाना पवंतोका शिरमोर 


वह पर्वत्तराज सुमेरु पवेत भी कीडाके समान जान पडता है। 
भावार्थ--जिनके विशाल-अनन्तानन्त अविभागप्रतिच्छेदोंसे युक्त 
केवलज्ञानमे एक लाख योजन ऊँचाई वाला सुमेर पव॑त्त भी तुच्छ जाना 
पडता है वे महावीर भगवान भव्यात्माभोकी आत्मिक सुख प्रदा् करें॥१ 
आगे सवरतत्त्वका वर्णन किया जाता है । अत सर्वप्रथम सवरका 
लक्षण लिखते है-- 
आखस्रवस्य. निरोधो या संबरः सो5भिधीयते | 


द्रव्यभावविभेदेन से तु हेंधा विभिद्यते ॥२॥ 
पुद्गलकर्मणां तत्रानास्रवर्ण द्रव्यसवरः । 


तद्भेतुमावनाभावो5मिहितो भावसंवरः ॥३)॥। 
अर्थ---जो नवीन कर्मोके आख्रवक्रा रुक जाना हैं वह सवर कहलाता 
है । वह सवर, द्रव्यसवर और भावसवरके भेंदसे दो प्रकारका है। उनमे 
पौद्गलिक ज्ञानावरणादि कर्मोका आगमन झुक जाता द्रव्यसवर है भर 
उसके कारणभूत भावनाओका जो सद्भाव है वह भावसवर है ॥२-३॥ 
आगे सवरका माहात्म्य कहते हैं-- 
संव्रो हि$. परो बन्धुः संवर परम हितम्‌ | 
नानतरा संबरं॑ छोके निर्जरा कार्यकारिणी ॥४॥ 


अष्टमो मयूख* २५९, 


अर्थ--लोकमे सवर ही उत्कृष्ट बन्चु है और सवर ही उत्कृष्ट हित- 
कारी हे क्योकि सवरके विना नि्ज॑रा कार्यकारी नही हे ॥४॥ 
अब सवरके कारण कहते है-- 
आर्या हि रे 
गुप्तिसमितिधमौलुप्रेक्षापरिपहनयेइच चारित्र। । 
तपसा$पि संवरोडसो भवतीति निरूपितं सह्ठिः ॥७॥ 


अर्थ--गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषहजग्न, चारित्र और 
तपके द्वारा वह सवर होता हे ऐसा सत्युरुषोने कहा हूँ । यहाँ त्तपसे सवर 
और निजरा दोनोकी सिद्धि समझना चाहिये ॥५॥ 


आगे गुष्तिका लक्षण और भेंद कहते है-- 
मनसां वचसां किज्च कायानां च विनिग्रहः । 
तिस्नस्तु गुप्तयस्तत्र श्रोक्‍कता प्रज्ञायुतैजिने! ॥६॥ 
अर्थ--मन, वचन और काय योगोका सम्यक््‌ प्रकारसे निग्नह करना 
गुप्ति हे। केवलज्ञानरूप प्रज्ञासे युक्त जिनेन्द्र भगवाचने इसके तीन भेद 
कहे हैं--१ मनोगुष्ति, २ वचनगुप्ति ओर ३ कायगुप्ति। इन सबका 
अथे स्पष्ट है ॥९॥ 
आगे समितिका व्याख्यान करते हैं-- 
ईर्यामाषेषणादाननिष्षेपोत्सगस जञिताः । 
एता; समितयः पञच जिनचन्द्रनिरूपिता ॥७॥ 
अथ॑--ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण और उत्सगं ये पाँच 
समितियाँ जिनेन्द्र भगवान्‌की कही है । 
भावाथं--सम्‌-प्रमादरहित इति-प्रवृत्तिको समिति कहते है। ससारी 
प्राणीकी प्रवृत्ति पाँच प्रकारकी ही होती है--१ चलना, २ बोलना, ३ खाना, 
४ रखना-उठाना और ५ मलसूत्र छोडना | ससारके समस्त कार्य इन्ही 
पाँचमे गर्भित हो जाते है । इन पाचोंके विषयमे प्रमादरहित होकर कार्य 
किया जाय तो ये ही पाँच समितियाँ हो जाती है । १ ईर्या--एमादरहित 
होकर चलना, २ भाषा--प्रमादरहित होकर हित-मित-प्रिय वचन बोलना, 
३ एघणा--प्रमादरहित होकर दिनमें एकबार शुद्ध--निर्दोष आहार करना, 
४ आदाननिक्षेपण--प्रमादरहित होकर-देखभालकर किसी वस्तुको 
रखना-उठाना और ५ उत्सगुं--प्रमादरहित होकर जीव२हित स्थानपर 
मलमूत्रादि छोड़ना ॥७॥| 


२६० 


सम्यक्त्व-चिन्तामणि. 


आगे ईर्यासमित्तिका विस्तारसे वर्णन करते हैं-- 
रश्मिमालिकरस्पुष्टे जनसंचारमर्दिते । 
शष्पादिरहिते सक्ष्म-जन्तुजातविवर्जिते ॥८॥ 
भार्गें युगमितां दृष्ट्वा पृथ्वी सावहितों भवन | 
सदयाविमलख्रोतःपवित्रीकृततिष्टप ॥९॥ 
व्रजनू प्रश्नजितस्वामी. शान्तिपीयपसागरः । 
भण्यते मुनिभिर्जेनिरीयासमितिधारकः ॥|१०॥ 
प्रमादयोगमुल्कित्वा गच्छतीह महामनो | 
प्राणिनि प्रनियमाणेषपि न मुनिस्तस्य घातक! ॥११॥ 
न वापि ग्रियतां जीवो प्रियतां वा निजेच्छया | 
सप्रमादी यतिस्तत्र पापात्मा भवति धुवस ॥१२॥ 
गतः प्रमत्तयोगेन आणानां व्यपरोपणम्‌ | 
हिंसन॑ भवतीत्येवे. सापित पूर्वद्वरिभिः ॥१३॥ 


उपतद्ब-- 


'उच्चालिदम्दि पादे हरियासमिदस्स णिग्गमद्ठाणे | 
आवाधेज्ज कुलिंगो मरेज्ज तज्जोगमासेज्ज ॥१॥ 
ण हि तस्स तण्णिमित्तो बंधो सुहुमी वि देसिदो समए | 
मुच्छापरिग्गहो त्ति य अज्ञप्पमाणदों भणिंदों ॥२॥ 
मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । 
पमदस्स णत्थि बधो हिंसामित्तेण समिदस्स ॥३॥ 
अर्थ--सूर्यकी किरणोसे स्पृष्ट, मनुष्योके गमनसे मदित, घास आदिसे 


रहित और सूक्ष्मजीवोके समूहसे वर्जित मार्गमे युगप्रमाण भूमिको देखकर 
जो सावधान होते हुए चल रहे हैं, समीचीन दयारूपी निर्मल निश्षरसे 
जिन्होंने जगत्‌को पवितन्न कर दिया है तथा जो शान्तिरूपी अमृतके सागर 
हैं ऐसे मुनिराज, जैन मुनियोके द्वारा ईर्यासमितिके धारक कहे जाते हैं। 
जब महामुनि प्रमादयोग छोडकर चल रहे हैं तब जीवका घात हो जानेपर 
भी वे उस जीवका घात करनेवाले नही होते हैं। इसके विपरीत मुतति 
यदि प्रमादसहित होकर चल रहे हैं तो जीव मरे अथवा निजेच्छासे त 


अष्टमो मयूख॑: २६१ 


मरे, मुनि निद्िचत ही पापके भागी होते है, क्योकि प्रमत्तयोगसे प्राणोका 
विघात होना हिसा है, ऐसा पूर्वाचार्योने कहा हैं ॥८-१३॥ 
जैसा कि कहा गया है-- 
अर्थ--ईर्यासमितिसे चलनेवाले मुनिने चलते समय मार्गमे अपना पर 
ऊपर उठाया और इसी समय कोई क्षुद्रजीव उनके पैरका सयोग पाकर यदि 
मर जाता है तो उनके उस निमित्तसे होनेवाला स॒क्ष्म बन्ध भी आगमसे 
नही कहा गया है क्योकि जिस प्रकार अध्यात्मदृष्टिसे मूर्छा--ममता- 
भावको ही परिग्रह कहा है उसी प्रकार यहाँ रागादिकी उत्तत्तिको ही 
हिंसा कहा है। जीव मरे अथवा न मरे, अयत्नाचारपूर्वक चलनेवाले 
मुनिके हिंसा निश्चित रूपसे होती है भौर जो यत्नाचारघपुर्वक ईर्यासमितिसे 
चल रहा है उसके हिसामात्रसे बन्च नही होता है ॥१-३॥। 
आगे भाषासमितिका वर्णन करते हैं--- 
हित॑ मितं श्रियं तथ्य सर्वसंशयनाशनस । 
वचन यस्य साधु: स भाषासमितिधारकः ॥१४॥ 
वशस्थवृत्त 
अये रसज्ञे कविसद्वसंस्तुते कथं परेषामहिते प्रवर्तसे | 
हिते न ते स्याददि वा प्रवतेनं प्रमुश्च द्रादहिते तथापि तत्‌ ॥ १५॥ 
यावता कार्यसिद्धिः स्थात्तावदेव निगद्यताम्‌ | 
शतेन कायनिष्पत्ती सहर्न॑ कः सुधीस्त्यजेत ॥१६॥ 
ह 3 मालिनी 
वदतु वदतु रम्यं सवेलोकश्रुतीनां 


न खलु मधुरवादे दृश्यते कापि हानिः | 
अपि जगति नराणां माधुरी भारतीनां 
जे 

नृपतिशतकसंत्रीं हेलया सद॒दाति ॥१७॥ 
अनुष्ुप्‌ ह 

सत्यमेव सदा ब्रहि आणे। कण्ठगतैरपि | 

न सत्यमन्तरा छोके प्रतिष्ठा प्राप्यते क्यचित्‌ ॥१८॥ 
आर्या 

वनितामृदुध्ु॒जयुगलीवेल्लितदोलेव भारती यस्य | 

जप च्पेे + 
कुरुते गतागत थे कर्थ स रसनाफल लगते ॥१९॥ 


२६१ सम्यवत्व-चिन्तामणि 


अनुष्ठुप्‌ 
समितो प्रवतमानों5यं मुनि! साधुप्वसाधुप ! 
भाषान्यवहति कुर्यात्‌ हित॑ चापि मित॑ बरदेत्‌ ॥२०॥ 
सत्यधमंधरः किन्तु. दीतितेष्वेव. भिष्तुषु । 
तद्भक्तेप्‌ च धम्मस्प इद्धयथ॑ वहुक॑ वर्देत ॥२१॥ 
म थं--जिसके वचन हित्त, मित, प्रिय, सत्य और समस्त सशयको चष्ट 
करनेवाले होते है वह साधु भाषासमितिका घारक कहा जाता है ॥१४॥ 
रसना इन्द्रियको लक्ष्य कर ग्रन्थकार वहुते हैं कि है कविसमहुके द्वारा 
प्रभसित रसना इन्द्रिय | तू दूमरोके अहितमे व्यो प्रवृत्ति करती है? 
यदि तेरी हितमे प्रवृत्ति नही होती है तो अहितमे प्रवृत्तिको नो छोड । 
भावार्थ--यदि किसीका हित नहीं कर सकती हूँ तो मत कर किन्तु 
भहित तो न कर ॥१५॥ जितने वचनसे कार्यकी सिद्धि हो सकती है उत्तना 
ही बोलना चाहिये | जो काय सौ रुपमरेमे सिद्ध हो सकता है उस्त कार्यके 
लिये हजार रुपये कीन वृद्धिमान्‌ खर्च करता है ? ॥१६॥ समस्त मनुष्योके 
कानोके लिये रमणीय-आनन्ददायक वचन बोलना चाहिये क्योकि रमे- 
णीय वचन वबोलनेमे कोई हानि नही दिखाई देती। ससारमे वचनोकी 
मघुरता अनायास ही सेकडो राजाओकी मित्रता प्रदान करती है ॥। 
कणप्ठगत प्राण होनेपर भी सदा सत्य ही वीलना चाहिये, क्योकि सत्यके 
बिना छोकमे कही भी प्रतिष्ठा प्राप्व नही होती है ॥१८॥ स्थ्रियोके फोमल 
बाहुयुगलते प्रेरित झूलाके समात जिसकी वाणी गतागत करती रहतो है 
अर्थात्‌ स्थिर नही है वह रसना इन्द्रियके फलको कैसे प्राप्त कर सकेता 
हें ॥१०७ भाषासमितिमे प्रवृत्ति करनेवाला मुनि, साधु तथा साधुसे 
ज्षिस्त अन्य लोगोके साथ वार्ताछाप कर सकता है परन्तु चार्तालापके सम 
उसे हित मित ही बोलना चाहिये ॥२०॥ परन्तु सत्यधर्मका धारक मुन्ति, 
दीक्षित साधुओं और उनके भक्तोसे ही वार्तालाप करता है तथा धर्मंकी 
वृद्धिके लिये अधिक भी बोल सकता है ॥२१॥ 
आगे एषणासमितिका निरूपण किया जाता हें-- 
इृदमौदारिक देहँ न विना भोजनात्त्थिरम्‌ । 
भवेदुते न देहान्मे मीक्षयात्राप्रवत्तनम्‌ ॥२२।। 
एवं विचार्य सशुद्धः  इतस्वाध्यायसविधि। । 
प्रतिज्ञानेक्यसंपूर्ण: कृतमौनावहुम्बनः ॥२३॥ 


अष्टमो मयूखे: २६३ 


मध्याहकालतः. पूर्वी... नेत्रालोकितभूतलूः । 
कलेवरं निर्ज॑ निन्दन्‌ कर्मपाक विचिन्तयन्‌ ॥२४॥ 
अन्तरायांसतथा. दोषबन्द द्रात्परित्यजन्‌ । 
विमलाचारसम्पन्नश्रावकत्र॒तशालिना म्‌ . ॥श्षा। 
एक दो चतुरस्त्रीन्‌ वा पश्च पट सप्ते वा ' गृहान्‌ | 
गत्वा विद्युब्चमत्कार॑ दशयन्‌ निजविग्रहमू ॥२६॥ 
अव्यक्तसचनां. मुश्चन्‌ याञ्चासकेतद्रग। । 
नवधाविधिसंलाभसम्मानिततपस्तति' ॥२७॥ 
सरसं नीरसं वापि स्निग्ध वापि व ककंशस्‌ | 
क्षारं वा मधुरं वाप्याहारं स्थित्वेव भूतले ॥२८॥ 
पाणिस्यामेव. पात्राभ्यामेकबारं दिवेव॒ च। 
गृह्वान सर्वसंतोपषी सर्वमान्यों जगद्धितः ॥२९॥ 
प्रशान्तविग्रहेणव मोक्षमाग निरूपयन । 
एपणासमितेभिश्षुधारकः संग्रचध्यते ॥|३०॥ 


अथे--'यह ओदारिक गरीर भोजनके बिना स्थिर नही रह सकता 
ओर शरीरके बिना भेरी मोक्षयात्राकी प्रवृत्ति नही हो सकती' ऐसा 
विचार कर जिसने शुद्धि ली है, जो स्वाध्यायकी विधिको पूर्ण कर चुका 
है, वृत्तिपरिसख्यान त्तपके लिए जो अनेक प्रकारकी प्रतिज्ञाओसे परिपूर्ण 
है, जो मौन घारण किये हुए हैं, मध्याह्नकालसे पूर्व जो नेत्रोसे पृथिवी- 
तलकी अच्छी तरह देख रहा है, अपने शरीरकी निन्‍्दा करता हुआ जो 
फर्मोदियका विचार कर रहा है, बत्तीस अन्तराय तथा छयालीस दोषोंका 
जो दूरसे ही त्याग कर रहा है, निर्मेल आचारसे युक्त तथा श्रावकके 
ब्रतोसे सुशोभित गृहस्थोके एक, दो, तीच, चार, पाँच, छह अथवा सात 
घरो तक जाकर जो बिजलीकी कौघके समाच अपने घरीरको दिखाता 
है, जो अव्यक्त सूचनासे रहित है अर्थात्‌ खास या खकार कर अपने 
आनेकी कोई यूचना नहीं देता है, याचनासम्बन्धी सकेतोंसे दूर है, 
नवधाभक्तिकी प्राप्तिसि जिसने तप समूहका गौरव बढाया है, जो सरस, 
नीरस, स्निग्ध, रुक्ष, खारे अथवा मीठे आहारको पृथिवीवलपर खड़े 
होकर ही हस्तयुगलरूप पाशत्रके द्वारा दिनमे ही एक चार ग्रहण करता है, 


२६४ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


सब प्रकारसे जो सतुष्ट है अर्थात्‌ आहारके मिलने, न मिलने अथवा 
अन्तरायके आ जानेपर भी जिसे असतोष नही होता है, जो सर्वमान्य है, 
जगतुका हितकारी है ओर प्रशान्त शरी रके द्वारा ही मोक्षमागंका निरूपण 
कर रहा है ऐसा साधु एषणासमितिका धारक कहा जाता है। 


॥२२-३०॥ 
आगे मुनिको परगृह भोजन करनेमे दोष नही है, यह कहते हैं-- 
वशस्थ 
अलियंथा पुष्पसमुहशोमिषु 
निकुश्नरद्लेपु परागपद्धतिम्‌ | 
समाददानः .किल पृष्पसंहते- 
ने. दूबयते पुष्पसमूहपीडक! ॥३१॥ 
तथा मुनिः श्रावकमानुषादय 
तदीयगेहेषु सुयोग्यभोजनस्‌.. । 
समाददानो न परस्य पीडको 
न हानिस्रास्ति ततो5न्यमोजने |॥|१२॥ 
स्वभोजनग्रासनिषक्तमानसो 
यथा प्रकृत्या सरलो गवां गणः। 
न वीक्षते सुन्द्रमन्दिरावलीं 
न नेकभूषाचयभूपितां. स्त्रियम्‌ ॥३३॥ 
तथा पुनिस्तेन गृहस्थमन्दिरे 
विचित्ररामारमणीय भूतले...: । 
व्रजनन दोपोच्चयदूपितः क्वचित्‌ 
प्रवर्णितो जेनयतीन्द्रचन्दिरेः ॥१४॥ 
अर्थ--जिस प्रकार भश्रमर, पुष्पोके समूहसे सुशोभित लतागुहोमें 
पुष्पसमूहसे परागसमूहको ग्रहण करता हुआ पुष्पसमूहको पीडा पहुँचाने- 
वाला नही देखा जाता है उसी प्रकार यह मुनि श्रावकमनुष्योसे उन्तके 


घरोमे योग्य भोजनको ग्रहण करता हुआ दुसरेको पीडा पहुँचानेवाला 
नही देखा जाता है अत मुनिको दुसरेके घर भोजन करनेमे दोप नहीं 


अष्टमों मयू ख' २६५ 


है। जिस प्रकार स्वभावसे सरल गायोका समूह अपने भोजनके ग्रासमे 
ही मन लगाता है। वह न सुन्दर भवनोका समूह देखता है और न अनेक 
आभूषणोसे सुशोभित स्वरीको देखता है । उसी प्रकार मुनि नाना प्रकारकी 
सुन्दर स्त्रियोसे सुशोभित गृहस्थके घरमे मात्र अपने पाणिपुटमे स्थित 
आहारपर मन लगाता है वह वहॉँकी न तो साज-सजावटको देखता है 
और न आहार देनेवाली स्त्रीको देखता है। अत आहारके लिए 
परगृहमे जानेवाला मुनि दोषोसे दृषित नही होता ऐसे जेन मुनिराजोने 
कहा है । 
भावाथ--एपणासमितिसे परगृहमे भोजन करनेवाला सुनि, 
मधुकरी, गोचरी, गतंपूरण, अक्षम्रक्षण और उदराग्निप्रदयमत इन पाँच 
वृत्तियोका पालन करता है । अत उसके परगृहभोजन करनेमे आचार्योने 
कोई दोष नहीं कहा है। वृत्तियोका भर्थ उनके नामसे स्पष्ट है। 
॥३१-श४ी। 
अब आदाननिक्षेपणसमितिका स्वरूप कहते हैं-- 
ज्ञानसंयमशोचानां साधनानि निरन्तरम । 
नेत्रयुग्मेन संवीक्ष्य केफिपिच्छेन मार्जयन्‌ ||३७॥ 
निश्षिपन्नाददानरव॒ साधु सजह्भावशोभितः । 
जच्यते घारकस्तुय समितेमुनिमण्डलेः ॥३६॥ 
अरथ--ज्ञान, सयम और शौचके उपकरणो शास्त्र, पीछी और 
कमण्डलुको दोनो नेत्नोसे अच्छी तरह देखकर तथा मयूरपिच्छसे मार्जन 
कर जो रखता तथा उठाता है और समीचीन भाव--दयापरिणामसे 
सुशोभित है ऐसा साधु मुनिसमूहके द्वारा चतुर्थ समितिका धारक कहा 
जाता है ॥३५-३६॥ 
भागे व्युत्सगंसमित्तिका स्वरूप ऋहते है-- 
निर्जन्तु _ स्थानमालोक्य मगस्त्रीषण्डबर्जितस्‌ । 
सिद्दाणमलमृत्रस्लेष्मादिक॑. सत्यजन्‌ू यतिः ॥३७॥ 
अयुक्तीइनवधानेन सहयाभावमण्डितः । 
[पी प भरे 
व्युत्सगंसमितेः प्रोक्तों धारकी मुनिसत्तम। ॥३८॥ 


अरथ--जीवरहित तथा पशु, स्त्री और नपुसकोसे वर्जित स्थानको 
देखकर जो नाक, मल, मूत्र तथा खकार आदिको छोड़ता है, असाव- 


२६६ सम्पक्त्व-चिन्तामणिः 


धानीसे रहित है और उत्तम दयाभावसे सुशोभित है ऐसा साधु श्रेष्ठ- 
मुनिवरोके द्वारा व्युत्सगंसमित्तिका धारक कहा गया है ॥३७-३८॥ 


आगे दश घर्मेका वर्णन करते हुए सर्वप्रथम उत्तम क्षमाका वर्णन 
क रते हैं-- के 
कालुष्यस्य. हानुत्पत्तिः सत्यपि कऋ्रोधकारणे | 


क्षमा : जिनेलितक्रोध-दानवेर्गदितागमे ॥३९॥ 
क्षमते सर्वशत्रुणामपराधशतानि यः । 
सत्र श॒ वत्रजत्येव स नरः शत्रुभव्जनः ॥४०॥ 
क्षमाचिन्तामणिनिंत्यं वर्तते. यस्‍्य सन्निधौ | 
त्रिलोक्यामपि कि तस्य दुलेंभ ब्रृहि वर्तते ॥४१॥ 
यस्य पाणो क्षमाखड्स्तीक्ष्णघारों हि विद्यते। 
कि. कुर्युस्तस्थ सैन्यानि शत्रणां समराह्णणे ॥४२॥ 
पुरुष! शर्मशेत्य यो निजचेतसि लिप्सति। 
कोपचेश्वानरज्वालां. क्षमातोयें: स वास्येत्‌ ॥४१॥ 
क्षमावर्मपरीतोडस्ति. विग्रदी यस्य देहिनः | 
कि. कुबन्ति शरास्तस्यगत्रुसंघातमोचिताः ॥४४॥ 


आर्या 
अवगाहनमात्रेण  परमानन्दप्रदु शिव ददती। 


भागीरथीव विभरा कलिमलसहारिणी क्षमा जयतति ॥४५॥ 
अविरकूजनसताप द्रादेव क्षणेन वे जगताम्‌ | 
ज्योत्स्नेवः सहरन्ती क्षमा विजयते पर लोके ॥४३॥ 


रज्रेमत्तगजे [ | ९०७५ 
उच्चरूचपलतुर ड्रेम॑त्तगजेन्द्र मं युता सेना । 
नाल यच विजेतु क्षमा क्षणार्घेन त जयति ॥४७॥ 
इच्द्रवत्ञा 


या अव्यजीवानू हवि माबुकानां 

सद्दच सविन्नीव सदा ब्रवीति। 
दुर्जेयजन्तुन्‌ क्षणतों विजेतु- 

मं क्षमां तामहमचेयामि [[४८॥ 


अष्टमो मयूख: १६७ 


अर्थ--क्रोधका कारण रहते हुए भी कलुषता--क्रोधकी उत्पत्ति नही 
होना, इसे क्रोधहूपी दानवको जीतनेवाले जिनेन्द्र भगवात्तने आगरममे 
क्षमा कहा है ॥३९॥ जो समस्त शत्रुओके सेकडो अपराधोको क्षमा करता 
है वह शन्नुओको नष्ट करनेवाला मनुष्य सर्वत्र सुखको ही प्राप्त होता 
है ॥४०॥ जिस मनुष्यके पास निरन्तर क्षमारूपी चिन्तामणिरत्न रहता 
है तीनो लोकोमे उसके लिए क्या दुलंभ है ? कहो, अर्थात्‌ कुछ भी दुलेभ 
नही है ॥४१॥ जिसके हाथमे पेनी धारवाला क्षमारूपी क्ृपाण विद्यमान 
है, दत्रुओकी सेनाएँ रणज्भणमे उसका क्या क्र सकती है ? ॥४२॥ जो 
मनुष्य अपने मनमे शीतलत्तारूपी सुखको प्राप्त करना चाहता है उसे क्षमा- 
रूपी जलके द्वारा क्रोधरूपी अग्निको ज्वालाओको शान्त करता चाहिये 
॥४३॥ जिसका शरीर क्षमारूपी कवचसे वेष्टित है, शन्नुसमूह॒के 
द्वारा छोड़े हुए बाण उसका क्या कर सकते है ।।४४॥ जो अवगाहनमात्रसे 
परमानन्ददायक मोक्षकों प्रदान करती है, गद्भाके समान निर्मल है और 
पापरूपी मैलका सहार करनेवाली है वह क्षमा जयवन्त है--सबसे 
उत्कृष्ट है ॥४५॥| जो जगत्‌के अविरल-व्यवधानरहित सतापको परमार्थसे 
क्षणभरमे चाँदनीके समान नष्ट कर देती है ऐसी क्षमा लोकमे अतिशय 
श्रेष्ठ है ॥४६॥ उछलते हुए चञज्चल घोडो मदोनन्‍्मत्त हाथियो और 
योंद्राओसे सहित सेना जिसे जीतनेक्रे लिए समर्थ नहीं है, उस शत्रुको 
क्षमा आधे क्षणमें जीत लेती है ॥४७॥ जो भव्य जीवोको पृथिवीतलूपर 
माताके समान सदा सुखका उपदेश देनेवाली है, तथा जो कठिनाईसे 
जीतने योग्य जन्तुओको आधे क्षणमे जीत लेनेमे समर्थ है, तथा दुर्जेय 
शत्रुओको जो क्षणभरमे जोत लेती है उस क्षमाकी मैं अर्चा करता हूँ ॥४८॥ 


आगे मार्दवधसंका वर्णन करते हैं-- 


सृदोर्मत्यस्थ यो भावी मादवः सोड्मिधीयते । 
मार्दवसन्तरा मत्यों लमते नेव मक्तलम ॥४९॥ 
मारदवोध्यमलंकारो. बतेते  यस्य मन्निधौ । 
तस्य पूरुपरत्नस्यथ. प्रवश्या मुक्तिमानिनी |॥५०॥ 
मार्दवसण्डिते सर्त्ये प्रसीदन्‍्ति जगज्जना: | 
बिपुला कमला तेन जायते तस्य भूतले ॥५१॥ 


“२६८ 


सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


आर्या 
खरतरखरकरजिम्बोत्तुलितसहस्तारचक्रवारेण.._। 
आयत्तीकृतसागरवासोवसुधस्य चक्रिरत्नस्य |५२॥ 
यत्राखवों गयों जात। खबः कनिष्ठसोदर्यात्‌ । 
तत्रान्येषां गयों न भवेत््‌ खबः किमत्र सत्रृहि ॥५३॥ 


अनुष्हुपू 
विद्याविभवयुक्‍तो<प्यहड्जारी जनतेश्वरः | 
द्रादेव जनेस्त्याज्यो मणियुक्तफणीन्द्र वद्‌ ॥५४॥ 
आर्या 


मदुतानौफानिचयो नून यस्थेह विद्यते पुसः | 
तस्य भव पाथोधिविस्तीणोंडपि च फियानस्ति ॥५५।| 
मदुताशुणपरिशोमितचित्ते प्रतिफृति भारती जेनी । 
द्पंणतल इव विमले मरीचिमाझा दिनेशस्य ॥७५६॥ 
मादबघनाघनोइ्य_ सानदवाग्निप्रदीष्तसवकक्षम्‌ । 
सत््रीतिवारिधारां मुझ्चन्निभिषेण. सान्त्वयति ॥|५७॥ 
इन्द्रवजत्ञा 

सबेत्र सद्भावविशोभमानं 

मानच्युतो जातमिहातिमानम्‌ । 
तःमार्दव मानवधर्म माये- 

प्राथ्या प्रवन्दे शतधा प्रभकक्‍्त्या ॥५८॥ 


अथ--मृदु--कोमल--विनीत मनुष्यका जो भाव है वह मार्दव धर्म 


कहलाता है। मादंव धर्मके बिना मनुष्य मद्भूलको प्राप्त नही होता है 
॥४९॥ वह मार्दवधर्मरूपी आभूषण जिस मनुष्यके पास होता है मुक्ति- 
रूपी स्त्री उस श्रेष्ठ मनुष्यके वशीभूत होती है ॥५०॥ मार्दवधमंसे सुशो- 


भित 


मनुष्यपर जगत्‌के जीव प्रसन्‍्त रहते हैं और उससे पृथ्वीतछूपर उस 


मनुष्यको भारी लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥५१॥ 


अत्यन्त तीक्ष्ण सुयंबिम्बके समान हजार अरवाले चक्ररत्नके सचारसे 


जिसने समुद्रान्त पृथिवीकों वश कर लिया था ऐसे चक्रवर्ती--भरतका 


अष्टमो मयूखः २६९ 


महान्‌ गव॑ जहाँ छोटे भाईसे नष्ट हो गया वहाँ दूसरोका गव॑ नष्ट क्यों 
नही होगा ? कहो ।।५२-५३॥ जो राजा विद्याविभवसे युक्त होकर भी 
अहंकारी हैं वह मणियारे स्पके समान दूरसे छोड देनेके योग्य है ॥५४॥ 
इस जगत्‌मे जिस पुरुषके समीप निशचयसे मार्दव्धंरूपी नौकाओका 
समूह विद्यमान है उसके लिए संसाररूपी सागर विस्तीण होनेपर भी 
कितना है ? अर्थात्‌ बहुत छोटा है ॥५५॥ मार्दवधमंरूपी गुणसे सुशोभित 
चित्तमे जिनवाणी उस प्रकार प्रतिफलित होती है जिस प्रकार कि निर्मल 
दर्पणतलमे सूर्यकी किरणावली प्रतिफलित होती है ॥५६॥ यह मादंव 
धरमरूपी मेघ, उत्तम प्रीतिरूपी जलधाराकों छोडता हुआ मानरूपी दावा- 
नलसे जलते हुए ससाररूपी वनको निमेषमात्रमे शान्त कर देता 
है ॥५७॥ है 

जो सर्वत्र--इष्ट-अनिष्ट वस्तुओमे समीचीन भावसे शोभमान है, मान 
कपायका अभाव होनेपर जो उत्पन्न होता है, बहुत भारी सन्मानसे सहित 
है और आर्य मनुष्य जिसको प्रार्थना करते है--जिसे प्राप्त करनेकी 
इच्छा करते हैं उस मार्दवधर्मको हम सेकडो प्रकारकी बहुत भारी 
भक्तिसे नमस्कार करते हैं ॥५८॥ 


आगे आजंव धर्मका वर्णन करते हैं--- 
ऋजोनरस्थ यो भाव आजंबः सोडमिधीयते। 
आजवमन्तरा पुंसाँ न श्रेय/सन्निधिभवेत्‌ ॥५९॥ 
कमंबन्धादू विभीतो5स्ति यदि तन्म्ुओ्च वक्रताम्‌ । 
मनसोी. वक्रतैबेय॑ कम वन्धनकारणम्‌ ॥६०॥ 
मायाविषधरीदष्टमृच्छिताखिलसंसतौ | 
समुक्त वीसवेंधेन ह्ार्जवोध्यं महौपधम्‌ ॥६१॥ 
आर्या 
भवपाधोधिश्रमरी मायां मोक्‍्तु समस्ति यदि ते धीः । 
आजवधरमसुपोतं. तर्ायविलम्ध॑ समालुम्धय ॥६२) 
मायाशइुतुपूरितचेतसि पुसः सरस्वती जेनी। 
पादक्षतरेमियेवादधाति पाद॑ न कुत्रचिल्लोके ॥६३॥ 
पन्‍नगवेष्टितवित्त यथा न लाभाय कब्पते पुंसाम । 
सायाचारयुतस्य तथा न विद्या धन चापि ॥६४॥ 


२७० सम्यकत्व-चिन्तार्माण 


सायापरिषत्पूरितचेत/सऊ् छावाप्य धीः शुआ | 
कालिन्दीजलतुलिता मलिना निर्मिषिण संभवति ॥६५॥ 
अयमाजंबः सुधर्मः कुरुते चेतःप्रसादमतिविसरूम्‌ । 
तेन च कर्मासावः क्षणेन संजायते लोके ||६६॥ 
अयमाश्रितस्तु तेन ह्ाजबधर्मों जिनेन्द्रचन्द्रोक्तः । 
तस्य न निविड कुटिले भवकान्तारे परिश्रमणम्‌ ॥६७॥ 
उपेन्द्रव्ना 
मनोवचःकायकदम्धकानां 
समानता यस्य समस्ति लक्ष्म । 


0 जंनीय 
तमाजव सन्ततम् 
यतीन्द्रपूज्यं परिपूजयाम ॥६4॥ 


अर्थ--ऋजु-सरल मलुष्यका जो भाव है वह आजंव कहलाता है। 
आजंबके विना पुरुषोको कल्याणकी प्राप्ति नही होती ॥५०॥ हे प्राणिनु । 
यदि तू कर्मबन्धसे भयभीत है तो कुटिलताकों छोड, क्योकि यह मनकी 
कुटिलता ही कर्मंबन्धका कारण है ॥६०॥ यह समस्त ससार सायारूपी 
सर्पिणीके द्वारा डशा जाकर मूच्छित हो रहा है, इसलिये भगवान्‌ महावीर 
रूपी वेच्चने यह आजं॑वधमंरूपी उत्कृष्ट ओषधि कही है ॥६१॥ हे जीव ! 
यदि तैरी बुद्धि ससाररूपी समुद्रकी भवरको छोडनेके लिये उत्सुक है तो 
शीघ्र ही आजंवधमंरूपी उत्तम जहाजका आलम्बन भ्रहण कर ॥६२॥ 
पुरुषफे मायारूपी कीछोसे भरे हुए चित्तमे जिनवाणी लोकमे कही भी 
चरणके घायल होनेके भयसे ही मानो चरण नही रखती है | भावाथथ-- 
मायावी मनुष्यके हुदयमे जिनवाणीका प्रवेश नही होता है ॥६३॥ जिस 
प्रकार सर्पसे वेष्टित घन पुरुषोके छाभके लिये नहीं होता है उसी 
प्रकार मायाचारी मनुष्यकी विद्या और घन भी प्रुरुषोके लाभके लिये 
नही होता ॥६०॥ मायाझूपी कीचडसे भरे हुए चित्तका सम्बन्ध पाकर 
निर्मल बुद्धि निमेषमात्रमे यमुनाके जलके समान मलिन हो जाती है 
॥६५॥ यह ॒भाजंव धर्म चित्तकी बहुत भारी निर्मलतासे युक्त श्रसनन्‍्तता 
करता है उस प्रसन्‍तताके द्वारा जगतृमे शीघ्र ही कर्मोका अभाव हो जाता 
है ॥६६॥ जिसने लिनेनदर भगवानके द्वारा कहे हुए इस आजंव धमंका 


वा का श। 
१, परिपत्कर्दम पश्न इंति घनजय । 


अष्टमों मयूखः २७१ 


आश्रय लिया है उसका सघन तथा कुटिल ससाररूपी अटवीमे परिभ्रमण 
नही होता है ॥६७। मन, वचन, काय इन तीनोके समूहकी समानता ही 
जिसका लक्षण है, जो निरन्तर अजंन करनेके योग्य हैं और बडे बड़े मुनि- 
राज जिसकी पूजा करते है उस आजंव धमकी हम पूजा करते है ॥६८।॥। 


आगे शौचधमंका व्याख्यान करते है-- 


शिखरिणी 
शुर्चेर्भावं शौच निगद्तितरां सुरिनिचयों 
भवेल्लीभाभावे स च किल निजाधीनमनसाम्‌। 
ऋते शोचात्पुंसां न हि न हि भवेन्युक्तिवसति- 
होजर्न॑ तत्तुष्टया कलयतु जगच्छोचसुगुणम्‌ ॥६९॥ 


अनुष्ठुप्‌ 
दुराशाशाकिनीग्रस्ते लोके दुलेलिते सति। 
सन्‍्तोष परमो मन्त्र: शासितों जिनस्तरिभिः ॥७०॥ 
तृष्ण हि वल्‍्लरी सेषा त्रिलोक्याँ ततपल्लवा | 
सनन्‍्तोषेण कुठारेण हन्यतां सुखलिप्सुभिः ॥७१॥ 
इन्द्रवतञ्ञा 
.सन्तोषमेक॑ परिहयाय छोका! 
- शैले बने व्योमनि भूमिमध्ये । 
अब्धी रणे वह्निचयेडपि वाप्यां 
प्राणाभिलाषाद्‌ विरता भ्रमन्ति ।७२॥ 
आर्या 
सन्तोषासततुष्टास्त्रिोकराज्यं तृणाय मन्यन्ते । 
अपि भो कष्ट्सहस्थां पतिता ३ःखं लभन्ते न ॥७३॥ 
एकस्येह करस्थ त्यक्तु वस्तु प्रवतंते वाञ्छा। 
इतरो गगननिषण्ण बाग्छति चन्द्र स्वसात्कतु म्‌ ॥७४॥ 
अयमेव शौचधर्मो ब्ात्मबर्ू संददाति छोकानाम । 
यद्खिलकायकलापे निमित्तमादं प्रमण्यते सहद्धिः ॥७५॥ 


२७२ सम्पक्त्व-चिन्तामणि, 


चित्ते यस्य न बासः शौचमुणस्यास्ति भूलोके । 
सकछपुखानुप्रेश्ती दीनतरोध्सावितस्ततो भ्रमति |७६॥ 
चित्त परमपवित्र सकलकलानां कुछालयों भवत्ति । 
दृपितहृद्यावसथात्‌ कछा विलीना मवन्ति ता एवं ॥७ज। 
इन्द्रवज्ा 
कस्यापि यत्रास्ति न काचिदिच्छा 
पावित्यसमन्दिरमिन्द्रवन्धस्‌ | 
ते लोभमलोपे किल जातमात्म्य॑ 
धर्म सदा शौचमहं. नमामि ॥७८।॥ 


भथं--शुच्ि मनुष्यका जो भाव है उसे आचार्योका समूह शौच कहता 
है। वह दशौचधर्म लो।कपायके अभावमे प्रकट होता है। शौचघर्मके 
विना पुरुपोका मुक्तिमे निवास नही हो सकता है, इसलिये जगत्‌ निरचयसे 
सत्तोषपूर्वक उत्तम शोच गुणको घारण करे ॥६९॥ जब यह लोक दुष्ट 
तृष्णारूपी पिश्ाचीके द्वारा ग्रस्त होकर दुखी हो गया त्तव जैनाचार्यानि 
सतोषरूपी उत्तम मन्त्रका उपदेश दिया। भावा्थ--सतोपके द्वारा ही 
तृष्णाको जीतनेका मार्ग बताया ॥७०॥ तीन लोकमे जिसके पलल्‍्लव फेले 
हुए हैं ऐसी इस तृष्णारूपी लताको सुखके इच्छुक मनुष्य सतोपरूपी 
कुल्हाडेके द्वारा नष्ट करें ॥७१॥ एक सत्तोषको छोडकर मनुष्य, प्राणोकी 
इच्छासे विरत होते हुए पहाडमे, वनमे, आकाशमे, भूमितलमे, समुद्रमें, 
रणमे, अग्निसमूहमे और वापिकामे भ्रमण करते हैं ॥७२॥ सतोषरूपी 
अमृतसे संतुष्ट मनुष्य तीन लोकके राज्यकों भी तृणके समान तुच्छ मानते 
हैं और हजारो कष्टोमे पडकर भी दु खको नही प्राप्त होते हैं--दु खोके 
बीच रहते हुए भी दु खका अनुभव नही करते हैं ॥७३॥ इस जगतमे 
किसी एक मनुष्यकी इच्छा हाथमे स्थित वस्तुको छोडनेके लिये प्रवृत्त 
होती है और कोई दूसरा मनुष्य आकाशमे स्थित चन्द्रमाको भी अपने 
अधोत करनेकी इच्छा करता है। भावाथ--सत्तोपी मनुष्य समीपकी 
वस्तुको छोडना चाहता है भौर असतोषी मनुष्य, जिसके श्राप्त होनेकी 
संभावना नही है उस वस्तुको भी प्राप्त कर लेना चाहता है ॥७४॥ यह 
शौचधर्म ही मनुष्योके लिये वह आत्मबल देता है जो सत्पुरुषोके द्वारा 
समस्त कार्योंझ कलापमे प्रथम निमित्त कहा जाता है। भावाथे--प्रत्येक 
कार्यकी सिद्धिका मूल कारण आत्मबल है ओर उसकी प्राप्ति सतोषके 


अष्टमो मयूखः २७३ 


द्वारा होती है ॥७५॥ इस पुृथिवीलोकपर जिस मनृष्यके चित्तमे शोचगुण- 
का निवास नही है वह अत्यन्त दोन हो समस्त मनुष्योकी ओर देखता 
हुआ इधर-उघर भ्रमण करता है ॥७६॥ परम पवित्र चित्त ही समस्त 
कलाओका कुलभवन होता है और दूृषितहृदयरूपी घरसे वे ही कलाए 
विलीन हो जाती है--नष्ट हो जाती है। भावार्थ--सतोषी मनुष्यमे समस्त 
कालओका निवास स्वयं होता है और असतोषी मनुष्यकी समस्त कलाएँ 
स्वयं नष्ट हो जाती हैं ॥७७॥ जिसमे किसी बस्तुकी कोई इच्छा नही है, 
जो पवित्रताका मन्दिर है, इन्द्रोके द्वारा वन्दनीय है, लोभ कषायका 
अभाव हो जानेपर जो प्रकट होता है तथा आत्माके लिये अत्यन्त हित- 
कारी है उस शोचधमंको मै सदा नमस्कार करता हूँ ॥७८॥ 
आगे सत्यधमंका वर्णन करते हैं-- 


आर्या 


असदमिधानत्यागः सत्य संचक्ष्यते सुधीसढ़धेः । 
अयमेव सत्यवादों निःशकु प्राणिनं कुरुते ॥७९।। 
सत्येन नरो लोके घवलां विमलाम्र॒पैति सत्कीतिम । 
कीर्त्या च म्ुदितिचेता भवतीह निरन्तर नुनम्‌ |॥८०॥ 
सत्यादृते स कश्चिज्जगत्प्रसिद्धो बसु! क्षमापालः । 
अगमन्नरकागारं ह्ोहों दुरतो स्रपावादः ॥<८१॥ 
यश्चेकं किल॒सत्यं पूण संभाषते सदा लोकः । 
तेन हिंसादिपापात्‌ कृता निवृत्तिद्य नायासात्‌ ॥८२॥। 
संसारसिन्धुतरणे सत्यं पोतायते चिर पुसाम्‌। 
सत्येन बिना लोका श्लुवं ब्रुडन्तीह भवसिन्धौ ॥॥८३॥ 
उपेन्द्रव्ञ्ञा 
कथब्चिदेतधदि सत्यतत्च 
भवेद्‌ विलुप्त जगतीतलादू भोः | 
तदा व्यवस्थाव्यवहारहीनं 


क्षणेन शीर्येत ज़गत्‌ समस्तम (८8॥ 
श्८ 


२७४ सम्यवत्व-चिन्तामणि 
५ सह ९ 
कायक्लेशकरं: . किंम्वा तपोभिबहुमिः कृत! । 
याद सत्यस्थ वासेन न स्वान्त सुरभीकृतम्‌ ॥८५॥ 


असत्याहिगरावेग-मुच्छालि जनचेतसि | 
नाले सुखेन सद्भावाः क्षणं स्थातु' भवन्ति हि ॥८5॥ 
आर्या 


सत्यद्दिमानीमण्डितनिखिलशरीरोध्पवाददावास्नी । 
लभते परमानन्द॑ तदितरजनदुर्ल॑ लोके ॥८७॥ 
एन्द्रवजञा 
सत्येन मृक्तिः सत्येन झरुक्तिः 
स्वर्गंपपि. सत्येन. पदप्रसक्ति! | 
सत्यात्पर' नास्ति यतः सुतरत्त्व॑ 
सत्यं ततो नोमि सदा समवितः ॥८<८॥ 


अर्थे--असदर्भिधान--असत्यकथनका त्याग करना विद्वज्जनोंके 
द्वारा सत्य कहा जाता है। यह सत्यधमं ही प्राणीको निर्भय करता है। 
भावार्थ--असद्िधानके चार अर्थ है--(१) न सत्‌ असत््‌ तस्यथाभिधान 
अर्थात्‌ अविद्यमान वस्तुका कथन करना यह अविद्यमान वस्तुको विद्यमान 
कहनेवाला असदुड्भावी नामका पहला असत्य है । (२) सत अभिधानस्‌ 
सदमभिधानं, न सद्भिधानम्‌ अप्तदर्मिधानग्र अर्थात्‌ विद्यमान वस्तुका 
कथन नही करना यह सदपलछाप नामका दूसरा असत्य है। (३) ईषत्‌ 
सत्‌ असत्‌ तस्थाभिधानस्‌ असद्भिधानस्‌ अर्थात्‌ जो वस्तु तद्बप तो नही 
है किन्तु तत्सदृश है उसे असत्‌ कहते हैं। जेसे भार वहनकी समानताके 
कारण अइवको वृषभ कहना। यह अन्यरूपाभिधान नामका तीसरा असत्य 
है और (४) सत्‌ प्रशस्त, न सत्‌ असत्‌ अभ्नशस्तमिति यावत््‌ तस्याभि- 
घानम्‌ असदभिधानम्‌ अर्थात्‌ अप्रिय आदि अप्रशस्त वचन | यह अग्रिय- 
बचनादि चतुर्थ असत्य है। इन चारो प्रकारके असत्यका त्याग करना ही 
सत्यवचन कहलाता है। सत्यकथनसे मनुष्य सदा निर्भेय रहता है ॥७९॥ 
सत्यवचनसे ही मनुष्य छोकमे उज्ज्वल तथा निर्मर सुयक्षकों श्राप्त 
होता है और सुयकश्के द्वारा निश्चित ही निरन्तर प्रसन्‍नचित्त 
रहता है ॥८०॥ सत्यवचनके विना वह जगत्मसिद्ध वसु राजा नरकको 


अष्टमो मयूख २७५ 


प्राप्त हुआ | अहो ! असत्य वचनका फल बडा दु खदायक होता है ॥८१॥ 
जो मनुष्य सदा एक सत्य वचनको ही पूर्णरूपसे बोलता है उसके द्वारा 
हिसादि पापोका त्याग अनायास हो जाता है ॥८२॥ सत्यधर्म, ससाररूपी 
समुद्रसे तैरनेके लिए पुरुषोको चिरस्थायी जहाजके समान है। सत्यवचनके 
बिना मनुष्य निश्चित ही इस ससार-सागरमे डूब जाते हैं ॥८३॥ 


यदि यह सत्यधर्म पृथिवीतलूसे किसी प्रकार लुप्त हो जावे तो यह 
समस्त जगत्‌ व्यवस्था और व्यवहारसे रहित होकर क्षणभरमे नष्ट-अ्रष्ट 
हो जावेगा ॥८४॥ यदि हृदय सत्यधर्मके निवाससे सुवासित्त नहीं है तो 
कायक्लेशको करनेवाले बहुत भारी तपोके करनेसे वया होनेवाला है ? 
अर्थात्‌ कुछ भी नही ॥८५॥ असत्यरूपी सपंविषके वेगसे मूच्छित मनुष्यके 
हृदयमे उत्तमभाव क्षणमरके लिए भो सुखसे निवास करनेमे समर्थ नहीं 
है ॥८६॥ जिसका समस्त शरीर सत्यधमंरूपी बहुत भारी हिमसे सुशोभित 
है वह जगतुमे अपवादरूपी दावानलके बीच भी अन्यजन दुलेभ परमा- 
ननन्‍्दको प्राप्त होता है ॥८७॥ 


सत्यसे ही मुक्ति होती है, सत्यसे ही भोगसम्पदाएँ प्राप्त होती हैं, 
सत्यसे ही स्वर्गकी प्राप्ति होती है ओर जिस कारण सत्यसे बढकर दूसरा 
तत्व नही है इस कारण में भक्तिसहित सत्यधर्मको सदा नमस्कार 
करता हूँ ॥८८॥ 
आगे सयमधर्मका कथन करते हैं-- 
सयसो मनसोऊक्षाणां वृत्ते: संयमन। मतः । 
प्राणीन्द्रविभेदेन स तु इ्धा विभिद्यते ॥८९॥ 
भूजलानलवायनां. तरूणां चरतां तथा | 
हिंसनादू विरति! ग्राणिसयमः षड़िवधों मतः ॥९०॥ 
इन्द्रियाणां. सचित्तानां. विषयेष्वप्रव्तनम्‌ । 
इन्द्रियसयमः प्रोक्त। पोढ़ा कोविद्सम्मत ॥९१॥ 


जार्या 
द्वादशविध स एवं सुकक्‍त्ये मणितः सुसंयम सक्धिः । 
गतसंयमोी जनोश्यं चिरं हिण्डते भमवादवीमध्ये ॥९२॥ 


र७द्‌ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


द्रतविलम्बित 
विषयदानवमण्डलमण्डिते 
विविधदुःखचयं समुपाशिते । 
जगति दुलेलिते सति सयमों 
ह्यदभवत्किल राममहीपतिः ॥९३॥ 
रथोद्धता 
सेयमो म्ुनिजनानुरञ्जनः संयमो भवरज प्रभञ्जन । 
संयमो निजहितस्थ वोधकः संयमो निखिलकम रो धक:।।९४॥ 
स्वागता 
संयमो यदि मेनन जगत्यां प्राणिवर्गपरिरक्षणदक्ष) । 
तन्निगोदनरकादिनिवासे क पतज्जनततति प्रतिरुन्ध्यात्‌॥९५॥ 
आर्या 
सयमसहिता यतयः सुरनरपतिमि सदा प्रणस्यस्ते । 
अपि च लमस्तेश्मुत्रामन्दानन्दस्य वे कन्दस्‌ ॥९६॥ 
सयमिजनवरह॒दये दयास्रवन्ती सदातना बहति। 
अधिरठकलरवनिचय  कुर्वाणा. प्रेमरसपूर्णा ||९७॥ 
वसन्ततिलका 
पट कायकायिपरिपालनसंग्रवीण- 
मक्षप्रसारहरणेशषपि धुरीणमेतम । 
त॑ संयम सुरकदम्बकदुलेम॑ वे 
चित्ते दधामि सतत वरभक्तिभावात्‌ ॥९८।॥ 


अरथ॑--मन और इन्द्रियोकी वृत्तिको रोकना सयम माना गया है। 
वह सयम प्राणिसयम और इन्द्रियसयमके भेदसे दो प्रकारका होता है 
॥८९॥ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और नस जीवोकी हिसासे 
विरक्‍्त होना छह प्रकारका प्राणिसयम माना गया है ॥९०॥ मनसहित 
पञ्न्‍्च इन्द्रियोका विषयोगे प्रवृत्त नही होना छह प्रकारका इन्द्रियसयम 
कहा गया है। यह इन्द्रियसयम विद्वज्जनोको अतिशये इष्ट है ॥९१॥ इस 


अष्टमी सयूख॑. २७७ 


प्रकार यह बारह प्रकारंका सयम सत्पुरुषोके द्वोरो मुक्तिकें लिए कहा 
गया है। संयमसे रहित यह मनुष्य ससाररूपी अटवीके मध्यमे चिरकाल 
तक म्रमण करता रहता है ॥०२॥ 

जब यह जगत्‌ विषयरूपी राक्षसोके समूहसे दण्डित होता हुआ नाना 
दू खोके समूहको प्राप्त होकर अस्तव्यस्त--दु खी हो गया तब सयमरूपी 
रामराजा निरचयसे उत्पन्न हुए। भावार्थ--जिस प्रकार लोकप्रसिद्धिके 
अनुसार रामचन्द्रजाने राक्षमोका नाश किया था उसो प्रकार सयम 
विषयोका चाश्य करता है ॥९५३॥ सयम, मुनिजनोको हषित करनेवाला 
है। संयम, ससाररूपी धूलीको उडानेके लिए प्रचण्ड वायु है। सयम, 
आत्महितको बतानेवाला है ओर सयम समस्त कर्मोको रोकनेवाला है 
अर्थात्‌ सयम ही परम सवर है ॥९४॥ यदि पृथिवोपर प्राणिसमूहकी रक्षा 
करनेमे समर्थ सयम नही होता तो निगोद और नरकादि गतियोमे पड़ते 
हुए जनसमूहको कौन रोकता ? ॥९५।॥| सयमसे सहित मुनि इस लोकमे 
सदा देवेन्द्र और नरेब्द्रोके द्वारा नमस्कृत होते हैं तथा परभवमे नियमसे 
बहुत भारी हर्षके समूहको प्राप्त होते है ॥९६॥ सयमी मनुष्योके हृदयमे 
प्रेमरससे परिपूर्ण दयारूपी नदी निरन्तर कलकलू शब्दसमूहको करती 
हुई निरन्तर बहती है ॥९७॥ 

जो छहकायके जीवोकी रक्षा करनेमे अतिशय निपुण है, इन्द्रियोका 
प्रसार रोकनेमे भी समर्थ है तथा देवसमूहको दुष्प्राप्प है उस सयमधमंको 

. मै उत्कृष्ट भक्तिभावसे सदा हृदयमे धारण करता हूँ ॥९८॥ 


आगे तपधसंका वर्णन किया जाता है-- 


आर्या 
इच्छानां विनिरोधस्तपः ग्रगीत महर्पिसंघातेः । 
वाह्माभ्यन्तरमेदाद्‌ द्वेधा -तदू मिद्यते सुनिभिः ॥९९॥ 
अनुष्दप्‌ 
उपवासादिभेदेन प्रायश्चित्तादिमेदतः | 
पोढा षोढा विभिश्वेत्र तपसीं ते द्विधोदिते ||१००॥ 


ड्द्‌ तपो महातत्् मुनिनाथानुमोदितम्‌ । 
आखवत्कसंसंघात घातक भवनाशनस्‌ ॥१०१॥ 


७८... सम्यक्त्व-चिन्तामणि' 
उपेन्द्रवज्ञा 
प्रचण्डचेश्वानरमध्यलीन यथा विशुद्ध भवतीह भर्म । 
तथा तपोवहिचयप्रतप्तो झाय॑ निजात्मा भचति प्रशुद्ध ॥१०२॥। 
; जआार्या 
उत्कठमनोड्श्वरोधस्तप/ःखलीनेन जायते नियमात्‌ | 
उन्मत्तेन्द्रिययमन तपोष्न्तरा नेव जायते पुसाम्‌ ॥१०३॥ 
त्रिदिवे त्रिदिवरमाभी रन्‍्तु' साक समस्ति यदि ते धीः । 
एक तपसामुपचयमुपचिनुद्दि निरन्तर तदू भोः ॥१०४॥ 


मुक्तिरमावरसझञमनोत्क चेतो हि बतंते यदि ते। 
तहाविलम्ब तपसां सढघ रत्नानि सचिनुहि ॥१०५॥ 


तीव्र तपःप्रभाव॑ दृष्ट्वा जैनेतरे जना जेना । 
जायन्ते जगतीह. क्षणेन. जेनत्वसपन्‍्नाः ॥१०६॥ 


प्राइषि वज्याघातेगिरिशिखराणीव कर्मशिखराणि । 
पुस्सां तपोभिरत्र क्षणेन चूर्णानि जायन्ते ॥१०७॥ 
उपजाति 
इच्छानिरोधः खलु यस्‍स्य लक्ष्म 
सर्वत्र सव्यापकसस्ति तस्थ। 


ध्यानादिभिन्‍्तस्थ हतश्रमस्य 
सदा हृदाह तपसः स्म॒रामि ॥१०४॥ 


अर्थ---इच्छाओंके रुक जानेको मह॒र्षियोके समूहने तप कहा है । वह 
तप बाह्य और आसभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका है ॥९९॥ दे दोनो प्रकारके 
तप उपवासादिके भेदसे और प्रायश्चित्तादिके भेदसे छह छह प्रकारके 
कहे गये है। भावार्थ -बाह्य तपके उपवास, भवमौदर्य, वृत्तिपरिसख्यान, 
रसपरित्याग, विविक्तशय्यासत और कायकलेशके मेदसे छह मेद हैं तथा 
आभ्यन्तर तपके प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्तगं और 
ध्यानके भेदसे छह भेद हैं ॥१००॥ मुनिराजोके द्वारा अनुमोदित यह तप- 
रूपी महातत्त्व, आनेवाले कर्समूहको रोकनेवाला तथा ससारका नाथ 


अष्टमो मयूखे २७९, 


करने वाला है। भावार्थ--तपके प्रभावसे हो नवीन कर्मोका आख्रव रुकता 
है और सत्तामे स्थित कर्मोकी निर्जरा होती है जिससे ससार-भ्रमण दूर 
होता है ॥१०१॥ जिस प्रकार प्रचण्ड अग्निके बीच पडा हुआ स्वर्ण शुद्ध 
होता है उसी प्रकार तपरूपी अग्निके द्वारा सतप्त हुआ अपना आत्मा शुद्ध 
हो जाता है ॥१०१॥ अत्यन्त चञ्चल मनरूपी अश्वका दमन, तपरूपी 
लगामके द्वारा नियमसे होता है तथा मनुष्योकी उन्मत्त इन्द्रियोका दमन 
तपके विना नही होता है ।।१०३॥ है आत्मन्‌ | स्वर्गमे देवाज्भनाओके 
साथ रमण करनेकी यदि तेरी बुद्धि | तो निरन्तर एक तपका ही संचय 
करो । भावा्थ--तपऊे कालमे यदि इस जीवकी सराग परिणति रहती है 
तो उसके फलस्वरूप स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है।0०४॥ है आत्मन्‌ | यदि 
तेरा मन मुक्तिलक्ष्मीके साथ सगम करनेमे उत्कण्ठित है तो तू शीघ्र ही 
तपके समूहरूपी रत्तोका सचय कर । भावार्थ--वीतराग परिणत्तिके साथ 
किया हुआ तप मुक्तिका कारण है ॥१०५॥ जगतूमे तपके तीज प्रभावको 
देख कर जैनेतर लोग क्षणभरमे जनत्वसे युक्त हो जाते है ॥१०६॥ जिस 
प्रकार वर्षाऋतुमे वज्जके पडनेसे पर्वतोके शिखर चूर-चर हो जाते हैं 
उसी प्रकार तपोके द्वारा पुरुषोके कर्म चूर-चूर हो जाते है ॥१०७॥ 


निरचयसे इच्छाओका निरोध करना ही जिसका सवत्र व्यापक लक्षण 
है, जिसके ध्यान आदि अनेक मेद हैं ओर ससारसम्बन्धी खेदको नष्ट 
करनेवाला है उस तपोधर्मका मैं हृदयसे सदा स्मरण करता हूँ ॥१०८॥ 
आगे त्यागधर्मका वर्णन करते है--- 


आर्या 
सद्भाजनेषु भक्‍्त्या योग्यपदाथप्रदानमिह यत्तत्‌ । 
त्यागों भणितों मुनिभिनिजपरकल्याणकन्दाय ||१०९॥ 
आहाराभयब्रोधोपधिप्र भेदेन भिद्यते स पुनः । 
त्यागरचतुःप्रकारः श्रेय:सम्पत्तिसंहेतु। १ १०॥ 
चतुविधाहारे यस्तपस्विनिचयाय दीयते भकक्‍त्या | 
आहारत्यागोप्सी बतिपतिसि शस्यते बहुशः ॥१११॥ 
प्रवचनपरप्रसाग्वेहपकारं करोति कि छोके | 
एकः प्रवीणभिक्षु्निजयोग्याद्वारमादाय ॥११२॥ 


३२८० संम्यक्त्व-चिन्तामणि 


विषधेदनरक्तक्षयश्स्त्रप्रहणसं क्लेशेन । 

नश्यत्प्राणिसुरक्षाइमयदानमिहोच्यते मुनिश्नि ॥११३॥ 

काञ्चनगिरिसमकाश्वनदानसमर्जितसुपुण्यमान हि । 

एकप्राणिसुरक्षाजनितसुकृतमानती. हीनम्‌ ॥११४॥ 

सूचीमुखदुर्भेच्ध्वान्तविकी चनजगज्जनानां. च। 

सदवोधदिव्य मानुप्रकाशदान तृतीयदान स्थात्‌ ॥११५॥ 

अयि भो जगतां देहि शञानमनन्त निरन्तरं सद्य । 

ज्ञानमिदमेकमेव भवसागरतरणसतरणि ॥११६॥ 

शवासादिवेदनाचयदुःखितवपुषां निरन्तर पु साम्र । 

योग्यचिकित्सादानजञ्चोपघदान ग्रचक्ष्यतते सद्धि! ॥११७॥ 

ओषधदानमहिम्ना नीरोगो भवति देहिनां देह । 

नीरोगत्वे वपुषो धर्मस्याराधन भवति सुलूमम्‌ ॥११८॥ 
मेघान्पोक्ति 

हंहो गुणघर जलघर ह्यनन्यशरण विदह्याय सारइसम । 

वर्षसि भूधरशिखरे पयोधिपूरे च कि नित्यम्‌ ॥११९॥ 

किमिति कठोर गरजसि वर्षसि सलिलस्य शीकर वे । 

मा मा वर्षम्मोधर त्यजतु कठोर तु गर्जनः सद्यः ॥१२०॥ 
ससुद्रान्योक्ति- 

तृष्णादानवपीडितविपद्य मान नर पुरो दृष्ट्वा । 

जलूघे चपलतरक्गैविंन"मानो न लज्जसे कस्मात्‌ ।|१२१॥ 
चन्दनपा दपान्योवित: 

हंहो मऊयज ! मूले सदा निषण्णान्‌ भ्ुजज्मान्वारय | 

येन तव सुरभिसारं भोक्तु शक्‍नोतु जगदेतत्‌ ॥१२२॥ 
रोहणगिय॑न्योक्तिः | 

मा कुछ मा कुरु शोक॑ रत्नसमहत्ययेन है रोहण । 

झगिति पयोधररावो दास्यति रत्नानि ते बहुशः ॥१२३॥ 


अष्टमो मयूख २८१ 
खज रवृक्षान्पोक्ति 
रे खजरानोकह | किमेवमत्तड़मानपम्ुहृहसि । 
छायापि ते न भोग्या पान्थानां कि फलेरमि ॥१२४॥ 
शाह्यन्योक्ति 


अत्यल्पतानिमित्ताच्छाले शाखिन्‌ तु खिद्यसे कस्मात्‌ । 
जीवितजगज्जनोच्च त्वमेव धन्य समस्तभूभागे ॥१२५॥ 


इन्द्रवतआाा 
त्यागं विना नेव भवेन्लु मुक्ति- 
स्त्यागादृते नास्ति हितस्य पन्‍्थाः । 
त्यागों हि लोकोंत्तरमस्ति तत्व 
यस्मात्ततोपोह किले त नमामि ॥१२६॥ 


अथं--उत्तम पात्रोमे भक्तिपूर्वक जो योग्य पदार्थ दिया जात्ता है 
उसे मुनियोने त्यागधर्म कहा है। यह त्याग धर्म ₹-परकल्याणका मूल 
कारण है ॥१०९॥ वह त्याग आहार, अभय, ज्ञान ओर औषधके भेदसे 
चार प्रकारका होता है। यह चारो प्रकारका दान कल्याणप्राप्तिका उत्तम 
हेतु है ॥११०॥ मुनिसमूहके लिये भक्तिपृवंक जो चार प्रकारका आहार 
दिया जाता है वह आहारदान है। मुनिराजोके द्वारा यह दान बहुत ही 
प्रशसनीय कहा गयाहै ॥१११॥ एक उत्तम साधु अपने योग्य आहार लेकर 
प्रवचन-जिनागमके उत्कृष्ट प्रसारके द्वारा लोकमे बहुत जीवोका उपकार 
करता है ॥११२॥ विष, वेदना, रकतक्षय, शस्त्रग्रहण तथा अन्य सकलेश- 
भावके कारण नष्ट होते हुए प्राणियोकी रक्षा करना, मुनियो ढ्वारा अभय 
दान कहा जाता है ॥११३॥ परमार्थसे विचार किया जाय तो मेरु पर्वत्के 
बराबर सुवर्णदानसे उत्पन्न पृण्यका प्रमाण, एक प्राणीकी सुरक्षासे उत्पन्न 
पुण्यके प्रमाणसे हीन है ॥११४॥ सूचीके अग्रभागसे दुर्भे अज्ञानान्धका रसे 
अन्धे जगतुके जीवोको सम्यम्ज्ञानरूपी दिव्य सूयंका प्रकाश देना तृतीय 
दात--ज्ञानदान है ॥११५॥ हे भव्य प्राणियों | जगतुके जीवोके लिये 
निरन्तर शीघ्र ही ज्ञानदान देओ, क्योकि यह एक ज्ञान ही ससार- 
सागरसे तारनेके लिये उत्तम नौका स्वरूप है ॥११६॥ श्वास आदिकी 
वेदनासे जिनका शरीर पीडित हो रहा है ऐसे मनुष्योके लिये योग्य औषध 


२८२ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


प्रदान करना सत्पुरुषोके द्वारा औषधदान कहा जाता है ॥११७॥ औषध- 
दानकी महिमासे जोवोका शरीर नीरोग होता है और शरीरकी नीरो- 
गता होने पर धर्मकी आराधना सुलभ होती है ॥११८॥ 

आगे दानके प्रसज्भमे अन्योक्तियो द्वारा उचित शिक्षा देते हैं-- 

कुछ दाता दान देते समय योग्य व्यक्तिका विचार न कर आव- 
इयकतासे रहित व्यक्तिके लिये दान देते हैं तथा कितने हो लोग कुवचन 
सुनानेके बाद भी दान नही देते हैं उन्हे सबोधित करनेके लिये अन्योक्तिके 
रूपमे मेघसे कहा जा रहा है कि हे गुणोको धारण करनेवाले मेघ | तुम, 
जिसका अन्य सहारा नही है ऐसे चातककों छोडकर पर्वतके शिखर अर 
समुद्रके पूरमे निरन्तर क्यों बरसते हो ? यहाँ बरसनेमें क्या उपयोगिता 
है। और हे मेघ ! तुम कठोर गर्जना क्यों करते हो ? पानीका एक कण 
भी वरसाते नही केवल कठोर गर्जना क्यो करते हो ? अच्छा हो कि बरसें 
नही किन्तु कठोर गरजंना तो शीघ्र छोड दो ॥११९-१२०॥ 

कितने ही छोग अपने आगे धनाभावसे नष्ट होते हुए मनुष्यको 
देख कर भी तृष्णाके वक्षीभूत हो उसे कुछ देते नही हैं किन्तु अपनी 
धनिकनाका अहकार करते हैं। उन्हे सबवोधित करते हुए समुद्रकी अन्यो- 
क्तिसे कहते हैं-हे समुद्र | अपने आगे प्यासरूपी दानवके द्वारा पीडित 
होकर मरते हुए मनुष्यको देखकर अपनी चब्न्चल लहरोसे नाचते हुए 
लज्जित क्यो नही होते हो ॥१२१॥ 

कितने ही दाताओके पास दुष्ट मनुष्य रहते हैं जिनके कारण सज्जन 
पुरुष उनके समीप नही पहुँच पाते, ऐसे लोगोको सबोधित करते हुए 
चन्दन वृक्षकी अन्योक्तिसे कहते हैं--हे चन्दन वृक्ष | तुम अपने मूलमे 
बेठे हुए साँपोकों दूर करो जिससे यह जगत्‌ तुम्हारी श्रेष्ठ सुगन्धका 
उपभोग करनेके लिये समर्थ हो सके ॥१२२॥ 

कित्तने ही लोग दान देकर यह खेद करते हैं कि हमारे पास घन्रको 
कमी हो गई । उन्हे रोहणगिरिकी अन्योक्तिसे सबोधित करते हैं । सस्कृत 
साहित्यमे एक ऐसे रोहणगिरिका वर्णन आता है कि जिसमें मेधकी 
गर्जनासे नये नये रत्न उत्पन्न होते रहते है--है रोहणगिरि । रत्नसमूहके 
व्यय होनेसे शोक मत करो, शोक मत करो, क्योकि मेघकी गरजंना तुम्हे 
शीघ्र ही बहुत रत्न देगी ॥१२३॥ 

कितने ही लोग सम्पत्तिशाली होने पर भी कभी किसीका उपकार 
नहीं करते । उन्हे सबोधित करनेके लिये खजूर वृक्षकी अन्योक्ति कहते 


अष्टमो मयूख' २८३ 


हैं--हे खजूरके वृक्ष | तुम इस प्रकार ऊँचे होनेका अह॒कार क्यो करते 
हो ? क्योकि तेरी छाया भी पथिक जनोके उपभोगके योग्य नही है फिर 
ऊँचाई पर लगे हुए इन फलोसे क्‍या होगा ? भर्थात्‌ तेरी न छाया किसीके 
काम आती है ओर न फल काम आते है ॥१२४॥ 


कितने ही लोग शक्तिवाले होनेसे सदा खिन्‍्न रहते हैं कि हमारे 
प,स दानके लिये पुष्कल धन नही है। उन्हे धान्यके पोधेकी अन्योक्तिसे 
सबोधित करते हुए कहते हैं कि हे धान्यके पौधे ! मेरे पास अत्यन्त अल्प- 
साधन है ऐसा विचार कर तू खिन्‍न क्यों हो रहा है ? तू तो अत्यन्त 
छोटा होकर भी जगत्‌के जीवोको जीवित रख रहा है और इस कारण 
समस्त पृथिवीतलू पर एक तू ही धन्य है ॥१२५॥ 

त्यागधर्मका उपसहार करते हुए कहते हैं--कि त्यागके विना मुक्ति 
नही होती, त्यागके विता हितका मार्ग नही है और यतइच त्याग ही 
लोकोत्तर--अत्यन्त श्रेष्ठ धर्म है अत उसे मैं नमस्कार करता हूँ ॥१२६॥ 


आगे आकिब्चन्य धर्मका वर्णन करते है-- 
यस्य किश्वन नास्तीहाकिश्वन! स जनो मतः | 
तस्य भावों भवेन्नुनमाकिश्वन्य मुनिप्रियम्‌ ||१२७॥॥ 
उपजातिवृत्तम्त 
परिग्रहोष्य हिविधः समुक्‍तों 
बाह्यस्तथाभ्यन्तरसंगतबच | 
बाह्यस्य मोक्षेण न ततन्न लाभो 
बाह्येतर॑ तेन विम्नुश्च॒ पूर्वम्‌ ॥१२८॥ 
वशस्थवृत्तम्‌ 
परिग्रहग्राइनिपी डि तो जन 
क्वचिज्जगत्यां लमते न मद्जलम्‌ । 
अतो महामद्भल्सड्गलिप्सुमि- 
विहीयतामेष परिग्रहग्रहः ॥१२९॥ 
अहो पल व्योमचरेविंहायसि 
पयर्चरंवारिणि. भृूमिगोचरे । 


सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


आुवीह नित्यं परिश्ुज्यते यथा 

तथा धनी सर्वजनेश्च स्वतः ||१३०॥ 
भर्वेत्तवेच्छा यदि सुक्तिमानिनी- 

मुखक्षपानाथमिहेव वीक्षितुम | 
विमुश्व तां तहिं सुमुच्छिकां प्रियां 

यतो अ्स्यस्न्यासहिताः प्रिया भवे ॥१३१॥ 
अकिज्चनत्वोपयुतास्तपस्विनः 

सुतोंपपीयूषपयोधिमध्यगाः. , | 
वने ग्ृहे शेलूचये सरित्पतो 

समाप्नुवन्त्येव निजात्मज सुखम्‌ ॥१३२॥ 
सहसमध्ये समुदारघोषणा- 

मिम्रां समक्ष ग्रतिपक्षिणां ब्ुबे। 
परिग्रहो नेव जनस्थ चेदुभवेत्‌ 

न !(तहाँय दुःखलव॑ लमेत वे ॥१३३॥ 
यथा. प्रवातोज्झ्ितमध्यभूमी 

मध्याहकाले तरवः समस्ता। | 
निजस्वरूपे हचला. भवन्ति 

तथा जना सदह्भसमुहृद्दना! ॥१३४॥ 
इति स्थितें पण्डितमानिनो नराः 

परिग्रहे चापि सुख दिशन्ति ये | 
कथं न ते नाम विषेण सगत 

गउन्ति दुग्ध बहुजीविकारणम्‌ ||१३०॥ 


उपजाति 
आत्मानमेत॑ परितः प्रभावाद 
गृक्वाति यस्माद्धि परिग्रहो3यम्‌ । 


अष्टमो मयूख २८५ 


तस्मादर॑ त॑ परिमृच्य पूण- 

मकिश्वनत्व॒ मनसा स्मराम ॥१३६॥ 

अर्थ--इस ससारमे जिसके पास कुछ नही है वह मनुष्य अकिड्न्चन 
माना गया है। अकिञझ्चनका जो भाव है निश्चयसे वह आकि5 चन्य 
कहलाता है । यह आकिज्च्चन्य मुनियोको प्रिय है ॥१२७॥ यह परिग्रह दो 
प्रकारका कहा गया है--१ बाह्य और २ आशभ्यन्तर । इनमे मात्र बाह्य 
परिग्रहके त्यागसे लाभ नही होता, इसलिये पहले आभ्यन्तर परिग्रह छोड़ो 
॥१२८॥ परिग्रहकी चपेटसे पीडित हुआ मनुष्य पृुथिवी पर कही भी 
मदज्भुल--सुख-च नको प्राप्त नही होता, इसलिये महामज्भलके समागम्॒की 
इच्छा करनेवाले पुरुषोको यह परिग्रहरूपी पिशाच छोड देना चाहिये 
॥१२९॥ अहो |! जिस प्रकार मास आकाशमे पक्षियोके हारा, जलमे जल- 
चरोके द्वारा और भूमिमे भूमिगोचरोक्रे द्वारा निरन्तर परिभुकत होता है 
उसी प्रकार धनी--परिग्रहयुक्त मदृष्य सत्र सभी जनोके द्वारा परिभुक्त 
होता है ॥१३०॥ है भव्य प्राणी | यदि तेरी इसी लोकमे मुक्तिरूपी 
सत्रीका मुखचन्द्र देखलेकी इच्छा है तो मू्च्छा--ममतारूपी प्रियाको 
छोड दिया जाय, क्योकि जगत्‌मे स्त्रियाँ ईष्यसे सहित होती हैं ॥१३१॥ 
आकिज्चन्य धर्मसे सहित तथा सतोषरूपी सुधा-सागरके मध्य अब- 
गाहन करनेवाले तपस्वों वतमे, घरमे, पर्वंतोके समूहमे ओर समूद्रमे 
स्वकीय आत्मासे समुत्पन्त सुखको नियमसे प्राप्त करते हैं ॥१३२॥ में 
हजारो मनुष्योके वीच प्रतिपक्षी जनोफे सामने यह जोरदार घोषणा करता 
हूँ कि यदि मनृष्यके पास परिग्रह नही होता तो वह॒निश्चयसे दु'खके 
अशको भी प्राप्त नही होता है ॥१३३॥ जिस प्रकार मध्याकह्ल कालमे 
जोरदार वायुसे रहित मध्य भूमिमे स्थित समस्त वृक्ष अपने स्वरूपमे स्थिर 
रहते हैं उसी प्रकार परिग्रहके समूहसे रहित मनुष्य स्वरूपमे स्थिर 
रहते है ॥१३४॥ इस प्रकारका निर्णय होने पर जो अपने आपको 
ज्ञानी माननेवाले पुरुष परिग्रहमे भी सुख बताते हैं वे विष मिश्रित दूधको 
दीर्घकाल तक जीवित रहनेका कारण क्यो नहीं कहते ॥१३५॥ जिस 
फारण यह प्रिग्रह अपने प्रभावसे जीवको सब ओरसे पकड़ लेता है उस 


कारण हम परिग्रहको शीघ्र ही छोड कर पूर्ण आकिज्न्चन्य धर्मका स्मरण 
करते हैँ १3६॥ 


आगे ब्रह्मचर्य घर्मका वर्णन करते हैं-- 
द्रादेव ससुज्यित्य नारीं संसारधिनीम्‌ । 
प्र्ाण चयते यत्तद्‌ ब्रह्मचर्य समुच्यते ॥१३७।|' 


२८६ 


सम्यक्त्व-चिन्तामणि. 


नारीमात्रपरित्यागी निखिलब्रह्मचयवान | 
स्वस्त्रीसन्तोषमापन्‍नो देशतो ब्रह्मचयंचान ॥१३८॥ 
मुक्तिस्त्रीप्रीतिसंप्राप्ये. सनीपा यदि वतंते। 

तहिं. त्त्यज झगित्येव नारी ब्रतविदृषिकास ॥१३९॥ 
प्रह्मचयंस्थ सम्प्राप्य. भामिनीमभिधावतः । 

चेतसो गतिमारुध्य स्वात्मध्यानपरो भव ॥१४०॥ 
दुःशीलूजनससग्ग कापथस्य प्रवर्तकम्‌ | 

त्यज ब्ह्मत्रतप्राप््या अहिसद्धमिव इुतम्‌ ॥१४१॥ 

स्रग्धरा 

चित्त सबुध्य पण्ठ ह्मनुनयनिषुण प्रेषित मानिनीषु 

कष्टं भो तत्तु तत्रानवर्तमखिलास्वेव सकत॑ समासीत्‌ । 
हहो प्रज्ञापतीनां प्रवर तव मतेः पाणिने विश्रमः को 

येन त्व मत्यरूपे मनसि दिशसि हा सल्ततं पण्ठभावम्‌ ।१४२। 
त्यक्त्वेक अक्षय जगति नन्ु जना राजयक्ष्मादियाधां 
क्षोणीपाले! प्रदत्त कठिनतरमहादण्डन लोकनिन्दाम्‌ । 


' मस्वाइ्यआलयेषज्ज्वलनवितपन क्षारपानीयंसेक 


शाल्मल्यारोहण वा बहुविधविपुलं दुःखमेवाप्नु वन्ति || १४३ 
आर्या 
चिरवर्धितो5पि संयमफलिनो त्क्नत्रत विना पुसाम्‌ | 
स्वर्गामृतफलनिचय फलूति न कालत्रये त्रिलोक्यामपि | १४४ 
पलपूतिरुघिररचिते योपिदूगात्रे विम्नुच्य ये प्रीतिम्‌ । 
आत्मनि निजे रमन्ते त एवं धन्या महामान्या। ॥१४५॥ 
उपजाति 

येन्रक्षच्रेंग, युता भवन्ति 

भवन्ति ते नागनरेन्द्रमान्या | 
योगीन्द्रवन्य॑ सरणि शिवस्य 

नमामि तद्धर्मधरापतिं तस्‌ ॥१४६॥ 


अष्टमो मयूख २८७ 


चित्त नपुंसक ज्ञात्वा भार्यासु भ्रेषितं मया। 
तत्तु तत्रेंच स्मते हता पाणिनिना वयस ॥ 


अथं-- ससारको बढाने वाली स्त्रीकी दूरसे ही छोडकर जो भात्मामे 
रमण किया जाता है वह ब्रह्मचर्य कहलाता है ॥१३७॥ जो स्त्रीमात्रका 
परित्याग करता है बह पूर्णब्रह्मचर्यसे सहित है और जो स्वस्त्रीमे सतीषको 
प्राप्त है वह एकदेशक्रह्मचयंका धारक है ॥१३८॥ हे प्राणी ! यदि तेरी 
मुवितस्त्रीकी प्राप्तिके लिये बुद्धि है तो तू शीघ्र ही ब्रतकों दूषित करने 
वाली नारीको छोड दे ॥१३५॥ ब्लह्मचयंकी प्राप्तिके लिये स्त्रीकी ओर 
दोडने वाले मनकी गतिको रोककर स्वात्मध्यानमे तत्पर होओ ॥१४०॥ 
ब्रह्मन्नतकी प्राप्तिके लिये तू कुमार्गमे प्रवर्तानेवाले कुशील मनुष्योकी 
सगतिको साँपके समागमके समान ज्ञीत्र ही छोड दे ॥१४१॥ 

अनुतय-विनयमें निपुण मनको 'लपुसक (तपुसक लिज़्) समझकर 
मैंने स्त्रियोमे भेजा, परन्तु दु खकी बात है कि वह स्वय ही उनमे निरन्तर 
आसकत हो गया । अहो, पण्डितप्रवर | पाणिनि ! तुम्हारी बुद्धिका यह 
कौन विश्रम है कि जिससे तुम मनुष्यरूप मनको निरन्तर नपुसक 
कहते हो। भावार्थ--सस्कृतव्याकरणमें मनस्‌ शब्दको नपुसकलिज्ु 
कहा है। यहाँ व्याकरणप्रसिद्ध छिज्ग और लोकप्रसिद्ध लिड्भको एक 
मानकर कहा गया है कि मैने अनुकूल करनेमे निपुण मनको तपुसक 
समझकर स्त्रियोके पास भेजा, परन्तु वह पुरुषके समान उत्त स्त्रियोमे 
स्वय आसक्त हो गया। इस प्रकार व्याकरणशास्त्रके प्रमुख प्रणेताको 
उपालम्भ दिया है कि हे पाणिने । तुम्हारी वुद्धिका यह कौन-सा व्यामोह- 
कि जिससे तुम पुलिज्ज मतको नपुसक बताया करते'हो॥१४श॥ 
निश्चयसे मनुष्य ससारमे एक ब्रह्मचयंको छोडकर राजयक्ष्मा (टी० वी०) 
आदिकी पीडा, राजाओके द्वारा दिये हुए कठोर दण्ड और लोकनिन्दाको 
प्राप्त होते है तथा मरकर नरकोके मध्य अग्निमे जलना, सतप्त होना, 
खारे पानीसे सीचा जाना एवं सेमरपर चढाये जाना आदि नाना प्रकारके 
बहुत दु ख प्राप्त करत है ॥१४३॥ 

चिरकालसे वृद्धिको प्राप्त हुआ भी सयमरूपी वृक्ष, ब्रह्मचर्यके बिना 
पुरुषोके लिये तीन काल और तीन लोकमे भी स्वर्ग तथा मोक्षरूपी फल- 
को नही फलता है ॥१४४॥ मास, पूति तथा रुधिरसे रचित स्त्रीके शरीर- 
में प्रीतिकों छोड़कर जो निज आत्मामे रमण करते है वे ही महाभाग्य- 
ताच तथा महामान्‍्य है ॥१४५॥ जो मनुष्य ब्रह्मचयंसे सहित होते है वे 


२८८ सम्यवत्व-चिन्तामणि 


नागेन्द्र तथा चक्रवर्तकि द्वारा पृज्य होते हैं, इसलिये में मुनिराजोके द्वारा 
वन्दत्तीय, मोक्षके मार्गस्वरूप उस धममंराज ब्रह्मचयंधर्मको नमस्कार 
करता हूँ ॥१४६॥ 
न आगे सवरको प्राप्त करानेवाली द्वादश अनुप्रेक्षाओका वर्णन करते 
अनित्यानुप्रेक्षा-- 
मालिनी 
हरिहरकमलो डूुकातिकेया गणेशो 
जिनसुगतमहीपा वासुदेवरच रामः । 
दशरथजनकी हा खेचरा भूचराश्च 
जगति क्‍्य तु गतास्ते मत्यंदेवेन्द्रवन्धा। ।|१४७॥ 
अयि मम ननु चेतश्चिन्तय त्व॑ स्वभाव॑ 
कथमहद्द निपत्योंद यसे कर्दमेईस्मिन्‌ । 
कमपि किलः विचाराचारमालम्ब्य. नून 
त्यज झागिति ममत्व दारतोकब्रजेषु ॥|१४८॥ 
ईह जगति हि जात मृत्युना नीतमन्त 
निजतरुणगुणत्वब्चान्तमाप्त ग्रबृद्धथा । 
सुखमनुगतदुःख सद्गभमो5्सड्रमेन 
न हि किमपि सखे ! हा भाति नित्य भवे5स्मिन्‌ ॥१४९॥ 
क्वाचिदथखररश्मिः प्रोद्डबन्भाति लोके 
क्वचिदपि करजालेभासयन्‌ भूविभागम्‌ | 
क्वचिदहह निपत्योदयते नीरराशो 
क्वचिदपि न हि दुष्ट नित्यमस्तीह यत्तत्‌ ॥१७०॥ 
अपि च किल निशेशः शस्यते सायमत्रो- 
दितिमवलममानो.मानिनीमान्यबृन्देः । 
अथ गतचति नकत॑ काल इन्दुः स एवं 
ननु भवति इताशः कान्तिकाश प्रमाते ॥१०५१॥ 


अष्टमो मयूख २८९ 


अयि भवति हि पूर्ण पौणमास्यां निशेशः 
सकलकलकलामि; शोभते यश्च मान्य) । 
वत भवति विपन्नो राहुणा ग्रस्यमानों 
हतनिजकरमाली दीनदीन! से एवं ॥१५२॥ 
क्वचिदपि खलु जाते देहजे रम्यरावः 
प्रसदभरविवृद्धः श्रूयत्ते बाद्यरावः । 
'हुह तदितरवीथ्यां तद्वियोगेन जातो 
। विर्सविपुलरावः श्रूयते शुन्यकर्णा ॥१५३॥ 
इतर इह '. विरोति स्त्रीवियोगामितप्तो 
विलपति नरछोकः को5पि तोकप्रणाशात्‌ | ' 
इृह्ट विलपति बालो मातग्रेमप्रहीणो 
ननु भवति न किड्चिन्नित्यमस्यां जगत्याम्‌ ॥१५४॥ 
'इति बत बुद्धथा चिन्तयित्वा स्वभाष॑ 
क्षणिकमथ कथज्चिदू भावतानस्य तस्य | 
क्वचिद॒पि परिमोहं मा लभस्वालभस्व 
निजशुभगुणपिण्ड॑. कर्मशन्नप्रचण्डम्‌ ॥१०५॥ 
'इह जगति जनो यः प्राप्लुवानो निबत्व॑ 
परिहरति ममत्व॑ माननीये४पे भोगे। 
स खल॒ भवति शुद्धों मन्दमोही हि. नन- 


मुपगतनिजभावश्चारुचेतन्य चिह्न ॥१५६।॥ 
अथ--इस ससा रमे मनुष्य और देवेन्द्रोके द्वारा वन्दनीय जो हरि, हर, 


ब्रह्मा, कातिकेय, गणेश, जिन, बुद्ध, राजा, कृष्ण, बलराम, दशरथ, 
« जनक, विद्याधर और भूमिगोचरी अनेक पुरुष हुए थे वें सब कहाँ गये ? 
॥१४७। है मेरे हृदय ! तू तिश्चयसे आत्मस्वभावका विचार कर । खेद 
हैं कि तू इस ससाररूपी पद्धमे पडकर क्यो दुखी हो रहा है ? कुछ 
अनिवंचनीय विचारोका आश्रय लेकर तु स्त्री त्तथा' पुत्रादिकके समूहसे 
शीघ्र ही ममत्वभावकी छोड ।११४८॥ जो इस जगत्‌मे उत्पन्त होता है 
वह नियमसे मृत्युके हारा नाशको प्राप्त होता है। अपना यौवन, रूप- 


१९, 


२९० सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


गुण भी बुढापेके द्वारा अच्तको प्राप्त हो जाता है। सुख दुःखके साथ 
और सयोग वियोगके साथ मिला हुआ है । है मित्र ! इस ससारमे कोई 
वस्तु नित्य नही है ।।१४९॥ इस जगत्‌मे कही सूर्य उदित होता हुभा 
सुशोभित होता है, कही किरणसमूहोसे पृथिवीको देदीप्यमान करता है 
ओर बडे दु खकी बात है कि कही समुद्रमे पडकर दु'खी होता है। परमार्थसे 
ससारमे कही भी वह वस्तु नही दिखती जो नित्य हो | भावाथथ--यहाँ 
सूर्यंकी उदय, मध्य और अस्त इन तीन अवस्थाओका जो वर्णन 
किया गया हैं वह कविसम्प्रदायकी अपेक्षा किया गया हैं। कवि लोग 
मानते हैं कि सायकालके समय सूये समुद्रमे मग्न हो जाता है ॥१५०॥ 
सन्ध्याके समय उदयको प्राप्त होता हुआ चन्द्रमा स्त्रियोके मान्यसमूहोके 
द्वारा प्रणसाको प्राप्त होता है और राज्रिकाल समाप्त होनेपर प्रभातमे 
वही चन्द्रमा कान्तिके द्वारा काह्ष पृष्पके समान होता हुआ दयनीय हो 
जाता है ॥(५१॥ जो चन्द्रमा पूणिमाकी रात्रिमे पूर्ण होता है और 
अपनी सुन्दर कलाओके द्वारा बडा मनोहर जान पडता है, शैद है कि 
वही चन्द्रमा राहुके द्वारा ग्रस्त होनेपर किरणावलीसे रहित अत्यन्त दीन 
हो जाता है ॥१५२॥ कही पुत्रके उत्पन्न होनेपर हषके भारसे वृद्धिकी 
प्राप्त मनोहर शब्दोंसे युक्त वाद्यध्वनि सुनाई पडती है तो कही दूसरी 
गलीमे पुत्रके वियोगसे उत्पन्न कदृणक्रन्दनका विशाल छ्षब्द शून्य कानोंके 


द्वारा सुना जाता है ॥१५३॥ 
इस ससारमे कोई स्त्रीके वियोगसे सतप्त होता हुआ रोता है, कोई 


पुशत्रके मर जानेसे दुखी होता है तो कोई बालक मातृप्रेमसे वब्चित होता 
हुआ विलाय कर रहा है। निशचयसे इस पृथिवीपर कोई वस्तु नित्य 
नही है ॥१५४॥ इस प्रकारकी बुद्धिसे पदार्थसमूहके क्षणिक स्वभावकी 
विचार कर किसी भी पदार्थमे मोहको प्राप्त मत हो किन्तु कमंशत्रुओको 
नष्ट करनेमे समर्थ आत्माके शुभगृणसमूहको प्राप्त हो, ॥१५५॥ इस 
ससारमे जो मनुष्य आत्मत्वको--स्वमे स्वबुद्धिकों प्राप्त होता हुआ इष्ट- 
भोगोमे भी ममतापरिणामको छोडता है वह नियमसे मन्दमोह, निजभाव- 
को प्राप्त, उत्तम चेतन्यमावसे सहित होता हुआ शुद्ध हो जाता है ॥१५६॥ 


अश्वरणसावता-- ध् 
शरणमिह जगत्यां नास्ति किज्चित्‌ सखे हा 


ब्रजसि कथमदो त्व॒मोघमोह जनेपु। 
न खलु गहनमध्ये सिंहपादेविपन्नो 
हरिणशिशुगणोध्यं ब्ायते आस्यमान ॥१५७॥ 


अष्टमो मयूख्‌. २९१ 


अथ स किल निशेशो विष्णुपत्नीसनाि- 

रुडुखचितविद्ययोमध्यसंचारकारी | 
दश्शरशतकिरणेश: ग्राप्तपी यूषपुञ्जो 

न हि कथमपि रक्ष्यों राहुणा ग्रस्यमानः ॥१५८॥ 
'अपि . दिनपतिरीश। पमत्नबन्धुविंजेता 

तिमिरकणचयस्यथालोककारी. विसारी । 
जनगणमहनीयो. बालसूयं: स साथ 

न हि कथमपि रक्ष्यः सिन्धुमध्यावपाती ॥|१५९॥ 
रविसुतगुखदंष्ट्रादीणदेहं सुदेहं 

न हि कथमपि शक्तस्त्रातुमिन्द्र! सुमन्त्रः । 
अपह तजनवाधस्तन्त्रवादी नरो5पि 

सुरगुरुथ  शुक्रथारुचन्द्रर्व खयः ॥१६०॥ 
इह जगति सनाभिवाॉललीलासहायो 

ह्मनितरपितृहस्तप्वस्तखेलाव्यपाय/ः. । 
सहगमन्‌विशोभी . भिन्‍नरूपो5्प्यमिन्नो 

त्रजति न खल साथ प्रेतवासं विद्याय ॥१६१॥ 
अशरणमिति चेतश्चिन्तयित्वा निजस्य 

न खलु परिममत्वं प्राप्लुदि त्व भवेषु । 
कृतवति भवतीत्थं शुद्धचिन्मात्ररूपो 

भवति ननु जनोथ्यं शुद्धतत्वोपलम्मात्‌ ॥१६२॥ 


क्षषं--हे सखे | इस पृथिवीपर कुछ भी शरण नही है फिर तू क्यो 
मनुष्योमे व्यथथं मोहको प्राप्त हो रहा है। निश्चयसे बनके मध्य सिंहके 
चरणोसे आक्रान्त भयभीत हरिणशिशुओका समूह किसीके द्वारा नही 
बचाया जाता है ॥ १५७॥ जो लोकमे विष्णुकी पत्नी अर्थात्‌ लक्ष्मीका 
भाई कहा जाता है, जो नक्षत्रोसे व्याप्त आकाशके बीचमे भ्रमण करता 
है, एक हजार किरणोका स्वामी है त्तथा अमृतके समूह॒को प्राप्त है ऐसा 
'बन्द्रमा भी जब राहुके द्वारा ग्रसा जाता है तृब किसी तरह उसकी रक्षा 


( 


श्णर सम्यवत्व-चिन्तामणि. 


नही होती है ॥१५८॥ जो दिचका पति--स्वामी है, कमलोका वन्धु है 
अन्धका रके समूहको जीत्तनेवाला है, प्रकाशका कर्ता है, सर्वत्र विस्तारको 
प्राप्त है और जनसमूहके द्वारा पूज्य है, ऐसा बालसूर्य--प्रात कालीन 
सूर्य भी जब सन्ध्याके समय समुद्रके मध्य पतित होता हैं तब किसी 
प्रकार उसकी रक्षा नही हो पाती ॥१५०५॥ यमराजके मुखकी दाढसे 
जिसका घरीर विदीर्ण हो गया है, ऐसे प्राणीको रक्षा करनेके लिये न 
इन्द्र समर्थ है, न मनुष्योकी पीडाको हरनेवाला उत्तम मन्‍्त्रका ज्ञाता 
मनुष्य समर्थ है, न बृहस्पति, न शुक्र, न सुन्दर चन्द्र और न सूर्य भी 
नसमथे है ॥१६०॥ इस जगतमे जो बालक्रीडाओका साथी रहा है; एक ही 
पिताके हाथोसे जिसकी क्रीडाकी बाधायें दूर की गई हैं, जो सहगमनसे 
सुशोभित है ओर भिन्‍न होते हुए भी अभिन्‍त है ऐसा सगा भाई भी 
श्मशानको छोडकर आगे साथ नही जाता है ॥१६१॥ है मेरे हृदय 
इस प्रकार अशरणभावका विचार कर, तू ससारमे ममताभावको प्राप्त 
त हो। आपके ऐसा करनेपर शुद्धत्तत्वकी उपलब्धि होनेसे यह जीव 
घुद्धचेतन्‍्यरूप हो जाता है ॥१६९॥ 


संसारभावना-- 


हृह किसपि न सार वर्तते भो भवेडस्मि- 
श न्‍ननुभवति न को वा बद्धदारिद्रयहुँःखम । 
नरपरिष्ठृपुज्जः स्यात्पदातिः परेईह्ि 
भवति चर पतिरूपोज्सो पदातिः परत्र ॥१६३॥ 


उदयति दिननाथो ह्मस्तमेति क्षपेशों 
न हि भवति निशा वा वासरो विद्यमानः । 
स किल निजरसुतो5पि स्यात्पिता वा पिता च 
...भवति निजसुतस्य स्वाइजात' सुतो5पि ॥१६४॥ 
अभवदिह हि पूर्व या सवित्री जनाना- 
मिद्द मवति ततः सा प्रीतिपात्र॑ कलत्रस्‌ | 
' -' गुरुूपपि वत्त पूर्व यो भवेत्साम्प्रतं स 
व्रजति परिभवं त॑ नेजशिष्यस्य वृन्दात्‌ | १६०॥ 


अष्टमो मंयूखः श्श््ठ 


अपहसति जनो योबष्यात्तवित्तः परान्‌ू स 

भवति हसितपात्र क्षुण्णग्व! पराक्ल । 
जलभ्ृतघटयन्त्रीकुम्भसद्घोषपि कि. नो 

भवति समयमात्र नीरशून्यों टवाढू च ॥१६६॥ 
व्यजतु. जनसहाय लब्धलक्षव्यपायं 

भजतु जिनपधर्म' सनन्‍्ततं सौख्यघर्मंस्‌ । 
भवति स खलु लोके पालको व्याधिवृन्दादू 

परिहतनिजदेहानां जनानां यतो वे ॥१६७॥ 
विरसमिति चले वा चिन्तयित्वा भव॑ यः 

सुभगनिजनिकाये लीनतामेति को5पि । 
भवति निखिलमान्यो लब्धलब्धव्यवृत्तः 

स्फटिकमणिसमान! स श्रसन्‍्नो सुहूर्तात्‌ ॥१६८॥ 


अर्थ--हे प्राणी | इस ससारमे कुछ भी सार नही है | कौन मनुष्य 
बुढापा और दरिद्रताका दु ख नही भोगता है ? जो आज राजाओका 
समूह है वह दूसरे दिन सेवक हो जाता है और जो आज सेवक है वह 
दूसरे दिन स्वामी हो जाता है ॥१६३॥ सूर्य उदित होता है और चन्द्रमा 
अस्तको प्राप्त होता है। रात तथा दिन भी सदा विद्यमान नही रहते । 
अपना पुत्र भी पिता हो जाता है और पिता भी अपने पुत्रका पुत्र हो 
जाता है॥१६४॥। इस जगत्‌मे जो मनुष्योकी पहले माता थी वह इस 
जन्ममे प्रीत्तिका पान्न स्त्री हो जाती है। इसी प्रकार जो पहले गुरु था 
वह इस भवमे अपने ही शिष्योके समूहसे अनादरको प्राप्त होता है 
॥१६५॥ जो आज धन प्राप्तकर दूसरोकी हँसी करता है वह, सायकाल 
गवेरहित होता हुआ स्वयं हँसीका पात्र हो जाता है। जलसे भरी हुई 
रेहटकी घडियोका समूह क्या क्षणमात्रमे जलरहित और अधोमुख नही 
हो जाता है ? ॥१६६॥ लाखो विध्तवाधाओसे सहित अन्य मनुष्योंके 
आलम्बनका भाव छोडो और सदा सुखरूप जिनेन्द्रधमंका आश्रय ग्रहण 
करो, क्योकि लोकमे विपन्नशरी रवाले जीवोकी रोगसमूहसे रक्षा करने- 
वाला वही एक जिनेन्द्र धर्म है। यह संसार विरस है तथा नश्वर है ऐसा 
विचार कर जो कोई मनुष्य अपने स्वभावसे सुन्दर आत्मस्वरूपमे 


२९४ धम्यक्त्व-चिन्तामणि* 


लीनताको प्राप्त होता है वह शीघ्र ही सबके द्वारा मान्य, प्राप्तव्य तत्वको 
प्राप्त तथा स्फटिकके समान्त स्वच्छ हो जाता है ॥१६७-१६८॥ 
एकत्वनावना 
स्वकृतसुकृतकम प्रोडवत्पुण्यपाक 
स्वकृतदुरितकर्म्रोद्भवत्पापपाकस्‌ । 
' विपुलमधनदु/ख व्याधिवेविध्यदुःख 
जननमरणदुःख॑ चेक एवं प्रयाति ॥१६९॥ 
विविधविकटदु खेर्मीतिदे. . सम्परीत 
ज्वलनचपलमालासश्रित हा समन्तातू । 
विरसनिनदपूर्ण' पूतिरक्तप्रवाह 
नरकसदनमेकः. सवंदा. सम्रयाति ॥१७०॥ 
असिदलतरुपत्रच्छेदनं भेदन वा 
निशितविविधशस्त्रेरग्निपुएज्जामिपातम्‌ । 
क्वथितजलवगाह क्षारपानीयसेक 
नरकसदनमध्ये हक एवं ग्रयाति ॥१७१॥ 
ज्वलनशतसुतप्तायोरसस्याभिपानं 
विकटकठिनशस्त्रेरेजन दुःखराशे। । 
सघनदहनमध्ये. भर्जन भत्सनश्व 
श्रुवि नरकजनानामेक एवं प्रयाति ॥१७२॥ 
इृह जगति जनोथ्य पापपुओ्ज यदथ 
त्वनवस्तमना। सन्नित्यश सश्विनोति । 


सहगसुतरमालीबन्धुपित्रादयस्ते 
नहिनहि नहिसाधइवश्रवास प्रयान्ति | १७३॥ 
अनलछसलिलवातानोकहेलासु नित्य 


अ्रमति भरति तौत्ं॑ दुःखमेकी जनोथ्यम्‌ । 
अपि च विकलमध्ये ताडने रोधनं वा 
धनवरतमनन्तं दुःखमेकी विभर्ति ॥१७४॥ 


अष्टमी मयूख. र्थ्पु 


वहुविधवहुभारारोहण शीतमुष्णं 
सलिलसमयवाधां भोजनस्याप्यभावस्‌ । 
खलजनकृतपीडां तप्तलोहाभिदाहं 


पशुजनिनिकुरम्बे यात्ययं हांक एवं ॥१७५। 
सुभगसुतसुरामामित्रसोदय मातृ- 
प्रभृतिहितजनानां दुःख त वियोगम्‌ । 
विविधखररुजोग्रं वाद्धयदारिद्रथदुःखं 
नरसवसमुदाये हांक एवं प्रयाति ॥१७६॥ 
अपि च सुरपगेहे मानसब्याधिवृन्द- 
मितरसुरसमृद्धयालोकजेष्याज दुःखम्‌ । 
मृतिसमयजदुःखं चेष्टलोकामिघातं 
ह्नुभवति समन्ताद्नन्‍्त लछोकोः्यसेकः ||१७७॥। 
तदनचरतसात्मन्नात्मनो.. हथेकतां त्व- 
मसुभव हि समन्तान्मुञ्च मोह कुटुम्बे । 
भवसि भवसि यावन्नेकदृष्टिज॑गत्या- 
सलुभवसि न तावच्छेयर्सां संपद त्वम ॥१७८॥ 
अर्थ--अपने द्वारा किये हुए पुण्यकर्मसे प्रकट होते हुए पुण्यफलको, 
अपने द्वारा किये पापकर्मसे प्रकट होते हुए पापफलको, बहुत भारी निर्ध- 
नताके दु खको, अनेक बीमारियोके दु खको तथा जन्ममरणके दु खको 
यह जीव अकेला ही- प्राप्त होता है ॥१६९।। भय उत्पन्त करनेवाले नाना- 
प्रकारके विकट दु खोसे जो व्याप्त है, जो सब ओरसे अग्निकी चज्न्चल- 
ज्वालाओसे सहित है, जो विरस छाब्दोसे परिपूर्ण है और जहाँ पीप तथा 
रक्तका प्रवाह बह रहा है ऐसे नरकमे निरन्तर यह्‌ जीव अकेला ही 
जाता है ॥१७०॥। असिपत्रवृक्षके पत्तोके द्वारा छेदा जाना, नाना प्रकारके 
तीक्ष्ण शस्त्रोके द्वारा भेदा जाना, अग्तिकी राशिमे गिराया जाना, 
खोलते हुए जल्मे प्रवेश कराया जाना, और खारे_ पानीसे सीचा जाना 


इन दूं खोको यह जीव नरकके बीच अकेला ही प्राप्त होता है ॥१७१॥ 
सेकड़ो अग्तियोसे तपाये हुए अयोरस--पिघले हुए लोहरसका पिलाया 


२९६ सम्यवत्व-चिन्तामणि. 


जाना, अत्यन्त कठिन शस्त्रोंके द्वारा दु खसमूहका प्राप्त होना, प्रचण्ड 
अग्निके मध्यमे भूँजा जाना और ततिरस्कृत होना, इन सब दु खोको यह 
जीव नरकमे अकेला ही प्राप्त होता है ॥१७३॥ इस ससारमें यह जीव 
जिनके लिए निरन्तर एकाग्र मनसे पापसमूहका संचय करता है वे मित्र, 
पुत्र, स्त्रीसमूह, भाई तथा पिता आदि वरकमे इस जीवके साथ नही 
जाते हैं, नही जाते हैं, नही जाते हैं ।॥१७३॥ 

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कायिक जीवोमे यह प्राणी 
मभकेला ही निरन्तर घूमता और तीग्र दुख उठाता है । इसी प्रकार 
विकलत्रय जीवोंके मध्य भी ताडा जाना तथा रोका जाना मादिके अनन्त 
दु खको यह प्राणी सदा अकेला ही घारण करता है ॥१७४।॥ नाना 
प्रकारका बहुत भारी भार लादा जाना, सर्दी, गर्मी, वर्षाकालकी बाधा, 
भोजनका अभाव, दुष्टजनोके द्वारा की हुई पीडा तथा गर्म लोहेसे जलाया 
जाना आदि दु खोको यह जोब पश्ुओके जन्मसमूहमे अकेला ही प्राप्त 
होता है ॥१७५॥ 

प्रिय पुत्र, उत्तम स्त्री, मित्र, सगा भाई, तथा माता आदि हितकारी- 
जनोंके उस दु खदायक वियोगको, नाना प्रकारके कठित रोगोंसे भयकर 
वृद्धावस्था और दरिद्रताके दु खको यह जीव मदुष्यवर्यायमे अकेला ही 
प्राप्त करता है ॥१७६॥ 

स्वर्गलोकमे भी, खेद है फरि यह जीव मानसिक व्याधियोंके समूहको, 
अम्य देवोकी समृद्धिके देखनेसे उत्पन्त होनेवाली ईष्यसि समुत्यन्त दु खको, 
मृत्युसमयके दु खको तथा इष्टवियोगको सव ओरसे अकेला ही भोगता 
है॥१७७॥ - 

इसलिए है भात्मन्‌ ! तू निरन्तर अपने आपके एकत्वका अनुभव कर 
तथा कुटुम्ब-परिवारमे सब ओरसे मोहको छोड । यह निश्चित है कि तू 
इस पृथिवीपर जब तक एकदृष्टि नही होता है तंब चक कल्याणोकी 
सपृदाका अनुभव नही कर सकता है ॥१७८॥ 
अन्यत्वभावना 

उपगतमिह नीरक्षीख्वच्चेकतां. यत्‌ 


तदपि मम शरीरं स्वात्मनोी भिन्‍नमेव । 


अविरलवरबोधज्यी तिरा त्मस्वरूप 
किय्यु भवत्ति पृुनस्तद्वारपोतादिवन्दम ॥१७९% 


अष्टमी मयूखः ३९७ 


प्रबलपरमबोधज्योतिरीशो5हमात्मा 
त्विदभिह जडरूपं बोधदीनं शरीरम । 
अहमयि सुखकन्दस्तदूद्वितीयं तदून- 


महमपगतमूतिमू तियुक्त शरीरस्‌ ॥१८०॥ 
'हृह किक भवसिन्धावेकतासंगतो5ह ' 
निखिलमपि तदन्यन्नैकतासंगत तु। 
अहममरणशीलस्तत्तु. मृत्युस्वभाव- 
महमजननयुक्तस्तत्त जन्माभियुक्तम्‌ ॥१८१॥ 
अहमिह जगतां स्यां ज्ञायको दशेको वा 
जगदितरदिह ज्ञेयं च दृश्यं समस्ति । 
अहमतिसुखनिभ्वतस्तत्त॒ सौख्यादिद्दीनं 
वदतु बदतु कि तदू हथेकताप्येतयो! स्थात्‌ ॥१८२॥ 
कलयतु जगदेतत्स्वात्मनो मिन्‍नमन्यत्‌ 
स्वसपि परपदार्थादू वुध्यतां मिन्‍नमेव । 
इंदमिह किल भेदज्ञानमर्थों जनानां 
न हि भवति विश्वुक्तिह्यन्तरा भेदबोधम्‌ ॥१८३॥ 
अथ--इस जगत्‌मे जो शरीर दूध और पानीके समान एकरूपताको 
प्राप्त हो रहा है वह भी मेरी आत्मासे जब भिन्‍न है तब स्त्रीपुत्रादिकका 
समूह, जो कि स्पष्ट ही भिन्‍त है, तब अखण्ड ज्ञानज्योतिसे युक्त भात्म- 
स्वरूप केसे हो सकता है ॥६७९॥ मै उत्कृष्ट बलशाली उत्तम ज्ञान- 
ज्योतिका स्वामी आत्मा हूँ और यह शरीर ज्ञानहीन तथा जड़रूप है । 
अहो | मै सुखका कन्द हूँ और शरीर उससे रहित है। मैं मूत्तिसे रहित 
हूँ और शरीर मूर्तिसि सहित है ॥१८०॥ निश्चयसे इस संसारसागरमे मे 
एकत्वसे युक्त हूँ और मुझसे भिन्‍त अन्य सब पदार्थ एकत्वसे सगत नहीं 
हैं अर्थात्‌ नानारूप हैं । मै मृत्युसे रहित हूँ शरीर मृत्युसे सहित है। मैं 
जन्मसे युक्त नही हूँ और शरीर जन्मसे युक्त है। भावाथ-शभात्मामे 


जन्म-मरणका व्यवहार शरीरके आश्रयसे है। परमार्थसे आत्तमद्रव्य जन्म- 
मरणसे रहित है ॥१८१॥ मै यहाँ तीनो लोकोका ज्ञाता द्रष्टा हूँ और 


रै९्८ सम्पवत्य-चिस्तामणि, 
यहू छोक माय जय और दृश्य है अर्थात्‌ पड़ किसीफो जानता देखता नहीं 
है, मात्र बात्माके धान ओर बर्शनका वियय है। में अतिशय सुरासे परि- 
पूर्ण छः और यह पारोर मौग्पादि गुणोंसे हीन हैं। इस दृणामे कहो क्रि 
इन दोनोमे एक्ला बसे हो सकती है ॥१८२॥ इस जगनको स्वात्मासे 
मिन्‍न जानो और परणदार्यंसि बनने आपको शिन्‍ग समझो । यह भेदज्ञान 
ही गनुष्योबा प्रयोजन है । सास्तवगे हस भेदश्षानगे बिना मुक्ति नहीं हों 
सकती है ॥१८३॥ 
अदविभावना 
जलनिषिजलपूरं। क्षाल्पता निन्यशब्चेत- 
तदपि न हि विशुद्रों आयते देह शपः 
मलरखितघटः कि धाल्यमानो5ज्पिपूरे- 
वेद शुचिरिह्द दृष्टः कृत्र छोकेन केन ॥१८४॥ 
अयमयि निजदेदा पिठशुक्रेण तेन 
विरचित हह मातु: शोणितेनापि तेन। 
पलरुधिग्समेत... कीकश्ादिप्रपूर्ण: 
ज्वग्ग्खणतरोगाक्रान्त एवातिशीर्णः ॥१८५॥ 
कृमिकुलकलितो5यं नित्यशः शसीर्यमाणो- 
हासुरभिपरिपूणं०. कोविद्प्रीतिरिक्तः । 
असुखविततिद्ेतु' क्षीणतां संग्रयाती 
ननु पिहिततम! सन्‌ चर्णा भाति चारुः ॥१८६॥ 
यदि कथमपि देहस्यास्प चान्तर्गत तत्‌ 
पलरुधिरमलायं वाद्यदेशस्थितं स्पात्‌ । 
बदतु बदतु कि त्व प्राणघोणां तदानी- 
मपसरसि न दूर पृश्चितां सविधाय ॥१८७॥ 
अपि च यदि शरीर प्योदूध्यंसवेष्टनं तदू 
व्यपहरतु कदाचित्‌ कुंत्रचित्कोशषि छोक. । 
झगिति समभियातान्‌ काकशृद्भादिजन्तून्‌ 
लुगुड्शतविधातेः कस्तदा वारेड्भोः ॥१८८॥ 


अष्टर्मो मयूख २९९: 


' यदिहद किल शरीर पावन पस्तुजातं 
| क्षणिकनिजसुयोगाद्‌ दृषयत्येव नित्यम्‌ । 
कथमिति पुनरेतस्मिन्स्वदेहे सदात्मन्‌ 
वहसि वद मुधा त्व शिष्टसंग्रान्तिमेव ॥१८९॥ 


हति च जगति य कों5पीढ़ देहस्य नित्य 
हानुभवति जगुप्साभाजनत्वं॑ समन्तात्‌ । 
स किल परविरागं प्राप्नवन्‌ नेजदेहा- 
दनुसरति सुशीप्र संयमस्योग्रभारम्‌ ॥|१९०॥ 


अर्थ--इस शरीरको निरन्तर समुद्रके जलप्रवाहसे धोया जावे तो 
भी यह पवित्र नही होता है। मलसे निर्मित घट, समुद्रके पुरसे धोया 
जानेपर क्या लोकमे कही किसीके द्वारा पवित्र देखा गया है ? कहो 
॥१८४॥ अये भव्यप्राणियो ! यह अपना शरीर पिताके शुक्र और माताके 
रजसे बना हुआ है, मार्स और रुधिरसे सहित है, हड्डी आदिसे परिपूर्ण 
है, ज्वर आदि सैकडो रोगोंसे भाक्रान्त है, अत्यन्त नश्वर है, कीडोके 
समूहसे युक्त है, निरन्तर बिखरता जाता है, दुर्गन्‍्धसे भरा हुआ है, 
विद्वज्जनोकी प्रीतिसे रहित है, दु खसमूहका कारण है, क्षीणताको प्राप्त 
होता रहता है और परमार्थसे चम॑ंसे आच्छादित होनेके कारण सुन्दर 
जान पडता है ॥१८५-१८६॥ इस शरीरके भीतर जो मास, रुधिर तथा 
मल आदिक हैं वे यदि किसी तरह बाहर भा जावें तो कहो कहो, क्या 
तुम स्वयं नाकको सिकोड कर दूर नही हट जाओगे ? ॥१८७॥ इस 
दरीरके ऊपर जो वेष्टन है उसे यदि कोई कही कभी अछग कर दे तो 
शीद्धः ही क्षपटनेवाले कौए तथा गीध आदि जीवोको सेकडो डडोके प्रह्मरसे 
कौन हटावेगा ? ॥१८८॥ इस ससारमे जो कोई पवित्र पदार्थ है उन्हे यह 
शरीर अपने क्षणिक सयोगसे जब निरन्तर दूषित कर देता है तब हे 
आत्मन्‌ ! तुम इस अपने दरीरमे व्यर्थ ही उत्तमपनेका भ्रम क्यो घारण 
कर रहे हो ? ॥१८९॥ इस प्रकार इस ससारमे जो कोई इस शरीरकी 
ग्लानिका अनुभव करता है अर्थात्‌ यह मानता है कि मेरा शरोर सब 
ओरसे ग्लानिका पात्र है वह अपने शरीरसे उत्कृष्ट विरामको प्राप्त होता 


हुआ शीघ्र ही सयमके उत्कृष्ट भारको धारण करता है। भावार्थ-- 
संसारमे रागकी जड शरीरके रागमे है । इस प्राणीका सबसे अधिक राग 


£7.. | 


सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


अपने शरीरसे ही होता है | यदि शरीरका राग छूट जावे तो सयम धारण 
करनेमे विलम्ब न छगे। शरीरका राग उसकी अपविन्रताका विचार 
करनेसे ही छूट सकता है । यही कारण है कि अशुचि भावनामे शरीरकी 
अपवितन्नताका विचार किया गया है ॥१९०॥ 


आस्रवभावना 


रब 


जरूघिजलगता नो रन्प्रवाहुल्यपूर्णा 


विनिचितनलभारें! समवन्ती गरिष्ठा। 
पथिकजनसुयुक्ता वे यथा वातकस्मा.... 
पयसि बलनिधेहा जायते संनिमग्ना ॥१९१॥ 


जगति खल तथायं साख्रवः प्राणिसंघों 
बहुविधविधिभारं: संभृतः) सन्‌ गरिष्ठ, । 

अपि चसुगुणवन्दे! शोमितः कर्मकम्प्रो 
झगिति भवपयोधो जायते सनिमग्नः ॥१९२॥ 


। अविरलभवहेतुस्तीत्रमिथ्यात्वमेफी 


हमविरतिरतिदर्पा चास्रवोधष्यं द्वितीय । 


 ज्गदहितकरास्ते संकषायास्व॒तीयो 


यतिपतिततिनिन्धः से भ्रमादहचतुर्थ! ॥१९३१॥ 


अखिलजनसपत्न! पश्चमश्चैष योगों 
जगति पुनिमतोथ्य॑ ह्यास्रवः पण्चमेदः | 
सततमयमिहात्मा. पशथ्चभिहेंतु मेदे- 
विविधविधिवितान नित्यश सतनोंति ॥१९४॥ 


निखिलजनसमहे घोषणापूर्व मेत--- 
स्वहमिदमभिवकतु' सवथा प्रोद्यतोइस्मि । 


न हि मवति कदाचित्सास्रवः प्राणिपुज्ञी.., 
हमिमतनिजदेश  यातुमहं कदाचित्‌ ॥१९५॥ 


अष्ठमो मयूख. ३०१ 


य इति जगति नित्य चास्रव दु।खरूपं 
निजमनसि विशुद्धे मावयेदू भव्यकीकः । 
स किह जगति रुछुवा द्रव्यभावास्रव त॑ 
निजमहिमनि तथ्यानन्दवुन्द समेयात्‌ ॥१९६॥ 
अर्थ--जिस प्रकार समुद्रके जलमे पडी, अनेक छिद्बोसे परिपूर्ण नौका 
सचित जलके भारसे अतिशय वजनदार होती हुई, पथिकजनोक्रे साथ 
वायुसे कम्पित होकर, खेद है कि, समुद्रके जलमे डूब जाती है उसी प्रकार 
ससारमे आस्रवसे सहित यह प्राणिसमूह वहुविध कर्मोके भारसे युक्त 
होनेके कारण गुरुतर--वजनदार होता हुआ उत्तम गृुणसमूहोसे सुशोभित 
तथा कर्मोसे कम्पित हो शीघ्र ही ससारसागरमे निमग्न हो जाता है 
॥१९१-१९२॥ तीक्न मिथ्यात्व संसारका । अनादिकालीन प्रथम आख्रव 
है। दूसरा आस््रव अत्यन्त अहकारसे भरा हुआ अविरति--असंयमभाव 
है । जगतुका अहित करनेवाले कषाय तीसरा आख्रव है, मुनिजनोके द्वारा 
निन्‍्दनीय प्रमाद चौथा आख्रव है और समस्तजनोका शत्रु यह योग पाँचवाँ 
आख़व है। इस जगत्‌मे यह आत्मा उपयुक्त पाँच आख़वोके द्वारा 
निरन्तर विधिघ प्रकारके कमंसमूहका विस्तार करता रहता है ॥१९५३- 
१९४॥ में समस्त जनसमूहके बीच घोषणापूर्वक यह कहनेके लिए तैयार 
हूँ कि आख़वसे सहित प्राणियोका समूह कभी भी अपने इष्ट स्थानपर 


जानेके लिए समर्थ नही है ॥१५५॥ इस प्रकार इस ससारमे जो कोई 
भव्यजीव अप्रने विशुद्ध हृदयमे इस दु खरूप आख़वको निरन्तर भावना 


करता है वह द्रव्यास्व और भावाखवको रोक कर अपनी महिमामे-- 
आत्माके वातरागस्वभावमे वास्तविक आनन्‍्दसमूहको प्राप्त होता 
है ॥१९६।॥ 
संवरभावना 
अभिनवखलकर्मानाखचः सवरी ये 
.. से च॒ समितिसुधमोद्भावनासंयमेंश्च । 
अप च बहुलत॒पाशीतनास्न्यादिकानां 
.. भवति विजयहेतोभव्यपुसां कदाचित्‌ ॥१९७॥ 
आप सहूदय गन्तु दीघसंसारसिन्धी--- 
रपरतयस्ुवं भो वाब्छसीह द्रुत॑ चेत्‌ । 
झरणिति झगिति मान्य संवरं शकरं तह 
कुरु कुरु निजशक्त्पा ह्ास़वत्कर्मपढक्ते: ॥१९८॥ 


इ्ण्र्‌ सम्यवत्व-चिन्तामणि: 


हृह जगति जनी यः संवरं त्वन्तरेण हि 
हामिलपति सुमुक्ति दीर्घसंसाखन्धात्‌ | 
कथमिव न हि सो5यं नौसहाय विनेव 
प्रबृपवनकम्म॑ सागर सतितीष; ॥१९९॥ 


भवति खलु बिना या संबरं निर्जंशा सा 
नहिनहिन हीिकाय॑ सुक्तिदं वे करोति । 
अभिलषति जनो यः कुण्डिकां रिक्ततोया- 
ममभिनवजलूपूरस्तेन रोध्यः पुरस्तात ॥२००॥) 


अनवरतमयि स्व क्लेशदे काययष्टेः | 
कुरु कुरु किल तीत्रेन्निजरां सतपोभि; | 
तद॒पि सुभग न त्वं हन्तरा सबर त॑ ० 
भवसि श्रुवनमध्ये मुक्तिकान्तः कदाचित्‌ ॥२०१॥ 


जगति य इृति नित्यं सवर शकरं त॑ 
विगतनिजसहाये चेतसा चिन्तयेत्सः | 

अचिरमसतराज्यं॑ मृक्तिकान्ताधवत्व॑ 
स्वजनितवहुसोरूयं॑ चेकदेव प्रयाति ॥२०२॥ 
अर्थे--नवीन दुष्ट कर्मेका जो आख्रव रुक जाता है- वह सवर फेह* 
लाता है। वह सवर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, संयम और तीब्र 
प्यास, शीत तथा नाग्न्य आदि परीपहोपर विजय प्राप्त करनेसे कभी 
भव्यजीवोंके होता है ॥१५७ है विचारवान प्राणी | यदि तू दीध 
ससार-सागरको दूसरी तट्भूमिको शीघ्र ही प्राप्त करनेक्ी इच्छा करता 
है तो भात्मशक्तिके द्वारा बहुत शीक्र आते हुए कमंसमूहका माननीय 
सुखदायक सवर कर ॥१९८॥ इस ससारमे जो मनुष्य सबरके बिना 
दीघं ससारके बन्धनसे मुक्तिकी इच्छा करता है वह मनुष्य नोकाका 
सहायताके बिता ही तुफानसे लहराते हुए समुद्रको बयां पार करनेका 
इच्छुक नही है ? ॥१०९॥। निशचचयसे सवरके बिना जो निजरा होती है 
बह मोक्षदायक कार्यकों नही कर सकती है। टीक ही है जो ४ 
जलाजयको जलूरहित करना चाहता है उसे पहले नवीन जलका अवाद 


* अष्टमो मयूख ३०३ 


रोकना चाहिये ॥२००॥ हे भव्य ! भले हो तू शरीरयष्टिको क्लेश 
देनेवाले उत्कट तपोसे निजरा कर ले तो भी तू इस जगत्‌मे उस संवरके 
बिना कभी भी मुक्तिकान्ताका स्वासी नही हो सकता है ॥२०१॥ इस 
प्रकार अपने सहायकसे रहित ससारमे जो कोई हृदयसे उस सुखकारक 
सवरका निरन्तर विचार करता है वह शीघ्र ही मोक्षके राज्य और 
आत्मजनित बहुत भारी सुखसे युक्त मुक्तिवल्लभाके स्वामित्वको प्राप्त 
होता है। भावाथं--यद्यपि इस जीवके सिद्धोके अनन्तववें भाग और 
अभव्यराशिसि अनच्तगुणें कर्मपरमाणुओकी निजंरा प्रत्येक समय हो 
रही है तथापि उस निजंराके द्वारा यह जीव ससारबन्धनसे मुक्त नहीं 
हो सकता है क्योकि जितने कमंपरमाणुओकी निजंरा होती है उतने ही 
नवीन कर्मंपरमाणुतोका बन्ध हो जाता है। परल्तु सम्प्दर्शन, गुप्ति, 
समित्ति, धरम, अनुप्रेज्ञा, परिषहृजय भौर चारित्रका निमित्त मिलनेपर 
जब नवीन कर्मेका आगमन रुक जानेसे सवर होता है तब पुवंबद्ध कर्म 
निर्जर,को प्राप्त होते हैं और उसके फलस्वरूप समस्त कर्मोका क्षय कर 
यह जीव मुक्तिको प्राप्त करता है। यही कारण है कि आगममे सवर 
पुबंक होनेवाली निर्जंराको ही महत्त्व दिया गया है ॥२०२॥ 


निर्जेराभावना-- 


भवपतननिमिचानां भवेंस्मिन्‌ू. खलानां 
सुभग॒ वसुविधानां करमणामेकदेशम्‌ । 
क्षणणसमयि जनानां जायते यचु नित्य॑ 
मुनिपतिनिचयेनोदूगीयते निजरा सा ॥२०३॥ 
भवति युगविधेयं कर्मणां निर्जरा सा 
* हानशनसुखयत्नें: ” साधनीया परा च | 
जनहितभरसक्ता  तत्र पूर्वा प्रवोध्या 
त्वपि भवति परा या सा न दक्षोपकारे ||२०४॥ 
अभिलपसि मवाब्धिं चेत्तरीतु सखे भोः 
झटिति तदिह नौकां निर्जरामाश्रय त्वस । 
नहि नहि न हि लोके नि्जरामन्तरेण 
शिवनगरपतित्व प्राप्यते मत्यकोकैः ॥२०५॥ 


३०४ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


जलूघिजलगनोकाया जल भध्यगं चेत ह 
सति सुपिग्निरोधे प्षिप्यत्ते नो वहिस्तत । 
- , फेथमिव खल नोः सा प्रोत्तरीतु' प्रशकक्‍्ता 
जलूघिसलिलगभ लाघवेनेह घु॒क्‍त्वा ||२०६॥ 


इति जगति तपस्वी निर्जरायाः स्वरूप 
ह प्रमुदितमनसा वे नित्यशों भावयेद्‌ यः 
अचिरमिंह स घ्क्तः कर्मणां बन्धनात्स्पादू 
भवतु भवत्ु भिक्षो निजराव्यस्ततों भोः ॥२०७)॥ 


अथं--हे भव्य | ससारपतनके का रणभूत दुष्ट आठ कर्मोका मनुष्योंके 
जो निरन्तर एकदेश क्षय होता रहता है श्रेष्ठ मुनिसमूहके हारा वह 
निर्जरा कही जाती है ॥२०३॥ कर्मोकी यह निर्जरा दो प्रकारकी होती 
है--एक तो अनशन आदि तपश्चरणके प्रयत्नोंस होती है और दूसरी 
साधारण निर्जरा अपने आप होती रहती है। इन दोनो निर्जराओोमे 
पहली निजंरा ही मनुष्योका हित करनेवाली जाननी चाहिये । और जो 
दूसरी निर्जरा है वह उपकार करनेमे समर्थ नही है। भावार्थ--आबाधा 
पूर्ण होनेपर कर्मेके निषेक स्वय ही लिजीणं होने छूगते हैं यह सविपाक 
निजरा है । यह निर्जरा प्रत्येक संसारी प्राणीके होती है परन्तु उससे कोई 
लाभ नही होता । तपश्चरणादि करनेसे जो कर्मपरमाणु उदयावलीमे 
आनेके पू्व॑ ही निर्जी्णं होते हैं उसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। यह 
अविपाक निजंरा ही मोक्षका कारण है ॥२०४।॥ हे मित्र | यदि तू ससार- 
सागरसे शीघ्र ही पार होनेकी इच्छा करता है तो निर्जरारूपी नौकाका 
आश्रय ले, क्योकि जगत्‌मे निर्जराके बिना मनुष्योके द्वारा मोक्षमगरका 
स्वामित्व नही प्राप्त किया जा सकता ॥२०५॥ समसुद्रके जलके बीचमे जो 
नौका पडी हुई है उसका छिद्र बन्द कर देनेपर भी यदि भीतर भरा हुआ 
पानो बाहर नही फेंका जाता है तो चह शीघ्र ही समुद्रके जलमध्यको 
छोडकर पार करनेके लिए कैसे सम हो सकती है ?॥२०६॥ इस प्रकार 
जो तपस्वी प्रसन्‍न चित्तसे निरन्तर निजराके स्वरूपका चिन्तन करता 
है वह शीघ्र ही कर्मोके बन्धतसे मुक्त होता है। इसलिये है साधो ! तुम 
निजंरासे युक्‍त्त होओ ॥२०७॥ 


भ्रष्टमों सयूखः ३०५ 
छोकभावना 
कटिगतकरयुग्मी व्यस्तपाद!ः . पृथिव्या- 
मिहमनुज इवायं तुड्ताह्लीकृताजुर । 
नभसि निरवसाने राजुसप्तद्ययात्मा 
भवति स किल छोको द्रव्यपठकामिपूर्ण:॥२०८॥ 
अयमयि किल लोकोष्घ! सुवेन्नासनाभः 
पुनरिह निजमध्ये स्यविम्बस्थ तुल्यः । 
उपरि वरमृदज्ञाकारयुकत।ः . समन्तात्‌ 
पवनवलयबुन्देबेष्ठितो राजते सा ॥२०९॥ 
नहि न हि नलु लोको त्रक्षणा निर्मितोध्य 
नहिनदि वसुदेवापत्यसपालितों वा | 
नहि न हि हरणीयो भूतनाथेन तेन 
न हि न हि खलु शेषर्धारणीयः शिरोभिः ॥२१०॥ 
विविधविधिविपाकाज्जायमानः . कदाचित्‌ 
हापगतनिजसंशो प्रियम्माण/ः कदाचित्‌। 
अमितमिति विशाल. सभरन्‌ दुःखभारं 
अमति जगति जीवो नित्यशोडस्मिन्‌ समन्‍्तात्‌ ॥२११ 
अभिलषसि यदि त्व॑ं लोकसिन्धु ब्गाघ॑ 
निजभ्रुजबलभूत्या संतरीतु क्षणेन । 
तदनवरतमेतल्लीकसिन्धुस्वरूप॑ 
स्तिमितसरलदृष्टथा भव्य भोज्चिन्तय त्वस्‌ ।|२१२॥ 
भवति अ्रुवनसृष्टयाश्चिन्तनेमानवाना- 
मपगतचपलत्व॑ चित्तम्ुद्आआान्तियुक्तम्‌ । 
भवति झटठिति तेन ध्यानप्तिद्धिस्तया च 
प्रबलकठिनकर्मारातिजातिप्रणाशः ॥२१३॥ 


अर्थ--अनन्त आकाशके बीच चौदह राजु ऊँचा तथा छह व्रव्योसे 


परिपृ्ण यह लोक उस मनुष्यके आकार है जो पृथिवीपर दोनो पेर फैला 
२० 


३०६ सम्यक्त्व-चिन्तामणि, 


कर सडा हुआ है तथा वगरपर दोनों हाथ रखे हुए है ॥२०८॥ है जीव ! 
यह लोक नीचे वेश्नासनके समान है, मध्यम सूर्यविम्बके समान चपटा है 
भौर ऊपर मुद्भधफे आकार है । व ठोक सव ओोरसे वातवलयबोके समूहसे 
चेष्टित है। भावार्थ--लोकके तोन मेद ह--१ अधोलोक, २ मध्यछोक 
ओर ३ ऊध्वंलोक | इनमें अधोलोक नीचे सात राजू फैला हुआ हैं और 
ऊपर एक राज चौष्ठा है जन, इसका आकार वेश्रासन (मूढा) के समान 
है। मध्यलोक समान घरातलपर एक राजू चौडा है इसलिये यह सूय- 
मण्डल अथवा झल्ठराके समान है । ऊरध्वेछोक प्रारम्भमें एक राजू, वीचमें 
पांच राजू और ऊपर एक राजू चौडा है अत्त इसका आकार मृदडके 
समान है । मेरुपवंतका मूलभाग पृथिवीमे एक हजार योजन और ऊपर 
,निन्‍्यानवे हजार बोजन है। मध्यलोककी ऊपर नीचेकी सीमा मेरुपवंतके 
वरावर है। उसके नीचे अधोलोक और ऊपर ऊषध्बंलोक हैं। छोकके 
चारो और घनोदधि वातवरूय, घनवातवलूय और तनुवातवलूय ये तीन 
वातवलग हैं । लोकके नीचें जो वातवलूय हैं उनकी मोटाई वीस-बीस 
हजार योजनकी है। ऊपर क्रमश घटती गई है । ऊपर छोकान्तमे तीनो 
वात्तवछूयोकी मोटाई क्रमश तीन कोश, दो कोश और पन्द्रह सो पचहत्तर 
धनुप प्रमाण है ॥२०९॥ यह लोक न तो प्रह्माफे द्वारा रचा गया है, न 
बिण्णुके द्वारा सुरक्षित है, न महेशके द्वारा हरण करने योग्य है और न 
शेपनागके द्वारा अपने श्विरोंस घारण करने योग्य है ॥२१०॥ विविध 
कर्मोके उदयसे यह जीव कभी उत्पन्न होता है, कभी निष्प्राण होता हुआ 
मरता है । इस प्रकार अपरिमित विद्याल दु खके भारकों भरता हुआ यह्‌ 
जीव इस जगत्‌मे सव ओर निरन्तर भ्रमण करता है ॥२११॥ है भव्य | 
यदि तू इस अग्राघ ससार-सागरको अपने भुजबलके वेभवके द्वारा द्ीघ्र 
ही तैरना चाहता है तो निरन्तर निश्चल तथा सरल दृष्टिसे इस ससार- 
सागरके स्वरूपका विचार कर ॥२११॥ लोककी रचनाका विचार करनेसे 
मनुष्योका चहचल चित्त निश्चल हो जाता है। निश्चल चित्तके द्वारा 
शीघ्र ही ध्यानकी सिद्धि होती है और ध्यानकी सिद्धिके हारा प्रवद्ल तथा 
कठिन कर्मरूपी दान्रुओके समूहका क्षय हो जाता है ॥२१३॥ 
बोधिदुर्लभभावना हि दाणिएल्न 
जगदिदमखिल हि. स्थावर: - 
रभिखचितमनन्तैः सन्‍्तत चबतते भोः | 
भवति च किल तत्र द् क्षकादित्वलब्धि- 
जलघितलगरत्नप्राप्तिवदू दुःखलभ्या ॥२१४॥ 


ज 


अष्टमो मयूख ३०७ 


विकलविततिमध्ये. पम्चखत्वस्य लाभो 
गुणमणिनिकुरम्वे चोपकारज्ञतेव | 
विविधकटठिनयत्नें: प्रापणीय/ कदाचिदू 
भवति झुवनमध्ये ते केषांश्विदेव ॥२१७०॥ 


अहिमृगगवयादी सहृसे मानवानां 
सुमणिरिव समन्तात्कृच्छलम्यं नरत्वम्‌ । 

अपग्रतवति तस्समिंस्तस्य भूयोडपि छाभो 
दहनगतरुतत्तोत्पत्तिददीर दुःखसाध्यः ||२१६॥ 


तदपि यदि सुलुब्ध॑ जायते. क्महाने- 
विंपयकरणगोत्रारोगकत्वादिकं ततू . । 

असुखबहुकयत्ने', प्राप्यतेज्स्यां . जगस्यां 
सुखदजिनपधमस्तनत्र मो! कष्टलम्य ॥२१७॥ 


अपि सुकुलबलादिः .. स्व्गिनागेन्द्र भोग! 
प्रचुरधनसमृहों... भामिनीमण्डल्ं वा | 
नृपतिमधुरमेत्यं चेतरत्सव मेतत्‌ 
सुलूममिद्द जनानां दुलेभ॑ बोधिरत्नम्‌ ||२१८॥ 


जगति सुखदवोधिं रत्नमासाद्य भाग्यादू 
विषयतरलशाते र|ज्जन यत्तु पुंसाम्‌ । 

भवति . तदिह तेपामात्यतागविंतानां 
मलयजतरुदाहो भस्मपुन्नाय.. पुंसाम्‌ ॥२१९॥ 


विषयजचलसोख्यादाप्लुननू ना विराम 
न खलु न खलु शीघ्र हथेति सस्यक्‌ समाधिम्‌ । 
भवत्ति च सुसमाघो बोधिकामः फलाढ्य- 
स्तदिति झगिति नित्य चीयतां ओः समाधि: ॥२१० 


३०८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


य इति जगति नित्यं चिन्तयेदू बोधिरत्नं 
प्रबलतरसुभागाग्मापणीयं जन सः | 
कंथमपि किल लब्धं॑ घोधिरत्न॑ प्रयत्ने। 
सततमिह समग्र पालयेत्तचदृष्यया ॥२२१॥ 


अर्थ--है प्राणियों | यह समस्त ससार सब ओरसे अनन्त स्थावर- 
जीवोके समूहसे भरा हुआ है। इसमे द्वीन्द्रियादिककी प्राप्ति होना 
समुद्रके तलभागमे पडे हुए रत्नकी प्राप्तिके समान कष्टसाध्य है ॥२१४॥ 
विकलबत्नय जीवोंके समूहमे पब्चेन्द्रियपर्यायकी प्राप्ति गुणरूपी मणियोंके 
समूहमें कतज्ञतागुणके समान नानाप्रकारके कठिन प्रयत्नोसे कभी सभव 
है और वह भी ससारके मध्यमें किन्‍्ही जीवोको ही होती है, सबको नही 
॥२१५॥ जिस प्रकार मनुष्योकी भीडमे उत्तम मणिका मिलना कठिन है 
उसी प्रकार सर्प, मृग तथा गवय आदि पम्चेन्द्रिय जीवोके मध्यमे मनुष्य- 
भव सब भोरसे अत्यन्त कष्टसाध्य है। वह मनुष्यभव प्राप्त होकर यदि 
नष्ट हो जाता है तो उसका पुन्र प्राप्त होना जले हुए वृक्षका फिरसे 
उसी वृक्षके रूपमे उत्पन्त होनेके समान दु खसाध्य है ॥२१६॥ यदि 
कमंकी हानिसे वह मनुष्यभव मिल भी जाता है तो पज्चेन्द्रियोके विषय, 
इन्द्रिय, गोत्र ओर नीरोगता आदि इस पृथिवीमे बहुत अधिक दु खदायक 
प्रयत्नो्त प्राप्त होते हैं और यह सब भी मिल जाचें तो सुखदायक जिन- 
धर्मका मिलना कष्टल्य है ॥२१७॥ अथवा उत्तम कुछ, बल आदिक, 
देव और तागेन्द्रोके भोग, प्रचुरधनका समूह, स्त्रियोका समूह, राजाओकी 
मधुर मित्रता तथा भौर भी सब कुछ मनुष्योको सुलभ है परन्तु वोधि- 
रूपी रत्नकी प्राप्ति दुलंभ है॥ १८॥| इस जगतमे सुखदायक बोधिरत्नको 
पाकर विषयजनित नश्वर सुखमे पुरुषोका जो अनुरक्त होना है वह 
धनाव्यताके अहकारी मनुष्योका भस्मसमूहके लिए चन्दनवृक्षके जलानेके 
समान है ॥२१९।॥ यदि कोई मनुष्य बिषयजन्य चज्न्चल सुखसे विरक्तिको 
भी प्राप्त कर लेता है तो वह शीघ ही उत्तमसमाधिको प्राप्त नही होता 
है | चूँकि उत्तमसमाधिके प्राप्त होनेपर ही बोधिकी प्राप्ति सफल होती है 
इसलिए हे भव्यप्राणियो ! निरन्तर क्षीत्र ही उस समाधिक्री प्राप्त किया 
जाय ॥२२०॥ इस प्रकार जगतुमे जो मनुष्य प्रबलतर भाग्यसे प्राप्त होने 
योग्य बोधिरत्नका निरन्तर चिन्तन करता है वही किसी प्रकार प्राप्त 
हुए उस बोधिरत्नकी अनेक प्रयत्नों द्वारा यथार्थरूपमे पुर्ण रक्षा कर 
सकता है। भावाथं--परपदार्थत्रे भिन्‍्त और स्वकीय गुणपर्यायींसे 


अष्टमो मयूख: ३०६, 


अभिनन ज्ञाता द्रष्टा स्वभाववाले आत्मस्वरूपमे अभिरुचि तथा लीनता 
होना बोधि कहलाती है। इसकी दुलभताका जो मनुष्य निरन्तर विचार 
करता है वही इसकी परमार्थसे रक्षा कर सकता है ॥२२१॥ 


धर्मभावना-- 

भवजलधितलादः  प्राणिनो मोक्षमध्य 

घरति भवति धर्मोष्सौ जिनेन्द्रेः प्रमीतः | 
स॒ व शुभतमदृष्टिज्ञानवृत्तप्रभेदात्‌ 

ज्िविध हृह समुवतो5य॑ सुनीन्द्रेमंहद्धि! ॥२२२॥ 
जगति यदिह चिन्तारत्नमस्ति प्रसिद्ध 

तदपि जनचयेना&चिन्त्यमानं ददाति | 
अभिलषितफलालीं कल्पवृक्षीडषपि. तद्वत्‌ 

फलमयि खल दातु कल्प्यमानः सुशक्‍्तः ॥२२२॥ 
सुरभिरपि जगत्यां कामदा या प्रसिद्धा 

सुरवरनिकरेणा&5कास्यमाना. सदेन्यम््‌ | 
प्रभवति फलपुञ्ज॑ सापि दातु सुराणा- 

मयमिह  जिनधर्मोष्पार्थित! कामदस्तु ॥२२४॥ 
अभिलपसि यदि त्व मुक्तिकान्तापतित्व 

हमिलषसि यदि त्वं सेन्द्रनागेन्द्रसोख्यम्‌ । 
अभिलपसि यदि त्व॑ चक्ररत्नाधिपत्वं 

तदिह जिनपधमंश्चीयतां चेतसा भो। ॥२२७॥ 
इति य इह पृथिव्यां शर्मद जेनधर्म 

ह्यकुटिलहृदयेनाजस्रमाचिन्तयन्ति | 
लघु भवति च॒ तेषां धीरता स्वात्मधर्म 

भवति पुनखाप्तिमेल्िसौरूयस्थ नूनम्‌ ॥२२६॥ 
अर्थ--जो जीवोको संसार-समुद्रके तलभागसे निकाल कर मोक्षके 


मध्यमे धर दे--पहुँचा दे, जिनेन्द्र भगवानने उसे धर्म कहा है । वह धर्म 
इस जगतुमे सम्यग्दर्शंन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रके भैदसे महा- 


३१० सम्यक्त्व-चिन्तार्माणः 


मुनियोके द्वारा तीन प्रकारका कहा गया है ॥२२९२॥ इस जगतृमे जौ 

चिन्तामणि प्रसिद्ध है वह जनसमूहके द्वारा चिन्तित होनेपर ही देता है। 
उसी प्रकार कल्पवृक्ष भी याचित होनेपर अभिलषित फलसमूहको 
देतेके लिये समर्थ होता है | पुथिवीमे जो कामधेनु प्रसिद्ध है वह भी जब 
देवसमूहके द्वारा दीनतापूर्वक याचित होती है तभी देवोको फलूका 
समूह देनेमे समर्थ होतो है। परन्तु जिनेन्द्रधमं प्रा्थंनाके बिना ही वाछित 
फलको देनेवाला है ॥२२३-२२४॥ हे प्राणी | यदि तू मुक्तिकान्ताके 
स्वामित्वको चाहता है, यदि तू देव और धरणेन्द्रके सुखको चाहता है 
और यदि तू चक्ररत्नके स्वामित्वको चाहता है तो इस जगत्‌मे हृदयसे 
जिनघमंका सचय किया जाय ॥२२५॥ इस प्रकार इस पृथिवोपर जो 
सरल हृदयसे निरन्तर सुखदायक जेनधर्मका चिन्तव करते हैं उत्तकी 
शीघ्र ही स्वात्मधमंमे स्थिरता होती है और उसके फलस्वरूप उन्हे 
निरचयसे मोक्षसुखकी उपलब्धि होतो है ॥२२६॥ 


भावनातओोका फल-- 
भावना सुनिभिशद्लेता भाषिता। स्रिसाषिता।। 
प्क्तिकान्तासमासज्धे दुतीतुल्याः प्रकीतिताः ॥२२७॥ 
अथं--मुनियोके द्वारा चिस्तवन की हुई ये ऋषिप्रणीत बारह भाव- 
नाएँ मुक्तिरूपी कान्ताका समागम करानेमे दूतीके तुल्य कही गई हैं 
॥२२७॥ 
आगे संवरके साधक परिषहजयका वर्णन करते है-- 
संवराध्वदृढ़ी माव-निजराथ प्ुनीरषरें! । 
परीषद्ाश्च॒सोढव्याः ध्षुधाद्या इथग्रविंशतिः ॥२२८॥॥ 
अर्थ--सवरके मार्गमे दृढ रहने तथा कर्मोकी निर्जरा करनेके लिये 
मुनिराजोको क्षुधा आदि बाईस परीषह सहन करना चाहिये ॥२२८॥ 
क्षुधापरीषहजय-- 
साधोः श्षुत्षामकण्ठस्थ ताम्यतो ब्रतमण्डलेः । 
भ्रक्तपूर्वस्थ. भोज्यस्यास्मरतो पैर्यशालिन ॥२२९॥ 
भ्रुञ्जानस्थानवरतं वेराग्यास्तमोजनम्‌ । 
शस्यते तपसो देतुः ध्षुदृवाधाविजयो जिने। ॥२३०॥ 


अष्टसो मयूखः ३११ 


अथ--जिनका कण्ठ क्षुधासे कृश हो गया है, अनेक ब्रतसमूहोसे जो 
कायक्लेशको प्राप्त हो रहे है, पहले भोगे हुए भोजनका जो स्मरण नही 
करते हैं, जो धेय॑से सुशोभित है, और जो निरन्तर वेराग्यरूपी अमृतमय 
भोजनका उपभोग कर रहे है ऐसे साधुके जिनेन्द्र भगवानूने तपका कारण- 
भूत क्षुधापरिषहजय कहा है ॥२३९-२३०॥ 
तृषापरिषह्ृजय-- हे 
चण्डभानुसमुत्तप्तदेहयष्टेरनारतस्‌ 5 
भ्रमतर्चण्डदेशेषृपवासादिविधा यिनः ॥३३१॥ 
तृषया शुष्ककण्ठस्य यतेः सम्यक्त्वशालिन। |. 
तां प्रत्यचिन्तनं प्रोक्‍्तम्ुदन्‍्याजयनं जिने; |२३२॥ 
अथं--जिनका शरीर सुयंसे सत्तप्त हो रहा है, जो निरन्तर गर्म 
देशोमे विहार करते हैं, जो उपवासादि करते है तथा प्याससे जिनका 
कण्ठ सूख गया है ऐसे सम्यग्दृष्टि मुनिका उस प्यासकी बाधाका विचार 
नहीं करता ,जिनेस्रभगवानके द्वारा तृषापरिषहजय कहा गया है 
॥२३१-२३२॥। 


शोतपरिषहजय -- 
हिमानीपातचन्द्रा भी भूतकान नस चये | 
दरिद्रहन्द्रदन्‍्तीयकटात्कारकरम्बिते ॥२३३॥ 
हेमन्ते . वीतवस्त्रस्य सरित्तीरनिवासिनः । 
महावीरस्यसंभिक्षोः शलाध्यते शीतसंजयः ॥२३४॥ 
अर्थ--बर्फके पडनेसे जब वनोका समूह चन्द्रमाके समान सफेद हो 
रहा है और जो दरिद्र स्त्री-पुरुषोके दातोकी कटकट आवाजसे व्याप्त है 
ऐसी हैमनत ऋतुमे नदीके तटपर निवास करने वाले महाशक्तिशाली 
दिगम्बर साधुका शीतपरिषहजय प्रशसनीय होता है ।२३३-२३७॥ 
उष्णपरिषहजय--- 
ग्रीष्पाकतापसंजीर्ण पत्रपादपराजिनि ५ 
दवदावशिखादीप्ते निदाघे. चण्डमारुते २३५) 
नेकोपवाससंभूतपित्तकोपततेयतेः | 
अग्निकल्पशिलापुष्ठश्तैका सनशालिनः '॥२३६॥ 


३१२ सम्पप्रच-सिन्तामणि: 


आतापनादियोगेन रुद्रकर्म चयागते; | 
उष्णवाधाजयोब्जस्यो गीयते जिनग्ररिभिः ॥२३७॥ 
अर्य- ग्रीप्मकतुफे सूर्य सम्बन्धी सतापसे जीर्ण प्रवाछे वृल्लोंके 
द्वारा जो सुणोशित है, जो दाबानलकी ज्वालाओमे देद॑।प्यमान है तथा 
जिसमे गर्म छू चल रहो है ऐसे गीप्मकालमे अनेक उपवासोंके करनेसे 
जिनका पित्त भदक उठा है, जो अग्नितुल्य शिलातऊझूपर एकासनेसे 
धुणोमित हैं, तथा आतापनादि योगफें द्वारा जिन्होंने कर्मंसमूहका 
आलज़व रोक दिया है ऐगे मुनिके जिनेन्द्र भगवानूनें श्रेप्ठनम उष्णपरिपह- 
जय बहा है ॥२३५-२३७॥ 
इंशसद्फपरिषपहजप-- 
नतनाव्दमहानादत्रस्तभीरुफचेतसि ॥ 
सलिलासारसंछन्नगगनामीगशोमिनि ॥२३८॥ 
फाले जलदजालानां पृश्षमुलनिवासिनः | 
चलत्पादपपत्राली पतत्पानीयणीकरे' ॥२३९॥ 
शीतरुद्भृतरोमाश्रप्रास्वितस्य महामुने: । 
पृर्िचकेदन्दशूकारे मं शका्े एच जन्तुमिं: [३१४०॥ 
दष्टदेहस्य तद्वाधाईचिन्तन॑ मुनिसम्भत्तः । 
उकतो दंशमशकादेबाधाया विजयो किनेः ॥२४१॥ 
अर्थ--नवीन मेधोकी महागजंनासे जब भीर मनुष्योका चित्त भय- 
भीत हो रहा है और जलकी मूरालाधार वर्षसिे आच्छादित गाकाशके 
विस्तारसे जो सुशोभित है ऐसे वर्षाकालमे जो वृक्षोंके नीचे निवास कर 
रहे है, वृक्षोके हिलते हुए पत्रसमूहसे टपकनेवाली पानीकी ठण्डी बूँदोसे 
उत्पन्न हुए रोमाञ्चोसे जो सुश्ोभित हैं तथा विच्छू, साँप और मच्छर 
आदिसे जिनका शरीर डशा गया है ऐसे महामुनिका उस वाधाका 
विचार नही करता जिनेन्द्रभगवानुके द्वारा दशमशकपरीषहजय 
कहा गया है। यह परिषहजय मुनियोके द्वारा मान्य है--अंर्थीत्‌ मुनि 
इसे सहप॑ सहन करते हैं ॥२३८-२४१॥ 
नाग्न्यपरिषहजय-- वि 
ग्रन्थसम्बन्धमुक्तस्य प्रह्मतय विभासिनः । 


तदात्वोत्पन्नबालस्थेवातिनिर्मलवेतस ॥२४२॥ 


अंष्टसी मयूँसः ३१३ 


जितचित्तविकारत्वाल्लंलनालूतिका सदा । 
निन्‍्धया भावयतो भिक्षोरपवर्गामिलाषिण/ ॥२४३॥ 
भवभोगशरीरेभ्यो विरक्‍्तस्थ  प्रशस्यते | 
नोग्न्यवांधाजयः सद्धिराखवत्कमंरो धकः ॥२४४॥ 
अर्थ--जो परिग्रहके सम्बन्धसे निमुक्त है, ब्रह्मचयंसे सुशौभित है, 
तत्काल उत्पन्त हुए बालकके समान जिनका चित्त निमंल है, मानसिक 
विकारोको जीत लेनेसे जो स्ज्ियोको सदा निनन्‍्द्य समझते हैं, जो मोक्षके 
अभिलाषी है तथा ससार, शरीर भौर भोगोसे विरक्त है ऐसे मुनिका 
ताग्त्यपरीषहजय सत्पुरुषोके द्वारा प्रशसनीय होता है। यह नाग्ल्य- 
परीषहजय आते हुए कर्मोको रोकनेवाला है ॥२४२-२४४॥ 
अरतिपरीषहजय-- 
वादित्र नृत्यगी तादिशून्ये शुन्यनिकेतने । 
शिलागुहाक्दम्ये बा कानने तरुकोटरे |॥२४५॥ 
वसतः सुखदुःखादी सदा माध्यस्थ्यधारिणः । 
यतेजयो5रते . प्रोक्तो जिनप्रोक्‍्तसहागमसे ॥२४६॥ 
अर्थं--जो वादित्र, नृत्य तथा गीतादिसे शून्य, सूने घरमे, पत्थरोकी 
गुफाओके समूहमे, वनमे तथा वृक्षोकी कोटरमे निवास करते हैं तथा 
सुख-दु ख आदिमे सदा माध्यस्थ्यभावकों धारण करते हैं ऐसे मुनिके 
जिनप्रणीत महागममें अरतिपरिषहजय कहा गया है ॥२४५-२४६॥ 
स्त्रीपरीषहजय-- 
मरन्दामन्दमाकन्दकुन्दकुड्सलम ब्जुले | 
निजने काननोहशे वनिताविश्रमादिभिः ॥२४७॥ 
अश्रान्तचेतसो भिक्षोमौरमारणकारिणः | 
 विजयः शस्यते सद्धि।. स्त्रीपरिषहसंहतेः ॥२४८॥ 
अर्थ--बहुत भारी मंकरन्दसे युक्त आम तथा कुन्दकी बोडियोसे 
मेंनोहेर नि्जने वनप्रदेशमें स्त्रियोके हावभाव आदिके द्वारा जिनका 


चित्त भ्रान्त नही हुआ है तैथा जिन्होंने कामको परास्त कर दिया हे ऐसे 


मुंनिका स्त्रीपरिषहजय सत्पुरुषोके द्वारा प्रशंसनीय होता है ॥२४७- 
रड्टा 


३९४ सम्यवत्व-चिन्तामणि: 


हल] चे 4 
चेत्यचत्यालयादीना वन्‍्दनादिनिमित्ततः | 
चरणावृतिशून्यस्थ चरतब्चेयंया.. सदा ॥२४९॥ 
पापाणकण्टकच्छिन्नपादयुग्मपत त्तरे | 
शोणितें रक्‍तरथ्यस्य पथ्यान्वेपणकारिणः ॥२५०॥ 
पुरानुभृतमातद्स्यन्दनादमिसश्वरम्‌ | 
स्प्नेउ्प्यस्मरतः साधोइ्चर्यादुःखनयो मतः ॥२५१॥ 
अथं--चेत्य तथा चेत्याढय आदिकी वन्दनाके निमित्त जो सदा ईर्या- 
समितिसे विहार करते हैं, जो चरणावृत्त--पादत्राणसे रहित हैं, पापाण 
तथा कण्टक आदिसे खण्डित चरणयुग्रूलभे अत्यधिक मात्रामे पडनेवाले 
रुधिरसे जिन्होने मार्गका सेचन किया है, जो आहारका अन्वेषण कर 
रहे हैं अर्थात्‌ निरवयय आहारकी खोजमे विहार कर रहे हैं और पहले 
गृहस्थावस्थामे अनुभूत हाथी तथा रथ आदि वाहनोके द्वारा होने वाले 
सचारकफ़ा जो स्वप्नमे भी स्मरण नही करते है ऐसे साधुके चर्यापरिषहका 
जीतना माना गया है ॥२४९-२५१॥ 
निषद्या परिषहृजय-- 
शाकिनीभीवहारावप्रतिध्वनितदिक्तटे | 
इमशाने, सिंहशादलविपमारावसभृते ॥२५२॥ 
कान्तारे, शुन्यसवासे गहरे तरुकोंटरे । 
वसतो. विविधव्याधासहने. धीरचेतसः ॥२५३॥ 
वीरकोदण्डदण्डादिनिपदा बहुदु/!खदाः । 
साधोध्नतवतः . स्वात्म्यसौख्यसभारशोभिन. ॥२५४॥ 
तदुबाधाईचिन्तन सद्यो मुक्तिदो मुनिसम्मत । 
निषद्याद!ःखविजयः श्लाध्यते वरत्ूरिभिः ॥२५५॥ 


अर्थ--शाकिनियोके भयोत्यादक शब्दोकी प्रतिध्वनिसे जिसमें 
दिद्ाआके तट गूज रहे हैं ऐसे श्मशाचमे, सिंहो तथा व्याप्नोंके विषम 
शब्दोसे परिपुर्ण बनमे, निजंत मकानमे, गुफामे और वृक्षोकी कोटरमे जो 
निवास करते हैं, विविध प्रकारकी बाधाओके सहनेमे जिनका चित्त धीर 
है, जो वीरासन, धनुरासन अथवा दण्डासन आदि कष्टदायक आसनोको 


अष्टमी मयूख: ३१५ 


धारण कर रहे हैं तथा जो स्वात्मसुखक्रे समूहसे सुशोभित है ऐसे साधुका 
उन सब वाधाओंका चिन्तन नही करना उत्तम आचायोके द्वारा निषद्या 
परीषहजय प्रशशित किया जाता है। यह निषद्यापरिषह शीघ्र ही मुक्तिको 
देनेवाला है तथा मुनियोके लिये अत्यन्त इष्ट हैं २५२-२५५॥ 


शय्पापरिषह्दृजप-- 


शास्त्रपाठाध्वसंचारसंजातश्रमखेदिनः । 
शर्कराकण्टकाकीणें.. भूप्रदेशेषजने.. निशि ॥२५६।॥ 

एकपारवेंण मोहर्ती निद्रां प्राप्तततो यते. । 
प्रवाधां तत्कृतां शान्त्या सहमानस्य भूतले |।२५७॥ 

शय्याबाधाजयो नित्यमाखवत्कमवारकः । 
गदितो गदितग्रन्थेनिग्रन्थेजिनसूरिभिः ।।२५८॥ 
' अर्थ--शास्त्रस्वाध्याय अथवा मार्गमे चलनेके कारण उत्पन्त थकावटसे 
जो खेदयुकत है, कछ्भूण त्था काटोसे व्याप्त विजन भूखण्डमे जो रात्रिके 
समय एक करवटसे मूह॒तंव्यापिनी निद्राको प्राप्त है तथा पृथिबीतलपर 
उसके द्वारा की हुई बाधाकों जो शान्तिसे सहन कर रहे हैं ऐसे मुनिके 
शय्यापरिषहजय अनेक ग्रन्थोके रचयिता निग्न न्थ जेनाचार्योके द्वारा कहा 


गया है।, यह शय्यापरिषहजय निरन्तर आनेवाले कर्मोको रोकने वाला 
है ॥२५६-२५८॥ 


आक्रोशपरिषहजय--- 


भिथ्यादशनसंदुष्तदुष्टमानववर्णितग््‌ | 
अवज्ञाभत्स नानिन्दासभ्यवाचाकदम्बकस्‌ ॥२५९॥ 
शुण्चतोषपि. तदर्थेषु. न समाहितचेतसः । 
सहसा तत्म्रतिब्याधं कतुं शक्सुवतो5षपि च ||२६०॥ 
अभिचिन्तयतो नित्य विपाक॑ पापकर्मणास । 
ततोष्नुष्ठानसंलीनमानसस्य महायते। ॥|२६१॥ 
कषायगरलाभावोी. हृदय्े किक गीयते | 
जयो हृथाक्रोशबाघाया आत्मशौचविधायकः ॥॥२६२॥ 


३१६ सम्यक्त्व-चिन्ताभमणि 


अर्थ--मिथ्यादशंनसे गवित दुष्ट मतुष्योके द्वारा कहे हुए अनादर 
तिरस्कार और निन्दारूप असम्य वचनोके समूहको सुनते हुए भी जिनका 
चित्त उन शब्दोके अर्थमे सलग्न नही होता है, जो उनका प्रतिकार करनेके 
लिये तत्काल समर्थ होनेपर भी जो निरन्तर पापकर्मोके विपाकका हो 
विचार करते हैं भौर तपके अनुष्ठानमे जिनका चित्त सलीन है ऐसे 
महामुनिके हृदयमे जो कषायरूपी विपका अभाव रहता है आर्थाव्‌ उन्हे 
क्रोध उत्पन्त नही होता है वह आत्मशुद्धिको करने वाला आक्रोशपरि- 
पहजय कहलाता है ॥२५९५-२६०॥ 


वधपरिषहजय-- 
रथाइखड्डकोदण्ड दण्ड मुद्गरता उ ने: । 
ताब्यमानशरीरस्य व्यापादकशरीरिषु ॥२६३॥ 
अकुवतों.. मनोदुःख .. मनागपिकदाचन । 
पूर्वोपार्जितदुष्कर्म फलमेतत्समागतम्‌ ॥२६४॥ 
इसे वराकाः कि कुसुरीस्वरस्थ ममात्मनः । 
वपुरेतत्क्षीणरोचिः क्षणरोचिरिवाचिरस्‌ ॥२१५॥। 


दर्शनज्ञानचास्त्रिसुखवीर्या दिसदूगुणाः । 
न हन्यन्ते कदाप्येतेमंधा कि स॒त्युविन्तनें ॥२६६॥ 


एवं चिन्तयतः साथो। सर्चेत्र समदर्शिन । 
वधव्याधक्षमा. दु खक्षमः.. बरिभिरुच्यते ॥२३६७॥ 


अथ॑--चक्र, कृपाण, धनुष, दण्ड और मुद्गरोके प्रहारसे जिनका शरीर 
पीडित हो रहा हैं फिर भी जो मारने वालोके ऊपर मनमे कभी थोडा 
भी दुख नही करते हैं । किन्तु यह विचार करते हैं कि यह मेरे पुर्वोपाजित 
पापकर्मका फल आया है। ये वेचारे सामथ्य॑वन्‍्त मेरी आत्माका क्या 
कर सकते हैं। यह शरीर विजलीके समान शीक्र ही नष्ट हो जानेवाला 
है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख और बीर्य आदि समीचीन युण इनके द्वारा 
नष्ट नही किये जा सकते | इसलिये व्यर्थ ही मृत्युकी चिन्तासे क्या छाभ 
है। ऐसा विचार करनेवाले सर्वसमदर्शो साधुका वधपरिषहजय हु ख- 
संहँर्न करनेमे शमर्थ आचार्यकि द्वारा कहा जाता हैं ॥२६३-२६७॥ 


अष्टमी मयख. ३१७ 


याचनापरीषहजय-- 
तपोष्नुष्ठानलीनस्थ तपोभावनया सदा | 
निःसारीकृतदेहसर्य दावदग्धतरोरिव ।॥२६८॥ 
शिरालदेहयन्त्रस्य श्षुधाक्षीणायुपोडपि च। 
आहारभेपजादीन्ययाचमानस्य कुत्रचित्‌ ॥२६९॥ 


भिक्षाकालेईपि शम्पावद्‌ दुलेक्ष्यवपुपो मुनेः । 
याचनादुःखविजयः शस्यते  शस्तसूरिभिः ॥२७०॥ 
शर्थ--जो सदा तपकी भावनासे तपके अनुष्ठानमे लीन रहते है, 
जिनका शरीर दावानलसे जले हुए वृक्षेके समान साररहित हो गया है, 
जितका शरीररूपी यन्त्र उभरी हुई नसोसे व्याप्त है, क्षुधासे क्षीणायु 
होनेपर भी जो आहार तथा औषध आदिकी कही याचना नही करते हैं 
और चर्याके कालमे भी जिनका शरीर विजलीके समान कठिनाईसे दिखाई 
देता है ऐसे मुनिका याचनापरिषहजय प्रणस्त आचार्योके द्वारा प्रशसनीय 
होता है २६८-२७०॥॥ 
अलाभपरोषहजय--- 
वातस्पेवातिसद्भस्थानेकदेशविहा रिण; | 
वाचयमस्य सन्तोपसुधास्वादपटीयस; ॥॥२७१॥ 
सकृत्स्वविग्रह्यलोकमान्नतन्त्रस्य वासरे । 
एकक्ृत्वः करहन्द्रपात्रेडतिस्वल्पमोजनम्‌ ॥२७२॥ 
भ्रुज्जानस्य महाभिक्षोभिक्षां वहुदिनेष्वपि | 
अनवाष्याप्यसक्लिष्टचेतसश्चितसद्गुणम्‌ू. ॥२७३॥ 
अलाभबाधाजयनं चयन. सौख्यसन्ततेः । 
प्रशस्यते। सदा सह्डिनिजीर्णाखिलकर्मकम्‌ ॥२७४॥ 
अर्थ--जो वायुके समान ति सज्भ हैं, अनेक देशोमे विहार करनेवाले 
हैं, मोनसे रहते है, सन्‍्तोषरूपी सुधाका स्वाद लेनेमे अत्यन्त चतुर है, 
एक बार अपने दरीरका आलोकन कराते हैं अर्थात्‌ आहारके लिये किसीके 
घर बार बार नही जाते है, दिनमे एकवार करयुगलरूपी पात्नमे अत्यन्त 
अल्प भोजन करते है और बहुत दिचोमे भी भिक्षाके न मिलते पर भी 
जिनके चित्तमे कुछ भी सवलेश उत्पर्त नही होता है उन महामुनिके सुख- 


श्ष 


३१८ सम्यक्त्व-चिन्ताभणिः 


समूहकोी सचित करने वाला एवं चेतनके सदृगुण रूप अलाभपरिषहजय 
/सैंदा सत्पुरुपोके द्वारा प्रशमनीय होता है। यह अलाभपरीपहजय समस्त 
कर्मोकी निजरा करनेवाला। हैं ।।२७२-२७५ |। 


रोगपरिषहजय-- 
विरुद्भाह रपानादिसेवनादिनिमित्ततः | 
वातादिरोगसपघाते सजातेहपि कलेवरे ॥२७५ 
जल्लमल्लोपधित्राते सत्यपि._ रोगवारणे | 
शरीरत्यक्तमोहर्य प्रतिकारानपेक्षिण: ||२७६॥। 
महामुनेमेहाधेयशालिनः क्षमतापते! | 
अभिहितं रुजावाधासहन॑ स्रिसंचये ॥२७७॥ 


अथं--विरुद्ध-आहार-पानादिसेवनके निमित्तसे वात आदि रोग- 
समूहके हो जानेपर भी तथा रोगको दूर करनेवाली जल्लमल्लौषधि 
आदि ऋद्धिसमूहके रहते हुए भी जिन्होंने शरीरमे मोह छोड दिया है, 
जो प्रतिकारकी अपेक्षा नही रखते हैं, महान धेयँसे सहित हैं तथा सब 
प्रकारकी सामथ्य॑ंसे सहित हैं ऐसे महामुनिके रोगपरिषहका जीतना 
आचायेके समूहने कहा है ॥२७५-२७८॥ 
तृणादिस्पश्शंपरिषहजय-- ५ 
शकरामसत्तिकाकाष्ठतृणकण्टकशुलकेः | 
छिन्नेषपि पादयुगले. तत्रानासक्तचेतस; ||२७८।। 
चर्य्याशय्यानिषद्यास॒ हरतः . प्राणिपीडनस्‌ । 
यतेस्तृणादिसंस्पशबाधाया. विजयो. मत) ॥२७९॥ 
अर्थ--छोटे छोटे कद्धूण, मिट्टी, काष्ठ, तृण, कण्टक तथा शूलके 
द्वारा चरणयुगलके छिन्तभिन्‍न हो जानेपर भी उस ओर जिनका चित्त 
आसकत नही है तथा जो चर्या, शय्या और निषद्यामे प्राणिपीडाका 
परिहार करते हैं ऐसे मुनिके तृणादिस्पशंपरिषह्ृका विजय माना गया 
है ॥२७९-२८०॥ 
सलपरिषहजय-- 
ग्रीष्मग्रीष्मांशुसन्तापजनितस्वेदबिन्दु भिः | 
संसक्तघलिपुज्जस्य सिध्मकण्ड्वादिखेदिनः ॥२८०॥ 


अष्टमो मयुख' ३१९ 


विग्रहे वीतमोहत्वादस्नानव॒तधारिण:ः । 
ज्ञानचारित्रदृष्ट्यादिशीततोयावगाहने: ॥२८ १॥ 
कमपड्नापहाराय नित्यमरुद्यतचेतसः । 
आख्यायते मलब्याधसहनं॑ यतिभूपते ॥२८२॥ 
अर्थ--प्रीष्म ऋतुसम्बन्धी सुर्यके सत्तापसे उत्पन्न पसीनाकी बूँदोसे 
जिनके धूलिका समूह लग गया है, जो सेहुआ तथा खाज आदिके खेदसे 
युक्‍त हैं, शरीरसे निर्मोह होनेके कारण जो अस्नानका ब्रत धारण करते 
है अर्थात्‌ जिन्होने जीवनपर्यन्तके लिए स्तानका त्याग कर दिया है और 
सम्यग्दशंत, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र आदि गुणरूपी शीतलू जलके 
अवगाहनके द्वारा जो कमंरूपी पद्धूकों दूर करनेके लिए उद्यत चित्त 
रहते है ऐसे मुनिराजके मलपरिषहविजय कहा जाता है ॥२८१-२८३॥ 
सत्कारपुरस्फारपरिषहजप-- 


महातपस्विनः साधोन्नक्नचययुतात्मनः । 
.. परवादिमदेभालीक्रुद्धवारणवैरिण; ॥२८३॥ 
. असत्कारपुरस्कारे लेशमात्रमखिद्यतः । 


गीयते खलु मत्कारपुरस्कारव्यथाजयः ।|२८४॥ 
अर्थ--जो महातपस्वी हैं, जिनकी आत्मा स्वरूपरमणरूपी ब्रह्मचर्यंसे 
सहित है, जो परवादीरूपी मदोन्मत्त हाथियोके लिए कऋुद्ध सिंह हैं तथा 
सत्कारपुरस्कारके अभावमे जो रज्चमात्र भी खेद नही करते है ऐसे 
साधुके सत्कारपुरस्कारपरिषहजय कहा जाता है ॥२८४-२८५॥ 
प्रशापरिषह्जय-- 


अद्भपूर्वांदिविज्ञस्थ शब्दन्यायादिवेदिनः । 
शारदाकेलिगेह स्य सथितग्रन्थतोयघे; ॥॥२८७॥ 
तपोथ्लुष्ठानदक्षस्य गर्वानुत्पत्तिरंशतः । 


प्रशावाधाजय.._ साधो शस्यते वरसूरिभि. ॥२८६॥ 
अर्थ--जो अज्ज-पूर्वादिके ज्ञाता हैं, व्याकरण तथा न्याय आदि 
शास्त्रोके वेत्ता है, सरस्वतीके क्रीडामन्दिर हैं, शास्त्ररूपी सागरका मन्थन 
करनेवाले हैं, ओर तपश्चरण करनेमे समर्थ हैं ऐसे साधुके अशमात्र 


अहकारका उत्पन्‍्त नही होना उत्तम आचार्योके द्वारा प्रज्ञापरिषपहजय 
कहा जाता है ॥२८६-२०७॥ 


३२० सम्यक्त्व-च्रिन्तामणि 


अज्ञानपरिषहुजय-- 
अविज्ञोज्य पशुश्रर्यो नेव जानाति किब्चन । 
इत्याथवक्षेपपच;।. सहसानस्थ नित्यशः ॥२८७॥ 
साधोस्तपस्विनर्चेतःसंक्लेशानुदयः क्वचित्‌ । 
अजशञानवाधाविजयो. गीयते . प्लुनिमण्डले! ॥|२८८॥ 
अरथ॑ं--यह अज्ञानी है, पशुके समान है, कुछ भी नही जानता है 
इत्यादि तिरस्का रके वचन निरन्तर सहन करता है फिर भी जिसके कही 
मानसिकक्लेश उत्पन्त नही होता उस तपस्वी साधुके अशानपरीषहजय 
मुनिसमूहके द्वारा कहा जाता है ॥२८८-२८९॥ 


अद्शनपरिषहजय-- 
बराग्यभावनायत्तहद्यस्य तपस्विन) । 
ज्ञाताखिलपदार्थस्य धर्मनिष्णातसन्मते! ।।२८९॥| 


चिसप्रवजितस्थापि ममाद्यापि. महस्विन। | 
विज्ञानातिशयः कश्चिन्नोत्पन्न सुखदो हवि ॥२९०॥ 
व्यर्थेय सर्वथा दीक्षा विफर्ल ब्रतपालनमू । 
इत्येबमादिचिन्तामिदृरगस्य महाम्नने. ॥२९१॥ 
दशनशुद्धिसंयोगादू विमलीकृतचेतसः । 
के बे 
जयो5दर्शनदुःखस्थ कथ्यते.. मुनिसत्त्म ॥२९२॥ 
मर्थ--मेरा हृदय वेराग्यभावनाके अधीन रहता है, मैं तपस्वी हूँ, 
समस्त पदार्थोको जानता हूँ, मेरी बुद्धि धर्मेमे निष्णात है, मुझे दीक्षा 
लिए हुए बहुत समय हो गया और मैं बडा प्रतापी हूँ फिर भी मेरे पृथिवी- 
पर सुखदायक कोई भी विज्ञानका अतिशय ग्रकट नही हुआ है इसलिये 
यह दीक्षा सवंथा व्यर्थ है, और ब्नतोका पालन करना निष्पुछ है इस 
प्रकारके विचारोसे जो दूर रहते है तथा सम्यग्ददंनकी विश्युद्वताके योगसे 
जिनका हृदय निमंल है ऐसे महामुनिके अदर्शनपरिपहजय श्रेष्ठ मुनि- 
राजीके द्वारा कहा जाता है ॥२९५० रण्शे। 
आगे प्रिषहोके कारण तथा स्वामीका वर्णन करते हैं-- 
चारित्रमोहतो नाग्स्यनिषद्याक्रोशयाचनाः | 


स्त्रीसत्कारपुरस्कारारतयश्च॒ भेपन्ति ते ॥२९३।। 


अष्टमो सयूख* ३२१ 


अदर्रनं भवेद्‌. दृष्टिमोहतोष्लाभसंज्ञकः | 
अन्तरायोदयात्‌ प्रज्ञाज्ञाने. ज्ञानावृतेस्तथा ।२९४।॥ 
शेषाश्च वेदनीये स्युरंकादश हि वेदनाः | 
एकोनविंशतेभाज्या. एकाग्राश्वेकदा नरे ॥२९५॥ 
' » एकादश जिने प्रोक्ता वेदना जिनभानुना। 
बादरसाम्पराये तु सर्वा अपि भवन्ति ता; ॥२९६॥ 
सुश्मादों साम्पराये च छत्नस्थे बीतरागके | 
उपद्रवाः पग्रकथ्यन्ते च॑त्वारों दश चापि ते ॥२९७॥ 


अर्थ--चारित्रमोहके उदयसे नाग्न्य, निषद्या, आक्रोश, याचना, स्त्री, 
सत्कारपुरस्कार भौर अरति परिषह होते है ॥२५२॥ दर्शानमोहके उदयसे 
अदर्शन, अन्तरायके उदयसे अलाभ, ज्ञानावरणके उदयसे प्रज्ञा और 
भज्ञान तथा वेदनीयके उदयसे शेष ग्यारह--आर्थात्‌ क्षुधा, तृषा, शीत, 
उष्ण, दशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मलपरिषह होते 
है। एक साथ-एक कालमे एक मनुष्यके एकसे लेकर उन्‍नीस तक परिषह 
होते हैं। भावाथ--चर्या, निषद्या और शब्या इन तीनमेसे एक कालमे 
एक ही होता है। इसी प्रकार शीत और उष्णमेसे एक कालमे एक ही 
होता है, अत तीन कम हो जानेसे उन्‍तीस तक परिषह हो सकते हैं । 
इससे अधिक नही ॥२५३-२०४।॥ जिनेन्द्ररूपी सुने अरहन्त भगवानूके 
वेदन्ीयके उदयमे होनेवाले ग्यारह परिपह कहे है। बादरसाम्पराय 
अर्थात्‌ छठवेंसे लेकर नौवें गुणस्थान तक सभी परिषह होते हैं । सुक्ष्म- 
साम्पराय और छद्मस्थ वीतराग अर्थात्‌ ग्यारह॒वें बारह॒वें गुणस्थानमे 
चौदह परिषह॒ कहे गये हैं। वे चौदह परिपह इस प्रकार है--अलाभ, 
दय्या, वध, रोग, चर्या, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, प्रज्ञा, अज्ञान, मल, 
तृणस्पर्श और दशामशक । भावायं--अरह॒त भगवानुके जो ग्यारह परि- 
षह कहे गये है वे असातावेदनीय कर्मका उदय रहनेसे कहे गये है। मोह- 
का अभाव हो जानेके कारण इन ग्यारह परिषहोसे कोई कष्ट नही होता 
ओर न उनके अनन्त सुखसे कोई बाधा ही आती है ।॥२०५-२९०७॥ 





१ अलाभशय्यावधरोगचर्याक्षुपरातृपाशीतनिदाघजाता' । 


प्रज्ञामज़ाज्ञानतृणादिसजसु दशदशादिभवाइच बाघा ॥१॥ 
२१ 


३२२ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


आगे सवरका कारण जो चारित्र है उसका वर्णन करते हैं-- 
सामायिक॑ च छेदोपस्थापना परिहारकः । 
सक्ष्मस्तथा यथाख्यातं पन्‍्चेते सयमा मताः |२९८॥ 
ण्‌्ते समुक्तप्व॑त्वात्संयममार्गवर्णने । 
पुनरत्र न वण्यन्ते पुनरुक्तिप्रस्ृतः |२९९॥ 
अरथ--सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सुक्ष्मसाम्पराय 
भौर यथाख्यात ये सयमके पाँच भेद माने गये है। इन सबका स्वरूप 
पहले सयममागगंणामे कहा जा चुका है इसलिये पुनरुक्तिके प्रसद्भसे यहाँ 
फिरसे नही कहा जा रहा है ॥२९०-३००॥ 
आगे सवरका मभाहात्म्य कहते हुए इस प्रकरणका समारोप करते 
हक 
शादूंलविक्रोडित 
गुप्त्याद्रे: पिहितास्रव' किल मुनिर्निजी्णकर्मोच्चयः 
सद्यो याति शिव सदातनसुखं सज्ज्ञानपुश्लाचितस्‌ | 
रिकतः सवरवस्तुना नरचये देववब़जे नारके 


तियग्जीवकदम्बकेनवरतं हा हिण्डते विष्टपे ||३००॥ 
आर्या 


संसारसिन्धुतरणेष्नल्र चेतः सम्ुत्धुक यदि ते। 
यतिवर तहा॑विलम्बं स्वात्मसुपोत सुसज्जित कुरु भोः ।३० १। 
उपजाति 
मुवत्यड्नास्वसमुत्सुकं ते 
यते मनइचेदविलम्बमेव | 
आत्मानमेंते फिल. संपरेण 
र्तेन सज्जीकुरु तत्समन्तात्‌ू ॥३०२॥ 
अर्थ--जिसने गुप्ति आदिके द्वारा आख्रवको रोक दिया है तथा 
जिसके कर्ंसमूहकी निर्जरा हो गई है ऐसा मुनि शीघ्र ही शाइवतसुखतस 
सहित तथा सम्यस्ज्ञानके समूहसे पूजित मोक्षकों प्राप्त होता है। इसके 
विपरीत जो सवर पदार्थंसे रहित है वह नरसमूह, देवसमूह, तारक 


अष्टमो मयूखः श्२३े 


और तियंघ्न्च जीवोके समूहरूप छोकमे निरन्तर भ्रमण करता रहता 
हैं ॥॥३००॥ 

है यत्तिवर | यदि तुम्हारा चित्त ससारसागरके पार करनेमे निरन्तर 
उत्सुक रहता हे तो तुम शीघ्र ही अपनी आत्मारूपी जहाजको सुसज्जित 
कर लो--आख्रव रूप छिन्द्रोसे रहित कर लो ॥३०१॥ 

हे साधो | थदि तुम्हारा मन मुक्तिरूपी अद्भनाका समागम प्राप्त 
करनेके लिये उत्कण्ठित हे तो तुम शीघ्र ही इस आत्माको सब ओरसे 
सवररूपी रत्नसे अलंकृत करो ॥३०२॥ 

इस प्रकार सम्यक्त्वचिन्तामणिमे संवरतत्त्वका वर्णन करनेवाला 
अष्टम मयूख समाप्त हुआ । 


4 
४3) 


नवसो सयूखः 
अब नवम मयूखके प्रारम्भभे मगलाचरण भऔर निर्जरातत्त्वका वर्णन 
करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं-- 
भार्या 
अन्त भगवन्त॑ नत्वा नम्नंण चेतसा सततम्‌। 
तत्व गदामि किश्विन्मत्यनुसारेण निजरासज्ञम्‌ ॥१॥ 


अथं--मैं विनयपूर्ण हृदयसे अहँन्त भगवान्‌कों नमस्कार कर यथा- 
बुद्धि निर्जरातत्वका कुछ कथन करता हूँ ॥१॥ 


अनुष्ठुप्‌ 
तपसा निर्जाा चेति समुकत पूर्वसरिभिः । 
तपसामेव तद्व्याख्या क्रियतेउस्मिन्मयूखके ॥२॥| 


उपवासो5्वमौदय वृत्तिसंख्यानमेव च। 
कायक्लेशो रसत्यागो. विविकतासनर्क तथा ॥३॥ 
एतद्बाह्मतपःपटकं कर्माष्टकनिवारकम्‌ । 


मुक्तिकान्तापतित्वाय सेव्यते मुनिभिषिचस्म ॥४॥ 
अर्थ--पूर्वाचा्योति 'तपसा निर्जरा च/ अर्थात्‌ तपसे निर्जरा और 
सवर दोनो होते हैं, ऐसा कहा है इसलिये इस मयूखमें तपोकी ही व्याख्या 
की जाती है ॥२॥ उपवास, अवमौदय॑, वृत्तिपरिसख्यान, कायबलेश, 
रसपरित्याग और विविक्तशय्यासन यह छह वाह्म तप हैं। ये तप भाठ 
कर्मोंको नष्ट करनेवाले हैं इसलिये मुनियो द्वारा मुक्तिरपी कान्ताका 
स्वामित्व प्राप्त करनेके अर्थ चिरकाल तक इनकी उपासना की जाती 
है ॥४॥ 
आगे क्रमसे इन छह वाह्मय तपोका लक्षण कहते हैं-- 
शरीरमीहनाशाय कपायाग्निशमाय. घे। 
आहारविपयत्याग उपबासो निगयते ॥५॥ 


. न॑ंवसों मयूख' ३१५ 


संयमाय च सन्तोषशसस्वाध्यायसिद्धये । 
अल्पभोजनकारित्वमवमोदय मुच्यते ॥६॥ 
आशावह्िनिवृत्यथ,.. भिक्षाथ अ्मतो यतेः। 
रथ्यासोधादिसंख्यान॑ वृत्तिसंख्यानमुच्यते ॥७॥ 
देहप्रीतिविनाशाय चेतःशोधनहेतवे | 
आतापनादियोगेन कायक्लेशविधायनम्‌ ।॥|८॥ 
कायक्लेशामि॑ बोध्यं. तप। करमनिवारकम्‌ | 
अक्षदर्पप्रहाराय निद्राया.- विजयाय च ॥९॥ 
सुखस्वाध्यायसिद्धय थे मदनव्याधिहानये । 
सर्पिराद्सिसत्यागो रसत्यागः प्रकीत्यते ॥१०॥ 
मृगस्त्रीपण्टशुल्येषु शन्यागारादिधामसु । 
स्वाध्यायध्यानससिद्धथे ब्रह्मचारित्ववृद्धये ॥|११॥ 
शस्यासनादिक ज्ञेयं विविकतासनक॑ तप।। 
बाह्यद्रव्याभ्यपेक्षट्वात्परप्रत्यक्षतस्तथा ॥१२॥ 
बाहीकत्व॑ प्रवोद्धव्यमेतेषां. तपसामथो । 
अन्तरदड्भाणि गग्यन्ते सत्तपांसि समासतः ॥१३॥ 


अर्थ--शरीर सम्बन्धी मोहका नाश करने और कषायरूपी अग्निको 
शान्‍्त्र करनेके लिये जो आहार और विषयोका त्याग किया जाता है वह 
उपवास कहलाता है ॥५॥ सयमके लिये और सनन्‍्तोष, शान्ति तथा स्वा- 
धघ्यायकी सिद्धिके लिये अल्पभोजन करना अवमोदर्य तप कहा जाता है। 
भावार्थ--इसके कबल चान्द्रायण आदि भेद है ॥६॥ आशारूपी अग्तिकी 
निवृत्तिके लिये भिक्षार्थ भ्रमण करनेवाले साधुका गली तथा महल भादिकी 
संख्याका निर्धारित करना वृत्तिपरिसर्यावन तप कहा जाता है ॥ण॥ 
शरीरकी प्रीतिका नाश करने तथा चित्तको शुद्धिके निमित आतापनादि 
योगके द्वारा कायक्लेश करना कायवलेश नामका तप है । यह तप कर्मोंका 
निवारण करनेवाला है। इन्द्रियोका दप॑ नष्ट करने, निद्राको जीतने, 
सुखपुर्वक स्वाध्यायकी सिद्धि तथा कामबाधाको नष्ट करनेके लिये घी 
आदि रसोंका जो त्याग होता है वह रसपर्रित्यांग नामका तप कहा जाता 


३२६ सम्यवत्व-चिन्तामणि 


है ॥८-१०॥। हरिण, स्त्री, पशु और नपुंसकोसे रहित शूत्यागार आदि 
स्थानोमे स्वाध्याय तथा ध्यानकी सिद्धिके लिये अथवा ब्रह्मचर्यंकोी वृद्धिके 
लिये शयनासन करना विविक्तशय्यासन तप कहलाता है । ये सब तप 
बाह्मद्रव्योकी अपेक्षा रखते हैं त्तथा दूसरोको दिखाई देते हैं इस लिये बाह्य 
तप कहे जाते हैं। अब आगे सक्षेपसे अन्तरज्भ तप कहे जाते हैं ॥११-१३॥ 
आगे अन्तरद्भ तपोका वर्णन करते हैं-- 
आर्या 


प्रायश्चित्तं विनयो वेयावत्त्यं प्रचक्ष्यते सद्धिः । 


स्वाध्यायो व्युत्सगों ध्यानअ्चान्तस्तप/पटकम्‌ ॥१४॥ 

अरथ--१ प्रायश्चित्त, २ विनय, ३ वेयावृत्य, ४ स्वाध्याय, ५ व्युत्सग 

और ६ ध्यान ये छह अन्तर तप हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 
॥१४॥ 


प्रायक्ष्चित्त तप-- 
अनुष्दुप्‌ 
प्रिद्रः प्रमादेन जाताया दोषसन्ततेः । 
विशुद्धचेततआ साधोः पग्रायश्चितं सद्मच्यते ॥१५॥ 
आलोचनादिभेदेन तन्‍नवधा. विभिषते। 


आकम्पितादिभिस्तत्र दशदोपेविवर्नितम्‌ ॥१६॥ 
गुरोश्चरणयोरग्रे निजदोपनिवेदनम्‌ । 
आलोचनं तदुदुगीतमात्मशुद्धिविधायकम्‌ ॥ ९७॥ 


मिथ्यासुदुष्कृताद्यक्तेरमिव्यक्तप्रतिक्रियम्‌ । 
तपः समुच्यते सक्धिः प्रतिक्रमणसश्ञकम्‌ ॥१८॥ 
तदुभय॑ तदाख्यात संस्गे सति शोधनात्‌ । 
सुससक्ताननपानोपकरणादिविमाजनम्‌ ॥१९॥ 
आत्मशुद्धिकरः पूुंसां विवेको5य मतः सताम्‌ | 
कायोत्सर्गादिकरण च्युत्सगों हि. सम्रुच्यते ॥२०॥ 
सलक्ष्यते. तपः सद्धिरुपवासादिलक्षणम्‌ । 
दिनसप्ताहमासाधमासादीनां निगद्यते ।२१॥ 


नवमों मयूखः ३२७ 


प्रव॒ज्याहापनं॑.. छेंदः करमनिग्रहकारकः । 
पक्षमासादिभेदेन सह्ृतो.. द्खजनम्‌ ॥२२॥ 


आस्वत्कमसंरोधी परिहारो5भिधीयते । 
दीक्षाया या पुनः प्राप्ति सा ह्मपस्थापना मता ॥२३॥ 


अरथ--प्रमादवश॒ उत्पन्त हुए दोषसमूहका निमंल हृदयसे परिहार 
करना प्रायश्चित्त कहलाता है । यह प्रायश्चित्त आलोचना आदिके भैदसे 
नौ प्रकारका होता है। उनमे आकम्पित आदि दश दोषोसे रहित होकर 
गुरुक चरणोके आगे अपने दोषको प्रकट करना आलोचन नामका प्राय- 
श्चित्त कहा गया है। यह प्रायर्चित्त आत्मशुद्धिको करनेवाला है। 
भावाथं--आलोचनाके दक्ष दोष इस प्रकार है--१ उपकरणोके देनेपर 
थोडा प्रायर्चित्त देते हैं ऐसा विचार कर पहले उपकरण देना पश्चात्‌ 
दोषोको प्रकट करना यह आलोचनाका पहला दोष है। २ मै प्रकृतिसे 
दुबंल हूँ, बीमार हुँ, उपवासादि करनेके लिये समर्थ नही हुँ, यदि कोई 
लघु प्रायश्चित्त देवें तो दोषोको प्रकट करूँ इस अभिप्रायसे दोष प्रकट 
करना दूसरा दोष है । ३ जो दोष दूसरोके देखनेमे नही आये उन्हे छिपा 
कर दूसरोके द्वारा देखे हुए दोषोको प्रकट करना तीसरा दोष है। ४ 
आलस्य या प्रमाद वश सूक्ष्म दोषोपर दृष्टि न देकर स्थूछ दोषोको 
कहना चौथा दोष है। ५ कठित प्रायश्चित्तके भयसे बडे दोषोको न कह 
कर लघु दोषोको कहता पाँचवाँ दोष है । ६ त्रतमे ऐसा अतिचार होनेपर 
क्या प्रायक्चित्त होता है इस प्रकार अपने आपको अपराधी घोषित किये 
विना पूछ कर चुपचाप प्रायश्चित्त लेना छठवाँ दोष है। ७ पाक्षिक, चातुर्मा- 
सिक अथवा सावत्सरिक प्रतिक्रमणके समय जब सब साधु प्रतिक्रमण 
कर रहे हो और उसका कोलाहल हो रहा है उसी--कोलाहलमें अपना 
भी दोष कहना सात्तवाँ दोष हे। ८ एक गुरुके द्वारा प्रायश्चित्त बताये 
जाने पर दूसरे गुरुसे पूछना कि क्‍या यह प्रायश्चित्त ठीक है आठवाँ दोष 
है। ९ जो गुरु अपने ही समान दोष कर रहे है उनसे प्रायश्चित्त लेना 
नोवाँ दोष है। और १० इस साधुके समान ही मेरा अपराध है इसलिये 
जो प्रायश्चित्त इसे दिया गया है वही में लिये छेता हूँ ऐसा विचार कर 
अपना दीष प्रकट नही करना दछ्ावाँ दोष है। आलोचनाके ये दोष १ 
आकस्पित, २ अनुमाचित, ३ दुष्ट, ४ वादर, ५ सू क्ष्म, ६ उन्‍्त, ७ शब्दा- 


३२८ सम्यवत्व-चिन्तामणि: 


कुलित, 4८ बहुजन, ५ अव्यवत और १० तत्सेवी इन नामोसे प्रसिद्ध है।' अपने 
दोषको अपने हुदयमे चिरकाल तक न रखकर बालकके समान निएछल 
भावसे जो गुरुफे समक्ष प्रकट कर देता है उसके ये दोप नहीं रहते और न 
भविष्यमे अन्य दोप हो पाते हैं। साधुका आलोचन एकान्तमे साधु और 
आचाये इन दोके सन्निधानमे हो सकता है परन्तु आयिकाका आलोचन 
खुले स्थानमे तीन व्यक्तियोंकि सन्तिधानमे होता है। लज्जा या परतिर- 
स्कारके कारण जो साथु अपना अपराध गुरुके सामने प्रकट कर उसकी 
शुद्धि नही करता है वह आय-ब्ययका लेखा नही रखने वाले कर्जदारके 
समान दुसी होता है। आलोचनासे रहित बडा भारी तप भी इष्ट फलको 
नही देता है। आलोचना करके भी जो गुरुके द्वारा दिये प्रायश्चित्तको 
नही करता है उसका तप असुरक्षित खेत्तीके समान महाफलदायक नही 
होता है मौर जो विधिंपूर्वक आलोचना करता है उस्तका चित्त परिमाजित 
दर्पणके समान सुशीभित रहता है ॥१५-१७॥ “मिथ्या मे दुप्कृत भवतु' 
इत्यादि शब्दोके उच्चारणप्रर्वक जो स्वय अपने अपराधके प्रति ग्लानिका 
भाव प्रकट किया जाता है वह प्रतिक्रमण वाहुलाता है ॥१८॥ जो आलो- 
चना और प्रतिक्रमण--दोनो के द्वारा अपराधकी शुद्धि की जाती है उसे 
तदुभय नामका श्रायव्िचित्त कहते हैँ । भावाघ॑--कुछ अपराध आलोचना 
मात्से शुद्ध हो जाते है, कुछ प्रतिक्रमण मात्रसे शुद्ध हो जाते है और कुछ 

ऐसे अपराघ होते है जिनका पहुल प्रतिकमण होता है और पश्चात्‌ गुरुका 

संयोग मिलनेपर आलोचना की जाती है । जिसमे प्रतिक्रमण और भालो- 

चना--दोनो किये जाते हैं वह तदुभय कहलाता हैं ॥१०॥ ससक्‍त अन्त 

पान तथा उपकरणादिका विभाजन करना विवेक नामका प्रायश्चित्त है। 

यह प्रायद्चित्त आत्मशुद्धिको करनेवाछा है। भावाथं--अपराधी साधु 

को इस प्रकारका प्रायश्चित्त देना कि तुम अन्यसाथुओके साथ आाहयर 

ग्रहण नही कर सकते और अन्य साधुओके पीछो कमण्डलु आदि उप- 

करणोका उपयोग नहीं कर सकते, यह विवेक नामका प्रायश्चित्त है। 

भाचार्य, यह प्रायदिचत्त समयकी अबधि निश्चित कर देते हैं। कायोत्स- 

गांदिका करना व्युत्सगं नामका प्रायश्चित्त है। इस प्रायश्चित्तमे आचार्य 

ऐसी आज्ञा देते हैं कि अपराधी साधु अमुक स्थावपर इतने समय तक 

हलक मल कि न ज क म 

१ आकपिय अणुमाणिय ज दिद्ठ वादर चसुहुमच। 

छण्हू॑साहाउलिय बहुजण भव्वत्त तत्सेवी ॥। 
* इति दक्ष दोपा । 


तवमो मयूखः ३१ 


कायोत्सग करे--उपसर्गादिके आने पर भी निश्चित समयक्रे भीतर उस 
स्थानका परित्याग न करे ॥२०॥ उपवास आदि करनेका प्रायश्चित देना 
तप नामका प्रायश्चित्त है। इस प्रायश्चित्तमे गुरु अपराधकी हीनाधिकता 
देख कर आदेश देते है कि इतने दिनके भीतर इतने उपवास करो अथवा 
इतने समयके लिये अमुक रसोका परित्याग करो । एक दिन, एक सप्ताह, 
एक पक्ष अथवा एक मास आदिकी दीक्षा कम कर देना छेद नामका प्राय- 
दिचत्त है। भावार्थ--साधुओमे यह व्यवस्था है कि नवीन दीक्षित साध 
पुराने दीक्षित साधुको नमस्कार करते हैं। यदि किसी पुराने दीक्षित 
साधुकी दीक्षा कम कर दी जाती है तो उसे नवदीक्षित साधुको नमस्कार 
करना पडता है। यह प्रायश्चित्त कर्मोका निग्रह करनेवाला है । एक पक्ष 
अथवा एक मास आदिके लिये सघसे अपराधी साधुकों पृथक्‌ कर देना 
यह आते हुए कर्मोको रोकनेवाला परिहार नामका प्रायश्चित्त है। तथा 
पुरानी दीक्षाकों समाप्त कर पुन नवीन दीक्षा देना यह उपस्थापना 
नामक प्रायर्चित्त है। सघमे जिस साधुके लिये यह प्रायश्चित्त दिया 


जाता हैं वह नवदीक्षित कहलाता हैँ तथा उसे पू्व दीक्षित सब साधुओको 
तमस्कार करना पडता ह ॥२१-२३॥ 


विनयतप-- 
पूज्येपु भक्तिसम्पत्ति्वियय/!. स॒ चतुर्विधः | 
ज्ञानदर्शनचा रित्रोपचारादिप्रभेद्तः ॥२४॥ 
सहित बहुमानेन मोक्षाथ. ज्ञानसश्वयः । 
उच्यते ज्ञानविनय' केवलजशञानकारणम्‌ ॥२५।॥। 


जीवादितत्व जातस्य शइकाढक्षादिवजितम्‌ । 
श्रद्धानं विनय ग्रोक्तो दर्णनस्यथ जिनेन्दुना ॥॥२६॥ 
चारित्र यत्समक्तित्व चारित्रधिनयः सहि। 
उपचारों हविघा बोध्य प्रत्यक्षेतरभेदतः ॥॥२७॥ 
प्रत्यक्षे तत्र. गुर्वादावागते निजविष्टरातू । 
सम्ुत्यायाभिगमन प्राज्जडीनां च बन्धनम्‌ ॥२८।। 
ईपत्स्मेरकपोलत्वमहो भाग्यनिवेदनम्‌ । 
गतानुगमनं किश्व शिरसा नमनादिकम्‌ ||२९॥ 


रै३० सम्यक्त्व-चिन्तामणि' 


आहोपचारविनयं पूर्वांचायंकदम्घकम्‌ । 

परोक्षेडपि्‌ तन्‌वादमनोभिरञ्जलिबन्धनम्‌ ।।३०॥ 

गुणसंकीत्न नित्य तमाहुः पूर्वसुरयः । 

ईत्थ विनयामिधानं तपो ज्ञेयं मुमुशुभिः ॥३१॥ 

अर्थ--पूज्य पुरुषोमे भक्तिका होना विनय है। वह विनय ज्ञान, 

दर्शन, चारित्र और उपचारके भेदसे चार प्रकारका है ॥२४॥ मोक्ष 
प्राप्तिके लिये बहुत सन्मानके साथ ज्ञानका सचय करना ज्ञानविनय 
कहलाला है। यह ज्ञानविनय केवलज्ञानका कारण है ॥२५॥ जीवादि 
तत्त्वोके समूहका छाद्धा, काक्षा आदि दोषोंसे रहित श्रद्धान करना जिनेन्द्र 
भगवानके द्वारा दर्शनविनय कहा गया है ॥२५॥ चारित्रमे भक्तिसहित 
होना चारित्रविनय है । प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे उपचारविनयके 
दो भेद जानना चाहिये ॥२७॥ गुरु आदिके आनेपर अपने आसनसे खड़े 
होकर उनके सामने जाना, हाथ जोडता, मन्द हास्यसे कपोलोका विक- 
सित होना, मेरा अहोभाग्य है जो आपके दर्शन हुए, जब वे जाने हछगें 
तब उनके पीछे चलकर उन्हें पहुँचा देना, और शिरसे नमस्कार आदि 
करना, इस सबको पूर्वाचार्यका समूह उपचारविनय कहते है। गुरुजनोंके 
प्रोक्षमे भी मन, वचन, कायसे उन्हे हाथ जोडना, तथा निरन्तर उनके 
गुणोकी प्रशसा करना, इन सबको पूर्वांचार्य परोक्षविन्नय कहते हैं । 
इस प्रकार मुमुक्षु जनोके द्वारा विनय नामका तप जाननेके योग्य 
है ॥२८-३१॥ 
चेयावृतत्यतप-- मा 

अथ  वच्मि तपःश्रेष्द वयावृत्यं सुखाकरम्‌ । 

वैयाबृत्यं तपो ज्ञेय सेवनीयस्य सेवनम्‌ ॥३१॥ 

अथाचार्य उपाध्यायस्तपस्वी शक्ष्यसशकः । 

ग्लानो गणः कुल सच्चः साधु किश्व मनोज्ञकः ॥३३॥ 

दशानामिति साधूनां सेवनाद्‌ दशधा स्थितम्‌ । 

वैयावृत्यमपि ज्ञेयं तपो निजरकारणम्‌ ॥३४॥ 


आचरन्ति ब्नतं॑ यस्मादाचायंः स च साधव । 
शास्त्राण्युपेत्य यस्माच्चाधीयते स हि पाठकः । ।३५॥ 


नवमो मयूख ३३१ 


उपवासाझनुष्ठायी तपस्वी तपनग्रभ। | 
शिक्षाशीलो मुनि' शेक्ष्यो ग्लानः विलष्ठकलेवरः ॥३६॥ 
उच्यते बिनचम्द्रेणभ गणः स्थविरसन्ततिः । 
दीक्षकाचायशिष्याणां. सनन्‍्ततिः . कुलमुच्यते ॥३७॥ 


चातुव॑ण्येघुनिवात!ः सह! साघुभिरुच्यते । 
चिरप्रटजितो. भिक्षः साधुसब्जोड्मिधीयते ॥|३८॥ 
फल्याणदर्शनोदक्षीो. मनोंज्ञोी. लोकसम्मतः । 


अथं--अब तपोमे श्रेष्ठ तथा सुखकी खान स्वरूप वेयावृत्त्य तपका 
कथन करता हूँ | सेवा करने योग्य साधुकी सेवा करना वेयावृत्त्य तप 
जानना चाहिये ।।३२॥ आचाय॑, उपाध्याय, तपस्वी, दोक्ष्य, ग्लान, गण, 
कुल, सघ, साधु और मनोज्ञ इन दश प्रकारके मुनियोकी सेवा करनेसे 
वेयावृत्त्य तप दछ्ष प्रकारका जानना चाहिये । यह तप निर्जेराका कारण 
है ॥३३-३४॥ जिनसे साधु क्रतोका आचरण करते हैं वे आचाय॑ है । 
जिनके पास जाकर शास्त्र पढते है वे उपाध्याय है ॥३५॥ जो उपवासादि 
करते है वे सूर्यके समान देदीप्यमान तपस्वी कहलाते हैं। जो शिक्षा ग्रहण 
करते है वे शेक्ष्य कहलाते हैं। जिनका शरीर रोगादिके क्लेशसे सहित है 
वे ग्लान है ।॥३६॥ वुद्ध सुनियोका समूह जिनेन्द्र भगवानके द्वारा गण 
कहा जाता है। दीक्षा देनेवले आचार्योकी जो सन्‍्तति है वह कुल कह- 
लाती है। ऋषि, मुनि, यति और अनगार इन चार प्रकारके मुनियोका 
समूह सध कहा जाता है। चिरकालके दीक्षित मुनियोका सघ साधु कह- 
लाता है और कल्याणके दिखानेमे अत्यन्त समर्थ लोकप्रिय साधु मनोज्ञ 
कहे जाते हैं । इन दर प्रकारके मुनियोकी वेयावृत्ति करना दश प्रकारका 
वयावृत्त्य तप है ॥३७-३८॥ 


स्वाध्यायतप--- 


सुज्ञानमावनालस्यत्याग:. स्वाष्याय दृष्यते ॥३९॥ 
वाचनाग्रच्छनाम्नायाजुप्रेक्षाधम देशनेः । 
पञ्चधा भिद्यते सोध्य स्वाध्यायः साधुसम्मतः ॥४०॥ 
अथानवद्यग्रन्थाथ?मियदानं हि. वाचना | 


“३३२ सम्यवत्व-चिन्तामणि 


संशयस्य विनाशाय दार्द्य्ाथ' निश्चितस्य च ॥४१॥ 
या परान्‌ श्रति संग्रशनः ग्रच्छना सा ग्रचक्ष्यते | 
(0 
अथस्य मनसाभ्यासो ज्ञातस्याथो सम्ुच्यतते ॥४२॥ 
अनुप्रेक्षा, घोषशुद्धमाम्नाय. परिवर्तनम | 
वीतरागकथादीनामनुष्ठान च संसदि ॥४३॥ 
भाषित जिनचन्द्रेण. हित धर्मोपदेशनम्‌ | 
अथ--सम्यगज्ञानकी भावनामे भालस्यका त्याग करना स्वाध्याय 
माना जाता है ॥३५॥ साधुजनोकों अतिशय इष्ट यह स्वाध्याय वाचना, 
प्रच्छना, आम्ताय, अनुप्रेज्षा और धर्मोपदेशके द्वारा पाँच प्रकारका है 
॥४०॥ निर्दोष ग्रन्थ, अर्थ अथवा दोनोका दान करना भर्थात्‌ पढकर 
दूसरोको सुनाना वाचना नामका स्वाध्याय है। सशयका नाश करने 
और निश्चित वस्तुकी दृढताके लिग्रे दूसरोके प्रति जो प्रश्न किया जाता 
है वह प्रच्छना स्वाध्याय कहलाता है। जाने हुए पदार्थंक्रा मनसे अभ्यास 
करना अर्थात्‌ बार-बार चिन्तन करना अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। उच्चारण- 
की शुद्धतापृवंक आवृत्ति करना आम्नाय नोमंका स्वाध्याय है और 
सभामे वीतरागकथा आदिका अनुष्ठान करना अर्थात्‌ उपदेश देना धर्मोप- 
देश नामका स्वाध्याय श्रीजिनेन्द्रदेवने कहा है। यह धर्मोपदेश 'वामक 
स्वाध्याय सवंजनहितकारी है ॥४१-४३॥ 
' ब्युट्सर्गतप-- है 
अथात्मात्मीयसंकल्पत्यागो ब्युत्सग उच्यते ॥४४॥ 
 ब्ाह्मम्यन्तरसड्ानां त्यागाद्‌ द्ेघा स इष्यते। 
ध्यान चांग्रे_ प्रवसस्‍््यामि समेद च सलक्षणम्र्‌ ॥४५॥ 
अर्थ--यह में हूँ और यह मेरा है, इस प्रकारके सकल्पका त्याग 
करना व्युत्सगं कहलाता है ॥४४॥ बाह्य और आश्यन्तर परियग्रहोके 
त्यागसे वह व्युत्सग॑ तप दो प्रकारका माना जाता है। आगे भेद और 
लक्षण सहित ध्यानका कथन ,करूँगा ॥४५॥ 
आगे ध्यानतपका लक्षण कहते है-- 
- चेतोंविश्षेपसत्यागों ' ध्यान यतिभिरुच्यते । 
आत्तंरौद्रादिभेदेन तच्चतुर्घा विभिद्यते 9६॥ 


तवमो मयूख- शेर 


आद्यत्रयेण युवतस्थ पट्सहननसंदहते । 
आन्तमुह॒तकादेव.. तद्भवेत्‌. स्थिरचिन्तनम्‌ ॥४७।॥| 
अर्थ--चित्तकी चज्न्चलताका त्याग करना मुनियोके द्वारा ध्यान 
कहा जाता है। वह ध्यान आत्त तथा रौद्रादिके भेदसे चार प्रकारका 
होता है और छह सहननोमेसे आदिके तीन सहननोसे युक्त जीवके ही 
अच्तमुंहुतं तक होता है ॥४६-४७॥ 
आतंध्यान-- 
ऋते जात॑ भवेदा्त'ः ध्यान ससारकारणस्‌ । 
तत्रानिष्टस्य सयोगे तदूवियोगाय चिन्तनस्‌ ॥४८॥ 


आत्तसादयं. प्रविज्ञेये निरन्‍्ताशमंकारणम्‌ । 
स्वपुत्रदारवित्तादेवियोगे सत्यरुच्तुदे ॥४९॥ 
तथोगाय मनाक्षेपो ह्ितीय शात्तिसुच्यते । 
वातपित्तादिकोपेन जाते नेकरुजाचये ॥५०॥ 


तदपायः कर्थ से स्थादित्यजल्ल प्रचिन्तनम्र्‌ । 
उक्त तृतीयमार्ती - तज्जिननक्तमधीशिना ॥॥५१॥ 
सतत भोगकाडक्षामिलेम्पटस्य नरस्य या। 
अप्राप्तविषयग्राप्ति  ग्रति चित्तस्य ब्यापतिः ॥॥५२॥ 
तन्निदानाभिघं ज्ञेयमारतंध्यानं. तुरीयकस्‌ । 
अवृत्तदेशवृत्तानामार्चध्यानं चतुरवि घस्‌ ॥।५३॥ 
भवेत्यमत्तवृत्तानामन्यदात्तत्रय पुन । 
निदानवर्जितं ज्ञेय॑ं जातुचिन्न तु. सवबेदा ॥५४॥ 
- अर्थ--ऋत अर्थात्‌ दुःखमे जो ध्यात होता है वह ससारका कारण 
आतंध्यात कहलाता है। वह आतंध्यान अनिष्टसयोगज, इष्टवियोगज, 
वेदनाज और निदानके भेदसे चार प्रकारका है। उनमेसे अनिष्टका 
सयोग होनेपर उसे दूर करनेके लिये बार-बार चिन्तन करना अनन्त 
दुखका कारणभूत पहला आतंध्यान जानना चाहिये । अपने पुत्र, स्त्री 
तथा धन आदिका मर्मंघाती वियोग होनेपर उनके संयोगके लिये मनका 
विक्षेप होना दूसरा आतंध्यान कहलाता है । वात, पित्त आदिके प्रकोपसे 


३२४ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


अनेक रोगोका समूह उत्पन्न होनेपर 'मेरे इनका वियोग किस प्रकार हो 
सकता है' इस प्रकार निरन्तर चिन्तन करना तीसरा आत्तंध्यान जिनेन्द्र- 
चन्द्रके हारा कहा गया है ॥४८-५१॥ निरन्त्र भोगोकी आकाक्षाके द्वारा 
लम्पटका भप्राप्त विषयसामग्रीको प्राप्त करनेके लिये जो मनका व्या- 
पार होता है वह निदान नामका चौथा आतंध्यान जानने योग्य है ॥५२॥ 
अविरत अर्थात्‌ पहलेसे चतुर्थ गुणस्थान तक और देशविरत नामक 
पञ्चम गुणस्थानमे चारो प्रकारका आतंध्यान होता है परल्तु प्रमत्त 
विरत नामक छठवें गुणस्थानवर्ती जीवोके निदानकों छोड कर तीन 
आतंध्यान होते है । वे भी कभी-कभी होते हैं और सवंदा नही ॥५३-५४॥ 


रोद्रध्यान-- 
रुद्रस्य कर्म भावों वा ध्यानं रोद्रं समुच्यते । 
तदेतद्वद॒दुष्कर्मंसन्ततिश्वक्षकारणम्‌ ॥५५॥। 


उपजाति 


हिंसानृतस्तेयपरिग्रहाणां 

सरक्षणेम्यश्चलचित्तवृतेः । 
चतुविधत्वात्किल भिद्यते तदू 

ध्यानं पुनश्चापि चतुर्विधाने!. ॥५३६॥ 


आर्या 
अविरतदेशब्रतयोध्ध्यानं रौद्र. सम्नुच्यते मुनिभि । 
इृदमस्ति. पुनर्ध्यानं नरकायुःकारण नियतम्‌ ॥॥५७|| 


शर्थ--रुद्र अर्थात्‌ क्रूर मनुष्यका जो कार्य अथवा भाव है वह रौद्र- 
ध्यान कहलाता है । यह रोद्रध्यान दुष्ट कर्मोंकी सन्‍्ततिका बन्ध करने- 
वाला है तथा नरकका कारण है ॥५५॥ हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रहके 
सरक्षणतें चञन्चल चित्तवृत्ति चार प्रकारकी होती है भर उस चड्चल 
चित्तवृत्तिक कारण रीद्रध्यान भी चार प्रकारका होता है ॥५६॥ यह 
ध्यान मुनियोके द्वारा अविरत अर्थात्‌ पहलेसे चतुथ तक चार गुणस्थानो 
और देशन्नत नामक पब्न्चम गुणस्थानमे कहा गया है यह ध्यान निश्चित 
ही नरकायुका कारण है ॥५७॥ 


नवमो मयूख: ३३५ 


धस्यंध्यान-- 
धर्मादनुज्झित ध्यानं धम्य' कर्मावरोधनस्‌ । 
अथाज्ञापायसंस्थानविपाकविचया | इति ॥५८।॥ 
चतुर्धा भिद्यते ध्यानं. धम्य स्वर्गादिकारणम । 
उपदेष्टुजनाभावाचीव्रकर्मोदय त्पुनः ॥५९|| 
सक्ष्मत्वाच्च पदार्थानां मन्दमत्युदयात्तथा । 
अभावे हेतुदृष्टान्तप्रत्यक्षादे! समन्ततः ।।३०॥ 


सवज्ञभाषितं॑ ग्रन्थं प्रमाणीकृत्प चेतसा । 
इृदमेवेत्थमेवात्र वस्तु नान्यन्न चान्यथा ॥६१॥ 
न भवन्ति सपावादतत्पता वीतरागकाः | 
इत्या्ेन विचारेण. गर्भीरार्थावधारणम्‌ ।।६२॥ 
३ ५ कर्म निवह 
तत्राज्ञाविचयो ज्ञेयं ध्यान णम्‌ । 
अर्थ--धमंसे सहित ध्यान धम्यंध्यान कहलाता हे। यह ध्यान कर्मोके 
आजख्रवको रोकने वाला है। स्वर्गादिका कारण जो धरम्य॑ंध्यान हे वह 
आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और सस्थानविचयके भेदसे 
चार प्रकारका होता हे। उपदेशक जनोका अभाव होनेसे, तीब्नकर्मोका 
उदय होनेसे, पदार्थेके सृक्ष्म होनेसे, बुद्धिके मन्द होनेसे तथा सब ओर 
हेतु दृष्टान्त तथा प्रत्यक्षादि--प्रमाणोका अभाव होनेसे सर्वशभाषित 
ग्रन्थको हृदयसे प्रमाण मानकर इस जगत्‌मे वस्तु यही हे ऐसी ही है अन्य 
नही हूँ तथा अन्य प्रकार नही है । वीतराग देव असत्य-कथनमे तत्पर 
नही होते है इत्यादि विचारके द्वारा गम्भीर पदार्थोका निश्चय करना 
आज्ञाविचय नामका धम्य॑ध्यान हे। यह ध्यान कर्मोका निराकरण करने 
वाला है ॥५८-६२॥ 


अपायविचयधम्य ध्यान-- 
मिथ्यात्वोदयसंतप्ता जलुषान्धा यथा जनाः ॥।६३॥। 
तत्सव 45 दपवर्गगृहावधे 
मार्गात्सवक्ष निर्दिष्टादपवर्गंगृहावधेः । 
सम्यडमार्गापरिज्ञानादपयान्त्येव दरत ॥६४॥ 
इति सन्मार्गतोब्पायचिन्तनन स्थिरचेतसा । 


३३६० सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


यहा संसृतिमध्यस्था एतें देहधराः कथम्‌ ॥६०॥ 
अपेयुर्नानाा मिथ्यात्वमार्गादित्येव.. चिन्तनम्‌ । 
अपायविचयो ध्यानं कथ्यते हितसाधनम्‌ ॥६६॥। 
अर्थ--मिथ्यात्वफ़े उदयसे सतप्त प्राणी, जन्मान्ध मनुष्योके समान 
मोक्षमहलू तकका जो मार्ग सवंज्ञ भगवानुके द्वारा बतलाया गया हे उससे 
मार्गका ठीक परिज्ञान न होनेके कारण दूर भटक रहे हैं इस प्रकार स्थिर 
चित्तसे सन्मार्गसे दुर हटनेका विचार करना अथवा ससारके मध्यमे स्थित 
ये प्राणी मिथ्यात्वके मागंसे (किस प्रकार दूर हट सकते हैं, ऐसा चिन्तन 
करना अपायविचय नामका धर्मध्यान कहलाता हे | यह ध्यान स्वपर- 
हितका कारण हैं ॥६३-६६॥ 


विपाक विचयघम्यंध्यान-- 


ज्ञानावृत्यादिभिदानां. कर्मणामृदय प्रति । 
चेतस!ः प्रणिधान हि. विपाकविचयो मतः ॥६७॥ 
अरथ--ज्ञानावरणादि कर्मोके उदयके प्रति चित्तका लगाना अर्थात्‌ 
किस करममके उदयसे क्या फल प्राप्त होता हे ऐसा विचार करना विपाक- 
विचय नामका धर्म्य॑ध्यान हे ॥६७॥ 
सस्थानविच यधरस्यध्यान-- 
लोकाकारस्वभावादेश्चेतता. चिन्तन तथा । 
५ न ५ 
सस्थानविचयों घ्यानं. ज्ञेयं सर्वज्ञभाषितम्‌ ॥६८।॥ 
तच्चासयतसदृष्टिदेशब्रतविशोभिनाम्‌ | 
प्रमत्तेतरसाधूनां भणितं प्रमागमे ॥६९॥ 
अर्थं--लोकके आकार तथा स्वभाव आदिका चित्तसे चिन्तन करना 
सस्थानविचय नामका धर्म्यध्यान सर्वेज्ञ भगवान्‌के द्वारा कहा ग्रया हैं । 
यह धर्म्यध्यान अविरतसम्यग्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्तविरत और भप्रमत्त 
विरत मुनियोके होता हैँ ॥६८-६९॥ 
शुवलध्यान-- 
शुक्लध्यानमथी वक्ष्ये शुद्धस्फटिकसन्निभस्‌ । 
जीर्णकर्ममहासेन्य॑ मुक्तिकान्तामनोरममस्‌ ॥७०॥ 


तवमो मयूख* ३३७ 


तदेतदूघवर्क ध्यानं चतुर्धा  भिश्वतेतराम । 
- पथवत्वेन युत॑ ग्रोकतं वितर्क॑ प्रथम तत) ॥७१॥ 
एकल्वसंयुतं शुक्ल॑ हवितीयध्यानसीप्सितस्‌ । 
सक्ष्मक्रियाप्रतीपात॑ शुक्लध्यानतृतीयकम्‌ ॥|७२॥ 
गतक्रियानिवरत्येततुरीयज्च तथा. मतम्‌ । 
तत्राये. धवल़े ध्याने जायेते पूर्ववेदिनः: ॥७३॥ 
परे केवलिनः प्रोक्‍्ते क्षीणज्ञानावतेस्तु ते । 
त्रियोगिनां भवेदां हितीयब्चैकयोगिनः ॥७४॥ - 
दृतीयं काययोंगस्यथ चतुर्थ. स्थादयोगिनः । ह 
एकाश्रयं॑ वितर्केण बीचारेण च संयुतम्‌ ॥७५॥ 
आद्यं हि. भ्वति ध्यानं शरदब्दमनोहरस्‌ । 
अचवीचार॑ ह्ितीयं॑ तु सवितर्क समिष्यते ॥७६॥ 
श्रुत॑ वित्कों.. विशेयस्तकवेशिष्व्यशोमितः । 
अ्थव्यज्जनयोगानां. संक्रान्तिः परिवतनम ॥७७॥ 
वीचारो म्ुुनिभिः प्रोक्तः थ्रुतज्ञानविशोभिमिः । 
इत्थं संक्षेपतत प्रोक्त॑ सत्तपो ध्यानसंजशितम्‌ ।७८॥ 


अथे--आगे उस शुक्लध्यानको कहूँगा जो शुद्ध स्फटिकके समान है, 
कर्मरूपी बडी भारी सेनाको नष्ट करनेवाला है, और मुक्तिरूपी कान्‍्ताके 
मनको हरण करनेवाला है ॥७०॥ वह शुक्‍्लध्यात चार प्रकारका है। 
पहला पृथक्ववितक॑ंवीचार है, दूसरा एकत्ववितक है, तीसरा सुक्ष्म- 
क्रियाप्रतिपाति है और चौथा व्युपरतक्रियानिवर्ति माना गया है। इनमे 
आदिके दो ध्यान पूर्वविदु--पुर्वोके ज्ञात मुनिके होते हैं और आगेके दो 
शानावरणका क्षय करनेवाले केवली भगवानसके कहे गये है। पहला शुक्ल- 
ध्यान तीनो योगोके धारक मुनिके होता है, दूसरा शुक्लध्यान तीन योगोमिसे 
किसो एक योगके धारक मुनिके होता है। तीसरा शुबलूध्यान काययोगके 
धारक केवलीके होता है और चौथा शुक्लूध्यान योगरहित मुनि अर्थात्‌ 
चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोग केवली भगवान्के होता है । पहला शुक्ल- 
ध्यान आगमके किसी क्षब्द या अर्थका बाश्चय्र छेकर उत्पन्न होता है तथा 

श्र 


३३८ सम्यवत्व-चिन्तामणि 


उसमे शब्द, अर्थ और योगका परिवत्तंन होता रहता है। दूसरा भेद भी 
आगमके आश्रयसे होता है परन्तु उसमे बीचार--शव्द, अर्थ और योगका 
परिवर्तत नही होता । त्तकंकी विशिष्टनासे सुशोभित मुन्िका जो श्रुतत- 
ज्ञान है--शास्त्रज्ञान है उसे वितक कहते है तथा शब्द, अर्थ और योगोकी 
जो सक्रान्ति-परिवत्तन है उसे श्रुतज्ञानसे शोभागमान मुनियोने वीचार 
कहा है। इस प्रकार सक्षेपमे ध्यान नामक समीचीन तपका कथन किया। 


विशेषार्थ--शुबलध्यानका पहला भेद अष्टम गुणस्थानसे शुरू होकर 
एकादश गुणस्थान तक चलता है। इस ध्यानके द्वारा दशम गृणस्थानके 
बन्त तक मोहनीय कर्मका उपशम अथवा क्षय होता है। उपणमश्रेणी 
वालेके उपशम होता है और क्षपक श्रेणीवालेके क्षय होता है। क्षपक- 
श्रेणोवाला दशाम गुणस्थानके अन्तमे मोहकमंकी क्षपणाको पूर्ण कर 
वारहवें गुणस्थानमे पहुँचता है । इस पहले भेदमे दम गुणस्थान तक 
चारित्रमोहका उदय रहनेसे अवुद्धिपुवंक इच्छा रहती है और उसके कारण 
दब्द, अर्थ तथा योगोमे परिवर्तन होता है। पहला भेद तीनो योगोंके 
आलम्बनसे शुरू होता है अत बीच बीचमे उन थोगो तया ध्यानके विषय- 
भूत शब्द, अर्थ, द्रव्य, गुण अथवा पर्यायमे परिवत्तन होता है । दूसरा भेद 
बारहवें गुणस्थानमें प्रकट होता है। यहाँ इच्छाका सर्वंधा अभाव होगा 
है अत जिस योगके द्वारा ध्यान शुरू किया जाता है उसीसे अन्तमूंहत 
तक चलता हें उसमे परिवर्तन नही होता । इसी प्रकार जिस शब्द, बेर, 
द्रव्य, गुण अथवा पर्यायको ध्येय वनाकर ध्यानको शुरू करता हे उसीपर 
अन्तमुंहर्तं तक स्थिर रहता हैं। इस ध्यानके फलस्वरूप शावावरण, 
दर्शनावरण भौर अन्तराय इन त्तीन घातियाकर्मों तथा नामकमंकी तैरह 
प्रकृतियोका क्षय होता हैं । तीसरा भेद तेरहवें गुणस्थानके अन्तमें जे 
मनोयोग, वचनयोग त्था स्थूछ काययोग नष्ट होकर मात्र सृक्ष्काय 
योग रह जाता है तब प्रकट होता हे । इसके द्वारा यद्यपि किसी कम 
प्रकृतिका क्षय नही होता तथापि गुणश्रेणी निर्जरा सबसे अधिक होती 
है । चोथा शुक्लध्यान चौदहवें गुणस्थानमे प्रकट होता है। इस ध्यानर 
कालमे कोई भी योग नही रहता, पूर्ण अयोग अवस्था होती हे और उसे 
फलस्वरूप उपान्त समयमे ७२ और अन्त समयमे ९३ प्रकृतियोका 
होता है। इस प्रकार दुवलूष्यान ही कर्मक्षयका प्रमुख कारण हूं ॥७(-४ 


आगे गुणश्रेणी निर्ज राकी न्यूनाधिकता बताते हैं. 
सदृदृष्टिः श्रावका किश्व प्रत्यनन्तवियोजकः | 
क्षषफो. दृष्टिमोहस्य. तस्योपशमकरस्तथा ॥७९॥ 


रे 


नवमो मयूख' ३३९, 


शान्तमोहः  क्षपकश्च क्षीणमोहस्तथा जिनः | 
इत्येषां. दक्षपात्राणांं. निर्जरोद्यतचेतसाम्‌ ।|८०॥ 
निजर पे 
! किल विज्ञेयाउसख्येयगरुणिता क्रमात्‌ । 
इत्येवं निज «० » कप 
इत्येवं रातक्व॑ यथाग्रन्थ॑ निवेद्तिम ॥|८१॥ 
अर्थ---सम्यर्दृष्टि, श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना 
करनेवाला, दर्शनमोहका क्षय करनेवाला, उपशमश्रेणीवाला, उपशान्त- 
मोह, क्षपकश्नेणीवाला, क्षीणमोह और जिन इन निर्जरा करनेमे उद्यत 
चित्तवाले दश ण॒त्रोकी निर्जरा क्रसे असख्यातगुणी असख्यातगुणी जानना 
चाहिये । इस प्रकार पूर्व ग्रन्थोंके अनुसार निर्जरातत््वका कथन किया 
॥७९-८१॥ 
आगे तपका माहात्म्य कहते हैं-- 
भवसिन्धुसमुत्तारसोत्कण्ठ॑ मानस यते !। 
वर्तते यदि तत्क्षिप्र॑ तपस्तीत्ं.. समाचर ॥८२॥ 
मुक्तिकान्तापरिष्वड्गसंभवानन्दकन्दलीम्‌ । 
लब्घुमिच्छसि चेत्साधो तत्तपः शीघ्रमाचर ॥८३॥ 
अर्थ-- है मुनिराज [| यदि आपका मन संसारझूपी सागरकों पार 
करनेके लिये समुत्कण्ठित है तो शीघ्र ही तीन तपश्चरण करो॥ ८२।। 
हे साधुराज ! यदि आप मुक्तिरूपी स्त्रीके समालिद्भधूनसे उत्पन्त होनेवाले 
आनन्‍्दकी परम्पराको प्राप्त करना चाहते है तो शीघ्र ही तप््चरण 


करो ॥८३॥ 
द्रतविलम्बित 
यदि मनस्तव मुक्तिमनस्विनी- 
प्रणयभारसमालमनोद्यतस्‌ । 


भवत्ति साधुपते तपसां चर 
तद॒चिरादू धर सुन्दरभूषणम्‌ |८४७॥ 
अर्थ--हे मुनिराज ! यदि तुम्हारा मन मुक्तिरूपी स्त्रीका प्रेमसमूह 
प्राप्त करनेके लिये उद्यत है तो शीघ्र ही तप-समूहरूपी सुन्दर आभूषणको 
घारण करो ॥८४॥ प 
इस प्रकार सम्यक्त्वाचितामणिमे निर्जरातत््वका वर्णन करनेवाला 
गेवस मयूख समाप्त हुआ ॥०।॥। 


दशमो मयूखः 


अब मज्भलाचरण पूव॑क मोक्षतत्त्वको कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं-- 


रथोद्धता _ 
नष्टकम निचय. जिनेश्वरं 
बोधदृष्टिसुखवीयंशालिनम्‌.। 


मोक्षतत्तमथ  कीर््यतेध्धुना 
मक्तिभारनिभ्त॑ ग्रणम्य च ॥१॥ 
अर्थं--जिनके कर्मोका समूह नष्ट हो चुका है तथा जो ज्ञान, दर्शन, 
सुख, और वीयंसे सुशोभित हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवान॒को भक्तिपुवंक 
नमस्कार कर इस समय मोक्षतत्त्वका कथन किया जाता है ॥१॥ 
सोक्षका स्वरूप-- 
सर्वकर्मनिचयस्थ योगिना- 
मात्मनः किल विमोक्षणं तु यत्‌ । 
तद्धि -स्वसुखद प्रकीत्यते 
मोक्षतत्वमिह साधुसचये ॥२॥ 


अर्थ--योगियो --मुनियोकी आत्मासे समस्त कर्मंसमूहका जो छूंटना 
है वह इस जगत्‌मे साधुसमूहके द्वारा सर्वसुखदायक मोक्ष कहा 
जाता है । 


भावाथं--सवर और निज॑राके द्वारा समस्त कर्मोका सदाके लिये 
सब प्रकारसे छूट जाना मोक्ष कहलाता है। यह मोक्ष मुनियोको ही प्राप्त 
होता है, गृहस्थोंके लिये नही ॥२॥ 


आगे केवलज्ञानपूर्वंक हो मोक्षकी प्राप्ति होती है यह कहते है-- 
ध्यानती*णकरवालधारया कृत्तमोहविधिसेन्य भूपतिः | 
न्यक्क्ृतत्रिविधधातिकोी जनो बोधराज्यमतु्ल अपबते ॥३॥ 


देदमों मयूखः ३४१ 


अर्थ--ध्यानरूपी तीक्षण तलवारकी धारासे जिन्‍्होने सर्वप्रथम मोह- 
रूपी कमंसेनाके सेनापतिको नष्ट किया है ओर पश्चात्‌ शेष तीन घातिया 


कर्मोको नष्ट किया है ऐसा मनुष्य केवलज्ञानहूप अनुपम राज्यको 
प्राप्त करता है। 


भावा्थं--क्षपकश्रेणीसे आरूढ मुन्ति शुक्लध्यानके प्रथम भेदके द्वारा 
दशम गुणस्थानके अन्तमे मोहनीय करमंका पूर्ण क्षय करते है । यह मोहनीय 

कम, समस्त कर्मोमे प्रधान है क्योकि इसके उदयमे होनेवाले मिथ्या- 
.. दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषायरूप परिणामोसे नवीन कर्मोका बन्ध 
होता है | मोहनीयका पूर्ण क्षय हो जानेपर मुनि, सेनापतिको नष्ट करने- 
वाले राजाके समान निश्चिन्तताको प्राप्त होते है । पश्चात्‌ शुक्लध्यानके 
द्वितीय भेदके द्वारा बारहवें गुणस्थानके अन्तमे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 


अन्तराय और नामकर्मकी सोलह प्रकृतिय्रोका क्षय कर केवलज्ञान प्राप्त 
करते है ॥३।। 


नास्ति तत्किसपि भृत्रयेषपि यज्जैनबोधविषयं न पद्यते । 
अन्तशुन्यमथ दशनं सुख वीयमत्र लूमते जिनेश्वरः ॥४॥ 


अर्थ--तीनो लोकोमे वह कोई भी पदार्थ नही है जो जिनेन्द्र 
भगवानके ज्ञानके विषयको प्राप्त नही होता है। वे जिनेन्द्र भगवान 
घातिचतुष्कका क्षय करके अनन्त ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और 
अनन्तवीर्यको प्राप्त होते है । तात्पयं यह हैं कि अरहंत भगवान्‌ अनन्त- 
ज्ञान, अनन्तदर्शंन, अनन्तसुख और अनच्तवीय इस अनन्तचतुष्टयसे 
सहित होते हैं ॥४॥ 
नष्टनेकविधकरलेपनः 
प्राप्तनिमेलगुगोच्चयोी जिनः । 
वीतवारिधरमण्डलावलिः े 
संचकास्ति गगने यथा रवि) ॥५।। 
अथं--जिनका नाना प्रकारका कर्मरूपी लेप नष्ट हो गया है और 
जिन्हे निर्मेल गुणोंका समूह प्राप्त हुआ है ऐसा जिनेन्द्र भगवान्‌ 


आकाझमे मेघके समूहके आवरणसे रहित सुर्यके समान देदीप्यमान होते 
हैं ॥५॥ 


३४रे सम्यव॑त्व-चिन्तामणि 
आर्या 


देशोनकोटिपूब कर देशे देशे  विद्ारमारम्य । 
हि 
दिव्यध्वनिप्रकाशजनतामोहान्धतामस हसरते ॥३॥ 
अर्थ--वे देशोनकोटिपूर्व तक अनेक देशोमे विहार कर दिव्यध्वनिके 
प्रकाशद्वारा जनसमूहके मोहरूपी गाढ अन्धकारको नष्ट करते हैं ॥१॥ 
भावाथं--कर्मभूमिज मनुष्यको उत्कृष्ट स्थिति एक कोटिपूर्व॑ वर्षकी 
है और उसे शीघ्रसे शीघ्र केवनज्ञान हो तो भाठ वर्ष तथा अन्तमुंह॒तंमे हो 
सकता है। उसके बाद उनका आय॑देशोमे विहार होने लूगता है जो 
वर्तमान आयुके अन्तिम अन्तमुंहु्तं छोड कर शेष काल तक होता रहता 
है । उनके उपदेशोंसे-भव्य जोवोका मोहान्धकार नष्ट होता है ॥६॥ 
शालिनीछन्द्र 
हल. ५ 
अन्त- शुक्लष्यानवहिप्रताप- 
रन्‍त नीत्वाष्घातिनां तच्चतुष्कम्‌ । 
आत्मानन्दं स्वात्मजात समग्र 
मुक्‍्तो भूत्वोपाइलुतें स क्षणेन ॥७॥ 
अर्थ--अन्तमे शुक्लध्यानरूपी अग्निके प्रतापसे अधातिचतुष्कको 
नष्ट कर वे क्ष्णभरमे मुक्त हो कर स्वात्मोत्य सम्पूर्ण आत्मानन्दको 


प्राप्त होते हैं ॥७॥ 
उपजाति 


काले. गते कल्पशतेईपि सिद्धो 
नायाति भूयों भवसिन्धुनाथम्र_। 
मुकक्‍्त्यज्ञनासज्भमसो रूयपीय- 
पपानसभूतसुदावलिप्त. ॥८।| 
अर्थ--सैकड्डों कल्पकाल बीत जानेपर भी सिद्ध परमेष्ठी पुनः ससार- 
सागरको प्राप्त नही होते है। वे सदा मुक्तिरूपी स्त्रीके समागम सम्बन्धी 
सुखामृतके पानसे उत्पन्न हष॑से युक्त रहते हैं ॥८॥ 
आगे सिद्धोकी विश्येषताका वर्णन करते हैं-- हि 
सम्यक्त्वज्ञानसद्‌दृष्टिसिद्धानि विहाय वे। 
कर्मसम्बन्धनताया.. अभावों.. भावसंदतेः ॥९॥ 


ददमो मयूखः ३४३ 


भव्यत्वस्थापि विज्ञेयोी नाशों मक्तिवधपते। । 
करमदुर्लेपनाभाव॑ जीवश्चोदृष्य॑ व्जत्यसौ ॥१०॥ 


आलोकान्तात्खखयं सिद्धों होकेन समयेन 'च। 
धर्मोस्तिकाय सख्[वस्ततो$्य़ नास्ति कुबत्रचित्‌ ॥११॥ 
न सिद्धानां भवेत्तेन ततोड्मम जातुचिद्‌ गतिः। 
वृतीयवातवलयस्थाने. संतिष्ठते चिरम्‌ ॥१२॥ 


अथं--क्षायिकसम्पक्त्व, क्षायिवज्ञान, क्षायिकदर्शान, सिद्धत्व (तथा 
अनन्तवीर्य) को छोडकर कमंसम्बन्धसे उत्पन्‍न्त होनेवाले भावसमूहका 
सिद्धोके अभाव हो जाता है । मुक्तिवधूके स्वामी सिद्ध परमेष्ठीके भव्य- 
त्वभाववा भी नाश हो जाता है। कमरूपी दु खदायक लेपका अभाव 
होनेपर वह सिद्धपरमेष्ठी एक समयमे ऊध्वंगति स्वभावसे लोकान्त तक 
पहुँच जाते हैं। लोकान्तके आगे कही भी धर्मास्तिकायका स्भाव नही है 
इसलिये उसके आगे सिद्धोकी कभी भी गति नही होती है । वे तृतीय 
वातवलूय--तनुवातवलरूयके पाँच सौ पच्चीस धनुष प्रमाण अन्तिम क्षेत्र- 
में चिर कालके लिये स्थिर हो जाते है ॥॥९-११॥ 


अब हेतु और उदाहरणोके द्वारा सिद्धोके अध्वंगमन स्वभावको सिद्ध 
करते हैं- 
पूर्वशयोगतो.. बन्धच्छेदान्नि:सड्भगतोषपि वा । 
तथागतिस्व भावाद्दा तेषामुध्ईगतिभवेत्‌ ॥॥१३॥ 
कुलालप्रेरित चक्र. निवृत्ते प्रेरणेषपि वे। 
भ्रमत्येव. यथा जीवस्तथा कर्मणि. निर्गते ॥१४॥ 
कोशबन्धोद्गत बीजमेरण्डरुय यथोत्पतेत । 
छिन्नबन्धस्तथा जीवों नियतं चोष्डमेति स। ॥|१५॥ 
गतलेपो यथालाबुरुदूगच्छेत्‌ सलिलाशये । 
नष्टकर्मंसुदालेपरतथोद्‌गचछति मुक्तिभाक्‌ ॥ १६) 
यथा बेश्वानरज्वाला, स्वभावद्ध्दमेंति सा। 
तथा ग्रयाति जीवो5्यं मुक्त ऊध्हस्वभावत ॥१७॥ 


३४४ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


अर्थ--पूर्वप्रयोग, वन्धच्छेद, निसज्जुता भौर तथागतिस्वभावसे 
उन सिद्धोकी ऊध्दंगति होती है ॥१३॥ जिस प्रकार कुम्भकारके द्वारा 
प्रेरित हुआ चक्र, प्रेरणाके दूर हो जानेपर भी सस्कारवण घूमता रहता 
है उसी प्रकार जीव भी कर्मके नष्ट हो जानेपर सस्कारवश ऊ१रकी ओर 
गमन करता है । अथवा जिस प्रकार कोशवन्धके छित्त होनेपर एरण्डकी 
मिगी ऊपरकी भोर जाती है उसी प्रकार कमंवन्धनके छिन्न होनेपर 
सिद्ध जीव भी ऊपरकी ओर जाता है। अथवा लेपके गल जानेपर जिस 
प्रकार जलाशयमे तूमा ऊपरकी ओर उठता है उसी प्रकार कर्मरूपी 
मिट्टीका लेप नष्ट हो जानेपर मुक्त जीव ऊपरकी ओर गमन करता है। 
अथवा जिस प्रकार अग्निकी ज्वाला स्वभावसे ही टपरको ओर जाती 
है उसी प्रकार यह मुक्त जीव भी स्वभावसे ऊपरकी भोर जाता है 
॥१४-१७)॥ 
आगे सिद्धोके आठ गुणोका वर्णन करते हैं-- 
ज्ञानावृतेः क्षये जातेप्नन्तज्ञानं.. प्रकाशर्ते । 
दर्शनावरणे.. क्षीणे निरन्ता दृष्टिरुद्धबेत्‌ ॥१८॥ 
वेदनीयविनोशेन हाव्याबाधोी गुणो भवेत्‌ । 
प्रपने पश्चतां मोहे सम्यक्‍्लमृुपजायते ॥१९॥ 
विरहेणायुप: . किब्चावगाहनगुणो भवेत्‌ । 
सश्मत्वमिष्यते नूनमभावे._ नामक्ण। ।२०॥ 
ह ९० 
गोत्रकमणि सहिन्ने. गुणो<्गरुरूघुभवेत्‌। 
अन्तरायविनाशेन वीय॑त्वमुपजायते ॥२१॥ 
अथं--ज्ञानावरणका क्षय होनेपर अन्तज्ञान प्रकाशित होता है। 
दर्शनावरणके नष्ट होनेपर अनन्तदर्शन प्रकट होता है। वेदनीयका 
विनाश होनेसे अव्याबाध गुण होता है। मोहके नष्ट हो जानेपर सम्य- 
क्त्वगुण उत्पन्त होता है। आयुके अभावसे अवगाहनगुण होता है। 
निश्चय ही नामकर्मका अभाव होनेपर सृक्ष्मत्वगुण माना जाता है। 
गोत्रकर्मका क्षय होनेपर अगुरुलघुगुण होता है और अच्तरायके विवाश- 
से वीयंगुण प्रकट होता है ॥१८-२१॥ 
आगे मुक्त जीवोके वेभाविकी शक्तिका स्वाभाविक परिणमन होता 
है, यह कहते है-- 


दश्मो मयूखः ३४५ 


जीवे वैभाविकीशक्ते!ः .प्रोक्‍तायाः पूव॑सूरिभिः । 
ज्ेया स्वाभाविकी वृत्तिमुक्तौ मुक्तिभ्ृतां तणाम २२ 
अर्थं-पूर्वांचार्योते जीवमे जिस वेभाविकी शक्तिका कथन किया है 
उस दक्तिका मोक्षमे मुक्त जीवोके स्वाभाविक परिणमन होता है ॥२३॥ 
अब मुक्त जीवोकी अवगाहनाका वर्णन करते हैं-- 
ईपन्‍्न्यूनाकृतिस्तेषामन्त्यदेह्रमाणतः | 
क्षुण्णकमकदम्बानां.. श्रोक्ता सुक्तिमहोतले ॥२३॥ 


अरथ-जिनके कर्मसमूहका क्षय हो चुका है ऐसे सिद्ध परमेष्ठियोकी 
अवगाहना मुक्तिसे अन्तिम शरीरसे कुछ कम कही गई है ॥२३॥ 
आगे मुक्त जीवोमे आसनका कथन करते हैं-- 
हें एवं चासने प्रोक्‍ते सिद्धानां सिद्धिसग्ननि। 


एकं पद्मासनं ल्वन्यत्‌ कायोस्सर्गासनं तथा ॥२४॥ 
अर्थ--सिद्ध जीवोंके मोक्षमे दो आसन कहे गये है--एक पद्मासन 
और दूसरा कायोत्सर्गासन ॥२४॥ 


आगे यद्यपि आत्मगुणोके विकासकी अपेक्षा सब सिद्धोमे समानता है 
तथापि क्षेत्र आदिकी अपेक्षा विशेषता बताते हैं-- 
क्षेत्र काल गति तीथ चारित्र बुद्धबोधितम्‌ । 
ज्ञानावगाहने लिख संख्यामल्पबहुत्वकम्‌ ॥२७॥। 
अन्तर च. समाश्रित्यभूतप्रज्ञापनेनये । 
भेदाः सिद्धेषु संसाध्याः पण्डितानामधीश्वरेः ॥२९॥ 


अथं--ज्ञानी जनोको भूतपूर्व प्रज्ञापन नयकी भपेक्षा सिद्धोमे क्षेत्र, 
काल, गति, तीथं, चारित्र, बुद्ध-बोधित, ज्ञान, अवगाहना, लिज्र, संख्या, 
अल्पबहुत्व ओर अन्तर इन बारह अनुयोगोका आश्रय कर भेद सिद्ध 
फरना चाहिये । 


विशेषाथं--क्षेत्रादि अनुयोगोका वर्णन वर्तमानग्राही तथा भूतग्राही 
इन दो नयोके द्वारा किया गया है । जो इस प्रकार है-- 
क्षेत्र-- 

प्रथन--क्षेत्रकी अपेक्षा किस क्षेत्रमे सिद्ध होते हैं ? 


३४६ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


उत्तर-वर्तमानप्राही नयकी अपेक्षा सिद्धक्षेत्रमे, अपने आत्म- 
प्रदेशोमे अथवा आकाशदगप्रदेशमे सिद्धि होती है। भूतग्राही नयकी अपेक्षा 
जन्मसे पन्द्रह कमंभूमियोमे ओर अपहरणकी अपेक्षा मानुष क्षेत्र--अढाई 
द्वीपमे सिद्धि होती है । 
फाल-- 
प्रइन--कालकी अपेक्षा किस कालमे सिद्धि होती है ? 
उत्तर--वतंमानग्राही नयकी अपेक्षा एक समयमे सिद्ध होता है मौर 
भूतग्राही नयकी अपेक्षा जन्मसे सामान्य रूपमे उत्सपिणी और अवसर्पिणी- 
में उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। विशेषरूपमे अवसर्पिणी कालमे सुषमा 
दु षमाके अन्त भागमे ओर दुःषमासुषमामे उत्पन्न हुआ मनुष्य सिद्ध 
होता है। दुःषमाममे उत्पन्न हुआ दु षमामे सिद्ध नही होता। अन्य कालमे 
सिद्ध नही होता । गपहरणकी अपेक्षा उत्सपिणी और अवसर्पिणीके सब 
समयोमें सिद्ध होता है । 
गति-- 
प्रइन--गतिकी अपेक्षा किस गतिसे सिद्ध होते हैं ? 
उत्तर--सिद्ध गति अथवा मनुष्यगतिसे सिद्ध होते हैं। 
छिज्र-- 
प्रन्‍न--किस लिज़ुसे सिद्ध होते हैं ” 
उत्तर--अवेदभावसे अथवा तीनो वेदोसे सिद्ध होते हैं। यह भाव- 
बेंदकी अपेक्षा कथन है । द्रव्यवेदकी अपेक्षा केवल पुरुषवेदसे ही सिद्ध 
होते हैं। अथवा लिज्ुके दो भेद हैँ--१ निम्न्॑ध लिज् ओर २ सम्रन्ध- 
लिज्ज । इनमेसे निम्नंस्थलिज्--दिगम्बर मुद्रासे ही सिद्ध होते हैं सम्रन्थ- 
लिजसे नही। अथवा भूतपूर्व नयकी अपेक्षा सप्नन्थलिज्भसे भी सिद्ध 
' होते हैं । 
तीर्थ-- 
तीर्थ॑सिद्ध दो प्रकारके होते हैं--१ तीर्थंकर सिद्ध और २ इतर सिद्ध । 
जो स्वय तीर्थंकर होकर सिद्ध होते हैं वे तीर्थंकर सिद्ध कहलाते हैं और 
जो तीथंकर न होकर साधारण मनुष्यपदसे मोक्ष श्राप्त करते हैं वे इतर 
सिद्ध कहलाते हैं । इतर सिद्ध भी दो प्रकारके हैं--एक तीर्थंकरके रहते हुए 
मोक्ष प्राप्त करते हैं और दूसरे तीर्थकरके अभावमे मोक्ष प्राप्त करते हैं। 


चारिश्र-- 
प्रदन--किस चारित्रसे सिद्ध होते है 


दद्मो मयूख. ३४७ 


उत्तर--अव्यपदेश--नामरहित चारित्रसे सिद्ध होते है अथवा यथा- 
ख्यात चारित्रसे सिद्ध होते है। अथवा सामायिक, छेदोपस्थापना, सृक्षम- 
साम्पराय और यथाख्यात इन चार चारित्रोसे सिद्ध होते है अथवा जिनके 
परिहारविशुद्धि चारित्र भी होता है उनकी अपेक्षा पाँच चारित्रोसे सिद्ध 
होते हैं । 
प्रत्येकबुद्ध--बो घितबुद्ध-- 

कोई मनुष्य पू्वभवके संस्कारकी प्रबलतासे परोपदेशके विना स्वयं 
ही विरक्‍्त हो दीक्षा लेकर सिद्ध होते है वे प्रत्येकबुद्ध कहलाते है और 
कोई दूसरेके उपदेशसे प्रभावित हो दीक्षा लेकर सिद्ध होते है वे बोघित- 
बुद्ध कहलाते हैं। 
शान-- 

प्रदन--किस ज्ञानसे सिद्ध होते हैं ? 


उत्तर--व॒तंमान नयकी अपेक्षा केवलज्ञानसे सिद्ध होते है और भूत- 
पृव॑ग्राही नयकी अपेक्षा कोई मति, श्रुतके वाद केवलज्ञानी होकर सिद्ध 
होते है, कोई मति-श्रुत और अवधिके बाद अथवा मति,श्र्‌ त और मन - 
पर्ययके बाद अथवा मति आदि चारो ज्ञानोके बाद फ्रेवलज्ञान प्राप्त कर 
सिद्ध होते है । 
अवगाहना-- 

प्रइ--सिद्धोकी कितनी अवगाहना है ? 


उत्तर--सिद्धोकी उत्कृष्ट अवगाहना पाँच सो पच्चीस धनुष है और 
जघन्य अवगाहना कुछ कम साढे तीन हाथ प्रमाण है। मध्यम अवगाहना- 
के अनेक विकल्प हैं। साढे तीन हाथकी अवगाहना चतुर्थ कालके अन्तमे 
होनेवाले जीवोके सभव होती है अथवा चतुथ कालमे जब मनुष्यकी पुण 
अवगाहना सात हाथके लगभग होती है तब किसी बालककों आठ वर्ष 
अन्तमुंहुतंकी अवस्थामे केवलज्ञान हो जावे तो उसकी अपेक्षा संभव 
होती है क्योकि केवलज्ञान होनेपर शरीरकी बाढ नही होती । 
अन्तर-- 


प्रझच--सिद्धों मे अन्तर कितना होता है ? 

उत्तर-लगातार सिद्ध होते हुए सिद्धोमे जघन्य अनन्तर दो समय 
ओर उत्कृष्ट अनन्तर आठ समय है। जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर छह माह है। 


३९८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


संख्या-- 
प्रशन--एक समयमे कितने जीव सिद्ध होते हैं ? 
उत्तर--कम-से-कम एक और अधिक-से-अधिक एकसौ आठ जीव 
सिद्ध होते हैं । हु 
अल्पबहुत्व-- 
क्षेत्रादि अनुयोगोकी अपेक्षा परस्पर हीनाधिकताका विचार करना 
अल्पबहुत्व हैं। वर्तमानग्राही नयकी अपेक्षा सिद्धिक्षेत्रमे सिद्ध होनेवाले 
जीवोमे अल्पबहुत्व नही है। भूतपुर्वग्राही नयकी अपेक्षा विचार करते।हैं-- 
क्षेत्रसिद्ध जीव दो प्रकारके हैं--१ जन्मसिद्ध और २ सहरणसिद्ध । इनमे 
सहरणसिद्ध जीव सबसे अल्प हैं । जन्मसिद्ध जीव इनसे सख्यातगुणे हैं। 
क्षेत्रोका विभाग सात प्रकारका है--१ कमंभूमि, २ अकमंभूमि, ३ समुद्र, 
४ द्वीप, ५ ऊध्वंलोक, ६ अधोलोक और ७ तियंगूलोक । इनमे ऊध्वंलोक 
सिद्ध सबसे थोडे हैं। इनसे अधोलोक सिद्ध सख्यातगुणे हैं। इनसे तियंग्‌ 
लोकसिद्ध सख्यातगुणे हैं। समुद्रसिद्ध सबसे कम हैं। इनसे द्वीपसिद्ध 
सख्यातगुणे हैं। यह सामान्य कथन है । विशेषख्पसे विचार करनेपर लवण- 
समुद्रसे सिद्ध होनेवाले सबसे अल्प हैं, कालोदधिसे सिद्ध होनेवाले इनकी 
अपेक्षा संख्यातगुणे हैं, इनसे सख्यातगुणे जम्बूद्वीपसिद्ध है, इनसे सख्यात- 
गृणे धातकीखण्डसिद्ध हैं, इनसे सख्यातगुणे पुष्कराधंद्वीपसिद्ध है । 
कालविभाग तीन प्रकारका है--१ उत्सपिणी, २ अवसपिणी और 
३ अनुत्सपिणी-अनवसर्पिणी । इनमे उत्सपिणीसिद्ध सबसे अल्प हैं, अव- 
सर्पिणीसिद्ध इनसे विद्ोष अधिक और अनुत्सपिणी-अनवसर्पिणी सिद्ध 
भर्थाव्‌ विदेहक्षेत्रसे सिद्ध होने वाले सिद्ध इनसे सख्यातगुणे हैं। 
अनन्तर सिद्धोमे अष्ट्समयानन्तर सिद्ध सबसे अल्प हैं, सप्तसमया- 
नन्‍्तर सिद्ध उनकी अपेक्षा सख्यातगुणे हैं, इस प्रकार द्विसमयानन्तर 
सिद्ध तक सख्यातगुणे सख्यातगुणे हैं। सान्‍्तर सिद्धोमे छह मासके भन्तरसे 
सिद्ध होनेवाले सबसे अल्प हैं भौर एक समयके अन्तरसे सिद्ध होनेवाले 
सख्यातगुणे हैं । 
तिय॑ज्न्वगतिसे मनुष्यगतिमे आकर सिद्ध होनेवालोकी सख्या सबसे 
थोडी है। मनुष्यगतिसे मनुष्यगतिमे आकर सिद्ध होनेवालोकी संख्या 
उनसे सख्यातगुणी हैं। नरकगतिसे मनुष्यर्गातमे आकर सिद्ध होने 
वालोको सर्या उनसे सख्यात्तगुणी हैं और देवगतिसे मनुष्यगतिमे आकर 
सिद्ध होनेवालोकी सख्या उनसे सख्यातगुणी है। 


'दशमो मयूख' ३४९, 


प्रमार्थसे वेदरहित जीव ही सिद्ध होते है क्योकि वेदका उदय नवम 
गृणस्थान तक ही रहता है। भूतग्राही नयकी अपेक्षा भावनपुसकवेदसे 
सिद्ध होनेवाले सबसे थोडे है, भावस्त्रीवेदसे सिद्ध होनेवाले उनकी 
अपेक्षा संख्यातगुणे हैं और द्रव्य तथा भाव पुवेदसे सिद्ध होनेवाले उनसे 
सख्यातगुणे हैं। तीर्थानुयोगकी अपेक्षा तीर्थंकरसिद्ध सबसे अल्प हैं और 
अन्य सिद्ध उनसे सख्यातगुणे हैं । 

चारित्रानुयोगकी अपेक्षा सब यथाख्यातचारित्रसे हो सिद्ध होते है, 
परन्तु भूतग्राही नयकी अपेक्षा पाँच चारित्रो और चार चारित्रोसे सिद्ध 
होते हैं। उनमे पाँच चारित्रोसे सिद्ध होनेवाले अल्प है और चार 
चारिभोसे सिद्ध होनेवाले उनसे संख्यातगुणे है । 

प्रत्येकबुद्ध अल्प हैं ओर बोधितबुद्ध उनसे सख्यातगुणे हैं । 

मति,श्रुत और मन्त पर्यथ ज्ञानके बाद केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध होने- 
वाले सबसे थोडे हैं। मति, श्रुत ज्ञानके बाद केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध 
होनेवाले उनसे सख्यातगुणे हैं। मति, श्रुत, अवधि और मन पर्मयज्ञान 
पूवेक केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध होनेवाले उनसे सख्यातगुणे है और 
मति, श्रुत, अवधि पूर्वक केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध होनेवाले उनसे 
संख्यातगुणे है । 

जघन्य अवगाहनासे सिद्ध होनेवाले सबसे थोड़े हैं। उत्कृष्ट अब- 
गाहनासे सिद्ध होनेवाले उनसे सख्यातगुणे हैँ और मध्यम अवगाहनासे 
सिद्ध होनेवाले उनसे सख्यात गुणे है । 

एकसी आठकी संख्यामे सिद्ध होनेवाले सबसे थोडे है। एकसो 
आठसे लेकर पचास तक सिद्ध होनेवाले अनन्तगुणे है। उन्तचाससे २५ 
तक सिद्ध होनेवाले असंख्यात्तगुणे है और चौबीससे एक तक सिद्ध होने- 
वाल सख्यातगुणे है ॥२५-२६॥ 

भागे मोक्षकी प्रशंसा करते हुए कहते है-- 


स्नग्धरा छत्द 
बातव्याघृततोयोद्धरितजलूघरव्यूइसन्मागतुल्यो 
वायददीप्तप्रचण्डानलचपलशिखातप्तमर्मप्रभावः. । 
शाणोल्लेढप्रभास्वत्किरणयुतमणिज्यो तिराद्यः समन्तान्‌ 
मुक्तात्मा रिक्तकर्मा विहतनिखिलसत्कर्मंसद्घो5पि जीयातू । २७ 


रै५० सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


अथं--जिसके सजल मेघोका समूह वायुसे उडा दिया गया है 
ऐसे आकाशके समान हैं, जिनका प्रभाव, वायुसे प्रदीप्त प्रचण्ड अग्निकी 
चञ्चल शिखाओसे सन्‍्तप्त स्वर्णके समान है, जो शाणपर कसे हुए 
देदीप्यमान किरणोसे युक्त मणिकी ज्योत्तिसे परिपूर्ण हैं, जो कमंरहित 
हैं तथा जिनके समस्त पुण्यकर्मोका समूह भी नष्ट हो गया है ऐसे सिद्ध 
भगवन्त सदा जयवन्त प्रवर्तें ॥२७॥ 
आर्या 
काञज्चनपण्जरपतितो वनचरनाथः सुलालितो यद्वत्‌ । 
वाज्छति सतत सघन गहन स्वातन्न्यसदूगेहम्‌ ॥२८॥ 
सुरपतिनरपतिभीगावर्ली प्रपन्‍न स्चेतनस्तद्वत्‌ । 
भवकाराग्रृहपतितों वाञ्छति सोक्षं सदा सुखदस ॥२९॥ 
अर्थ--जिस प्रकार सुवर्णके पिंजडेमे पडा और अच्छी तरहसे पाला 
गया सिंह स्वतन्त्रताके घरस्वरूप सघन वनकी सदा इच्छा करता है 
उसी प्रकार ससाररूपी कारागुृहमे पडा यह जीव इन्द्र तथा चक्रवर्तीके 
भोगसमूहको प्राप्त कर भी सदा सुखदायक मोक्षको इच्छा करता 
है ॥२८-२९॥ 
शालिनी 
कैवल्यात्य दृष्टिवीयश्रपृर्ण 
सोख्यप्राप्त.. कर्मशून्य॑ समन्‍्तात्‌। 
भास्वद्धास्वज्ज्योतिरीश॑ स्वतस्त्र 
सिद्धात्मानं नोमि मकक्‍त्या सदाब्हस्‌ ॥३०। 
अथै--जो केवलज्ञानसे सहित हैं, दर्शन और वीयंसे परिपृ्ण हैं, 
अनन्तसुखसे युक्त हैं, सब ओरतसे देदीप्यमान सूर्यंसदृश जञानज्योतिके 
स्वामी है तथा स्वतन्त्र हैं उ्त सिद्धात्माकी मैं सदा भक्तिपूर्वक स्तुति 


करता हूँ ॥३१॥ 2 न 
विषय होनेसे उपस्थित देव, शास्त्र, गुरुकी, 


आगे 
लक्षणगर्भित स्तुति करते हैं-- 
हिन्दीगीतिकाछन्द 
गुणरत्नभूषण [वि गतदूषण ! सौम्यभावनिशापत्े ! 


सद्नोधमाजुविभाषिभासितसकछलोक ! विदांपते || _ 


दद्मो मयूखः ३५१ 


निःसीमसौरूयसमृहमण्डित | योगखण्डितरतिपत्ते ! 
५ ५ 
अहेननभमज्जुरशमंभारं देहि से समतापते ! ॥३१॥ 
अर्थ--जो गुणरूपी र॒त्तमय आशभूषणोसे सहित हैं, दृषणोसे रहित हैं, 
सोम्यभावके लिए चन्द्रस्वरूप हैं, सम्यग्शानरूपी सुर्यके प्रकाशसे जिन्होने 
सकल लोकको प्रकाशित कर दिया है, जो ज्ञानियोमे अतिशय श्रेष्ठ हैं, 
अननन्‍्तसुखसमूहसे सुशोभित है, जिन्होंने ध्यानके द्वारा कामको नष्ट कर 
दिया है तथा जो समताके स्वामी है ऐसे है अहंन्त भगवान्‌ ! आप मेरे 
लिए अविनाशी सुख प्रदान कीजिये ॥३१॥ 
वसनन्‍्ततिलका 
रागादू बिना किसपि वस्तु हित दिशल्तं 
भव्योत्काय हृतकर्मचतुष्टयं... तम। 
मोहादिदोपरदहित पिमली मवन्तं 
सेवे मरदा गतभवं॑ भसगवन्तमाप्तम ॥३२॥ 
अर्थ--जो भव्यसमूहके लिए रागके बिना किसी हितकारी अनिववे- 
चतीय वस्तुका उपदेश देते है, जिन्होने चार घातिया कर्म नष्ट कर दिये 
हैं, जो मोहादि दोषोसे रहित हैं, निमंछ हो रहे है तथा जिनका ससार 
समाप्त हो चुका है ऐसे भगवान्‌ अर्थात्‌ अष्टप्रातिहार्यरूप ऐंश्वयंसे 
सहित अरहच्तकी मैं हषंपृवंक सेवा--आराधना करता हूँ ।।३२॥ 
हिन्दीगीतिकाछन्द 
सद्ध्यानतीएणकृपाणधारानिहतकम कद॒म्वक 
कृतकृत्यमखिलनरे न्द्रवन्ध॒ ग्राप्तसुखनिकुरम्घक्स । 
योगीन्द्रयोगनिरूपणीयं स्वात्मकेलिकलापतिं 
चेतन्यपिण्डमखण्डरूप॑ मजे. मक्तिरमापतिस्‌ ॥३३॥ 


अर्थ--समीचीन ध्यानरूपी खद्भकी धारासे जिन्होने कर्मसमूहको 
नष्ट कर दिया है, जो क्ृत्तकृत्य है, समस्त नरेन्‍्द्रोके द्वारा वन्दनीय हैं, 
जिन्होने सुखसमूहको प्राप्त कर लिया है, योगीन्द्र--बड़े बड़े मुनिराज 
अपने ध्यानमे जिनका अवलोकन करते है, जो स्वकीय शुद्ध आत्मामे 
रमण करनेकी कलाके स्वामी है, चेतत्य--ज्ञान-दर्शनरूप चेतनाके समूह 
हैं, तथा अखण्डरूप है उन सिद्धपरमेष्ठोकी में सेवा करता हूँ ॥३३॥ 


१५२ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


वसन्ततिलका 
सिद्धात्‌ विशुद्धवरवोधधरान्‌ू. प्रसिद्धान्‌ 
कर्मारिसद्गभविजयेन विवधमानान्‌ । 
शुद्धान्तरी क्षतुलितान मितांइच नित्यं 


वन्‍्दे विभून्‌ भगवतोध्वहितों हिताय ॥३४॥ 
अर्थ--जो निर्मल केवलशानको धारण कर रहे हैं, प्रसिद्ध हैं, कर्मरूप 
शत्रुसमूहपर विजय प्राप्त करनेसे निरन्तर बढ रहे हैं, निर्मल आकाशके 
समान हैं तथा अपरिमित--अनन्त हैं उन विभु, भगवन्त सिद्धपरमे- 
ष्ठियोको मे हितके लिए एकाग्र होता हुआ नमस्कार करता हूँ ॥३४॥ 
हिन्दीगीतिका छन्द 
ससारसिन्धुनिमग्नजन्तुसमहहितकरदेशन 
सर्वश्योगिनिवेद्ताखिलवस्तुरूपनिवेशनम्‌ | 
पूर्वापरादिविरोधशुन्यमनन्तधर्म विकाशन 
शास्त्र नमामि निरन्‍्तरं नरकादिदु खबिनाशनम्‌ ॥३५॥ 
अर्थ--जो ससार-सागरमे निमग्न श्राणिसमूहके लिए हितकारी 
उपदेद देनेवाला है, जिसमे सर्वज्ञ जिनेन्द्रके द्वारा प्रत्तिपादित समस्त 
वस्तुओका समावेश है, जो पूर्वापर आदि विरोघसे रहित है, अनन्त 
घर्मोको प्रकट करनेवाला है, तथा नरकादिके दु खोका नाश करनेवालूा 
है उस शास्त्रको मैं निरन्तर सकता हूँ ॥३५॥ 
आय 


पूर्वापरादिवाधारहितं सबज्ञवीतरागेण । 
रचितं निचितं श्रेयोनिचये! शास्त्र भजे मक्‍त्या ॥३३॥ 
अर्थ--जो पूर्वापरादि बाधाओसे रहित है, स्वज्ञ वीतरागके द्वारा 
रचित है तथा कल्याणोके समूहसे परिपुर्ण है उस शास्त्रकी भक्तिपृवक 


सेवा करता हूँ ।३६॥ 
हिन्दीगीतिका छन्‍्द 


आचारपश्चकचरणचारणतत्पर समताधर 
नानातपोभरक्षत्तकर्म कला पमाचितशमभरम्‌ | 
गुप्तित्रयीपरिशीलनादिविशोभितं वदतांवर 
धाचायमणज्चितमचया प्रार्ॉमि सज्चितशंभरम्‌ ॥३२७॥ 


*'. दद्ममों मयूख .._ ३५३ 


' अथ--जो पञ्चाचारका स्वयं पालन करने तथा दूसरोसे पालन 

' > करानेमे तत्पर हैं, साम्यभावको धारण करते हैं, नाना तपोंके समूहसे 

“ क्र्मसमूहुको नष्ट करनेमे उद्यत है, जिन्होने शान्तिके समूहका संचय 

किया है, जो तीन गुप्ति आदिके परिशीलनसे सुशोभित हैं, वक्‍ताओमे 

श्रेष्ठ हैं, पुजा-आराधनासे सहित हैं तथा निराकुछुतारूप सुखसमूहको 
सब्चित करनेवाले है ऐसे आचायंपरमेष्ठीकी मैं पूजा करता हूँ ॥३७॥। 


वसन्ततिलका 
आचारयन्ति किल पश्चतया विभिन्‍न- 
“ माचारमन्तिकगतानितरान्यतीन्‌ ये। 


तांइच स्वयं खलु तथा चरतः समच्या- 
नाचायकानवहित. प्राणमामि - भकक्‍त्या ॥शे८।॥ 
*७ -अर्थ--जो निकटस्थ मुनियोको पञ्चाचारका आचरण कराते हैं 
और स्वय भी उनका आचरण करते है उन पूज्य आचायंपरमेष्ठियोको 
में एकाग्र होता हुआ भक्तिपुर्वंक प्रणाम करता हूँ ॥३८॥ 
हिन्दीगीतिका छन्द 
द्वादशविभेदविभिन्नश्रुतभरपठनपाठनकर्म ठ 
! #5दुर्योगयोगनिरोधरोधितनिखिलदुःखददुहंठस्‌. | 
कत्तव्यदेशनतत्परंः. विज्ञानगौरवशालिनं 
'.। बन्दें! सदाइमितमोदतो' गुरुदेबदीधितिमालिनम्‌ ॥३९॥ 
- 'अर्थ--जो द्वादशाड्र श्रुतसमूहके पठन-पाठनमे दर्क्ष है, जिन्होंने 
! दुर्ष्यानोका प्रसद्भ रोक कर समस्त दु ख़दायक कदाग्रहोकों दूर कर दिया 
- है; जो कत्तंव्यका उपदेश देनेमे तत्पर हैं, और वीतराग-विज्ञानके गोरवसे 


सुशोभित हैं उन उपाध्यायप रमेष्ठीरूपी सूर्यको मैं सदा अपरिमित ह्षसे 
नमस्कार करता हूँ ॥३९५॥ 


वसन्तत्तिक॒का 
““” एकादशाइकुशलांदच - समग्रपूव- 
, विज्ञान्‌ यतीन - पठनपाठनकर्मठांस्तान्‌ । 
अध्याएकान्‌ श्रुतधरान्‌ सुगतान्‌ समस्तानु्‌ 


वन्दामहे | सुरवरे). भितपादपज्ान्‌ ॥४०॥ 
२३ 


३५४ सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


अर्थ--जो ग्यारह अड्भोमे कुशल हैं, समस्त पु्बोकि ज्ञाता हैं, पठन- 
पाठनमें निवुण हैं, शास्त्रोके घारक हैं, उत्तम ज्ञानसे सहित हैं तथा इन्द्रो- 
के द्वारा पूजितचरण हैं उन समस्त उपाध्याय परमेष्ठियोको हम नमस्कार 
करते हैं ॥४०॥ 
हिन्दीगीतिका उन्द 
सयमसमित्यावश्यकापरिद्दाणिगुप्तिविभूषित॑ 
पन्चाक्षदान्तिसमुधतत समतासुधाभरभूषितम्‌ । 
भूपुष्ठविष्टरशायिन॑ ह्यातापनादिविभूषित॑ 
साधु सदा परमसेष्ठिनं वन्‍्दे मुदा शमभूषितम्‌ ॥४१॥ 
अथ--जो समम, समिति, आवश्कापरिहाणि और गुप्तियोंसे विभू- 
षित हैं, पण्चेन्द्रयोका दमन करनेमे उद्यत हैं, समतारूपी अमृतके 
समूहसे सुशोभित हैं, पृथिवीतरूरूप शय्यापर दयन करनेवाले है, आाताप- 
_नादि योगोसे मलकृत हैं तथा प्रशमभाव--लोकोत्तर शान्तिसे विराजमान 
हैं उन साधुपरमेष्ठीको मैं सदा नमस्कार करता हूँ ।॥४१॥ 
उपजाति 
संसारमेते खलु॒ सारहीन॑ 
विदुष्य मुक्त्यध्यनि वर्तमानाः । 
ये साधयन्त्यात्महित वनेषु 
यतीन्यजे तानू्‌ वरभक्तिभावात्‌ ॥४२॥ 
अरथ--जो निदचयसे ससारकों सारहीन जानकर मुक्तिके मार्गमें 
वत्तमान हैं--प्रयाण कर रहे हैं तथा जो वनोमे आत्महितकी साधना 
करते हैं उत मुनियो--साधुपरमेष्ठियोकी मैं उत्कृष्ट भव्तिभावसे पूजा 
करता हूँ ॥|४२॥ ह 
आगे अन्तमझ्जल करते हैं-- 
आर्या 
गतविरुजं निवजलज नततमदिविजं समग्रगुणसज्जम्‌ । 
हतमुक्तिस्त्रीलज्जं चरणपयोज॑ भजे जिनेन्द्रप्य ॥४३॥ 
अथं--जो रोगरहित हैं, कमलको जीतनेवाले हैँ, जिन्हे देव अत्यन्त 
नमस्कार करते हैं, जो समस्तगुणोंसे सुसज्जित हैं. ओर जिन्होंने मुविति- 


दद्ममो मयूख: ३५५ 
रूपी स्त्रीकी लज्जाको दुर कर दिया है ऐसे जिनराजके चरणकमलोकी 
सेवा करता हूँ ॥४३॥। 

ख्रकूछन्द: 
विषमविषयद्वद्हनघनहितः! 
, सकलमनुजखगद्विजचयनत: । 
निखिलहृदयरथसुरपनगतति- 
जंयति जगति गुणविपुलजिनपतिः ॥४४॥ 


अर्थ--जों विषम वि््यरूपी दावानलको शान्त करनेके लिए मेधके 
समान हितकारी हैं, समस्त मनुष्य, विद्याधर और देवोके समूह जिन्हे 
नमस्कार करते हैं और जो, सबके मनोरथोको पूर्ति करनेके लिए कल्प- 
वृक्षोंके समूह है ऐसे विशाल गृणोके धारक जिनेन्द्र भगवान्‌ जगत्‌मे सदा 
जयवत प्रवतंते हैं ॥४४।॥। 
इस प्रकार सम्यक्त्व-चिन्तामणिमे मोक्षतत्व तथा | देव-शास्त्र-गुरुका 
वर्णन करनेवा्ली दम मयूख समाप्त हुआ ॥१०॥ 
सम्यक्त्व-चिन्तामणि:' समाप्त: । ' 


प्रशस्तिः 


गलललीलालतनूजेंन !* . जानक्युदरसंभुवा | 
दयाचन्द्रस्य शिषप्येण,, सागरगामवासिना ॥१॥ 


पन्‍नालालेन बालेन पूर्वाचार्यानुसारिणा | 
देव-शास्त्र-गुरुत्‌ भवत्या नम्नता -शुद्धचेतसा ॥२॥ 


-पृव॑ंसूरिक्ृतात्‌ ग्रन्थानाश्षित्य मन्दवुद्धिना। 
अल्पप्रज्ञजनोद्धारहेतवे , रचितो. ह्ययम्र ॥१॥ 


प्रन्थः सम्यक्त्वचिन्तादिम णिश्चिन्तामणीयतास्‌ । 
भव्याना भद्रवुद्धीनी तत्त्वज्ञानाभिलाषिणास्‌ ॥४॥ 


मुनिरसाव्धियुग्मारख्ये(२४६७) वीरनिर्वाणवत्सरे । 
रचितो5य मया ग्रन्थ , प्रतिष्ठा लगता सदा ॥५॥ 


असाधवो हसिष्यन्ति सखलित-द्यवल़ोक्य मे | 
साववस्तु महाप्रज्ञा समाधास्यन्ति निश्चितम्‌ ॥६॥ 


जिनागमविरुद्धस्थ तत्त्वस्थ प्रतिपादने । 
निरन्तर विभीतो&$स्मि क्षमन्ता मा ततो बुधा: ॥७॥ 
येपामाधारमासाद ग्रन्थोष्यमुदितः क्षितो। 
सर्वास्तान्मनसा वन्दे पूर्वाचार्यान्पुन पुनः ॥4॥। 


इलोकानुक्रमणिकां ' 


ञ । अतिप्रगाढमिथ्यात्व '. ११७९ 
अकामनिर्जराबाल ६४९१ " अंत्यल्पयतानिमित्तात्‌ ८१२५ ' 
अकालाध्ययनश्रद्धा ी ६।३७ अन्न केचिन्नरा भोग ३।८८ 
अकिम्चनत्वोपयुतास्तपस्विन' ८१३२ ' आन्रे स्थितस्यथ जीवस्य शाट८ट 7 
अकीतिः 'प्रसरेद्येत ७।९७  तंत्राह केवलज्ञान २११३ 
भकुर्वतोी मनोदु ख ८।२६४ पझ्लेथ वच्मि महापुण्य ' ६१०९ 
भक्षवर्गसमुत्पन्न ११२१६” अथ वच्मि तप श्रेष्ठ ९१२ 
अक्षावधिविषयेण ३।१९५ अथ मुक्तिसुप्रमदानना ' ४१ 
भखण्डवेणुदण्डस्थै पा४ड८ अथ मर्त्येषु के जीवा ' ३॥१६२ 
अखण्डमसज नित्य १११८८: अथ स्थितिकषायानु २।६१ 
अखण्डो5्य क्रम: प्रोक्‍्त. २७७१ अथ मन्दकषायेण १८८ 
अखिलस्यापि छोकस्प २४४९ अथ स किल निशेषो ८१५८ 
अखिलजनसपल' ८।१९४  अथापि भागधेयस्य * १९२ 
अगुरुलघुक ' देवे ७॥३२१२ अथाय पर्वत थाति .. ३॥३९ 
भद्भपूर्वादिविज्वस्य ८॥२८५ अ्धाष्टाड्रतया तस्य ११२१० 
अज्भारकदच मन्दद्घेत्येव. ३।१८६  अथाग्रे सप्रवक्ष्यामि ४।२ 
भज्जोपाडुत्रय शस्त ७॥२२९ अथात सप्रवक्ष्यामि ३॥२०२ ० 
अधातिस्पद्ध का ज्ञेया - ७॥२२५ -अथात सप्रवरक्ष्यामि ११२० 
भधातिका ऐक्ष वखण्डशर्करा ' ७२२६ प्ञथात सप्रवक्ष्याम्या '. ३॥१८१ 
अराठमानमध्यस्थ ७॥२१४ ० अथानवयसन्यार्थो ९४१ 
अचलाना'च तुद्भाना “ ११२०२ अथात्मनो हि सम्यकत्व 7! ४७६ 
भच्युतान्तेषु जायन्ते ३॥२२४ “ ' अथधार्यम्लेच्छभेदेन ३।८४ 
अजन्न दु.खितात्मासा “” ३॥३५ - अथामूर्तत्वमेतस्य २१६ 
मम्जलिस्तुतिसत्यागो ६।११७: अधाग्रे संप्रक्ष्यामि ३॥२०९ 
अजागोमहिषीक्षीरे ७॥१८२४ अथाचार्य उपाष्याययू ! ९े३ 
अणुस्कन्धविभेदेन ५१७ अथेद भव्यजीवाना २२ 
मतत्त्वप्रत्यय' ।पुंसा ७४५ 'अधैषामाश्रय वक्ष्य 7 ३१० 


अतिथे सविभागहइच *+ , ६८९ आअथोत्पाद प्रवक्ष्यामि ३॥५३ 


३५८ 


अधोत्पादव्ययप्रौव्य 


अथो जिनेन्द्रैविदिताखिलायें* 


अर्थोध्यमन्न जीवस्य 
बदर्शन भवेद्‌ दृष्टि 
भद्वितीयमनाकार 
अधर्म स व समप्रोक्त. 
अघ करणनामा स 
अधोग्रैवेयकेषु स्पात्‌ 
अधोदेशे हि पन्चम्या 
अधो5ध॒ पषलु वर्तन्ते 
अध्वगाना यथा वृक्ष 
अन्ना शअ्समाकारो 


अनन्तविज्ञानलतालवाला 


अनश्वर्र सदा बिश्नद्‌ 
अनवरतमयि त्व 
अनलऊसलिलवाता 
अनर्थोद्भावन वर्ण 
अनाकु लोध्सहायएच 
अनादिबद्धमिथ्यात्व 
अनिवृत्तिसमाख्यात 
मनिवृत्तौ गुणस्थाने 
अनुप्रेक्षा घोषणुद्ध 
अनुभागमथो वक्ष्य 
अनुसागो भवेत्तीव्ो 
मनेककल्पकालाना 
अन्ते किन्तु गुणस्थाने 
अन्तर व्‌ समाश्रित्य 
अन्त'कालुष्यदोषेण 
अन्तरमुहूर्तक पक्षों 
अन्तर्ज्वालाज्वलदुदृष्ट 
अन्तहपिषु जायन्ते 
अन्त्यग्रेवेयकेषु स्थात्‌ 
अन्तराखिलजीवाना 


) 


धम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


५॥३६ 
७।११४ 
७।५ 
८।२९४ 
५२८ 


५२४, 


२।१०१ 
३१२०६ 
३॥४९ 
३।११ 
५)२३ 
२।२८ 
४॥२०५ 
२।११६ 
८।२०१ 


८)१७४_ 


, ६८२ 
२३९ 
-र२ 
२॥७५ 
"७।१३१ 
' ९४३ 
७।२१८ 
७११८७ 
४।१७८ 
७।१४२ 
१०१२६ 
६९५६ 
'४।९९ 


२०४ , 


,रै।१०८ 
३॥२०७ 
; १६१६१ 


अन्तरायचतुद्दू ष्टि 


बनते शुक्लध्यानवद्िप्रतापे 


अन्तरायास्तथा दोष 


अन्यान्‌ श्रेष्ठगुणाघारान्‌ 


अन्यथा कथने नाम 
अन्येनापि प्रकारेण 
अपयप्तिस्तथा सूक्ष्म 
अपर्याप्तादच पर्याप्ता 
अपहसति जनों यो5 
अधि वाघासहस्री ये 
अपि योगो न यत्राघ्त्त्य 
अपि सुकुलवलादि 
अपि व किल निशेश 


अपि चंषा हि विजेय 


/ अपि ब्रजन्ति तीर्थस्य 


क्षि दिनपतिरीक्ष 


अपि च यदि दारीरस्योर्ट 


अपि च सुरपगेहे 
अपर्याप्तकपण्चाक्ष 
भपहुतवुधजनतन्द्र 
णपारे भवकृपारे 
अपूर्णयोगयुक्तत्वात 
अपूर्वा करणा यस्य 
अपैयुर्नाम मिथ्यात्व * 
अप्रत्याख्यानपिण्ड तु 
अप्रत्याख्यानको पाद्या 
अप्रत्याख्यानसं रोध 
अप्रत्याख्यानकारात्ति- 
अप्रमत्तगुणस्थान 
अप्रमत्ते गुणस्थाने 
अवन्ध एवं बोधव्यो 


अबोघोपहतस्वान्त- 
अवोधो5्दर्शनो श्वीयों 


ड 


७।१७० 
१०७ 
८॥२५ 

११३९ 

१।२११ 

१।२५६ 

७।२७९ 

२।१४० 

८१६६ 

११८१ 

२॥११८ 

८)२१८ 

८।९५१ 

३।२३४ 

३॥६० 

<८॥१५९ 


: ट|श्टट | 


८।१७७ 
२१५७ 
११४ 
११६९ 


. २१४७ 


२॥१०३ 
९६५ 
छोर७ए४ड 
'७२०५ 
४।१३३१ 
२९४ 
७॥२७७ 
७॥१२५ 

७१३८० 
7 १२६ 
५ रे 


ऐे 


५३8 


रै 


अभवदिह हि पूर्व 
अभिनवख लकर्मा 


अभितवपरिणामस्योत्पत्ति 


अभिमानमही का न्‍्त 
अभिलपसि यदि त्व 
अभिलपसि यदि त्वं 
अभिलपसि भवाव्धि 
अभिचिन्तयतो नित्य 
अश्रान्तचेतसो भिक्षो 
भमन्दमोहसं मोहा 
अमन्दानन्दसदोह 
अमा ममात्मना बद्धो 
अमृतोपमा यदीया 
भमेघादपि भेघातता 
अमौखर्य निसगेंण 
भयमपि निजदेहो 
भयमेव शोचघर्मो 
अयमार्जव. सुधर्म 
अयमाश्षितस्तु येन 
अयमयि किल लछोको5 
अयमस्ति विज्येपोषत्त 
भय॑ प्रासादपृष्ठो वा 
थगि सहूदय गन्तु 
अयि भो जगता देहि 
श्रयि भम मनु चेत 
क्रय भव॒ति हि पूर्ण 
अपुक्तोष्नवधानेन 


शये रसशे फविसद्धसंस्तुते 
अयोगिन केवलिनो जिनेन्द्रा 


जयोगो जिन हत्येंव॑ 


मरतिष्चेति नोपूर्य- 
धरतेनोंकिपायस्प 


अर्जने रक्षण नाएे 
लप॑राधिमय दुष्ट्वा 


इलौकानुक्रमणिका ३५९ 


८॥१६५ 
८॥१९७ 
५॥५७ 
१३० 
<८॥२२५ 
८॥२१२ 
८)२०५ 
८॥२६१ 
८।२४८ 
३।८ 
३।१०० 
१।१९१ 
११३ 
११२०३ 
६।८८ 
८११८५ 
८॥७५ 
८।६६ 
८॥६८ 
८२०९ 
२।१०० 
१११० 
८१९८ 
८११५ 
८। ९४८ 
<॥१५२ 
८)३८ 
<८॥१५ 
४११९३ 
२७६ 
छ॥ा५२ 
६।६५ 
रा१उ१ 
छा२४ 


अहंन्त भगवन्त ९११ 
अहंत््वकारण यत्स्यातु ' ७॥९८ 
अहतोवत विनिर्मुक्त १।२४१ 
महर्दाचाय॑-विश्वेषु ६।१११ 
अलमलमतिजल्पै, १॥२७९ 
मल बहुप्रजल्पेन १।२०६ 
अल पाताललोकेडपि १॥१५२ 
अलाभबाघाजयन ८२७४ 
मलियंथा पुष्पसमूह ८॥३१ 
अलीकवचनालाप ६॥७७ 
अलीकावधिविज्ञान ३।२८ 
अलीकालापतोध्न्येषा ३७ 
अलोभत्वाज़नासज्भ ६।७१ 
अल्पारम्भतया नित्य॑ ३॥८२ 
अवगाहनमात्रेण परमानन्द. ८४५ 
'' अवदय नाशशीले5स्मिन्‌ ११९२ 
अवधिज्नानवोद्धव्या ४११६ 
अवधिज्ञानत॒ पूर्व ४।१४६ 
अविद्याया कुलागार १२४ 
अविरति कषायणाम्‌ ६२४ 
अविज्ञेयोध्य पशुप्रस्यो ८॥२८७ 
अविनाभाविनी देहे ७१०५ 
अविरलभवहेतुस्‌ ८।१९३ 
अविरलजनसताप ८।४६ 
अविरतदेशव्तयो - २॥५७ 
अव्यक्तसूचना मुब्न्चन्‌ ८।२७ 
अन्नतिनो5पि चारित्र १११६७ 


गधारणमिति चेतक्चिस्तयित्वा ८६१६२ 
अष्टपष्टिमिता होता- ७]२३१ 
अप्टद्विक पछ्च च विशतिद्व ७॥११५ 
अष्टादक्षारते. शोक ७११ ४८ 
अप्टावपि गुणानेतान्‌ १२६२ 
सप्ठाना कर्मणां पिण्ड: ७६० 
शप्टी इन्द्वानि राजम्ते ३।१९२ 


३६० ०, सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


मभसत्सद्गन्धभेदेन ७॥६ अहो मदीयपादान्त ११३१ 
असहेद् त्रिघातीना ७॥१४५ बहो मात्सय॑श्ञालित्वात्‌ ११२० _ 
असदुभूतेन चित्तेन ४४१ ञ 
असत्यभाषणे वाचा ४४५ भी उत्क्ृष्टस्थितेव॑न्धे २७० 
असत्याहिगरावेग- ८।८६.. गाकाइन्ते यत्र जीवादिभावा: ५॥२७ 
असद्भिघानत्याग' ८।७९ भाकुलाकुलचित्तत्वात्‌ १९५ 
असत्कारपुरस्कारे ८२८४. अग्रच्छतकरम दुर्वेरि १५७ 
भसद्वेयं चसपव्च ७४२ आचरन्ति ब्रत यस्माद्‌ ९३५ _ 
असंप्राप्त तथा तिर्यग्‌ ७।२०० आाचारपन्चकचरणवारण १०३७ 
असज्ञी वापि सज्ञी वा ७।१७२ आचारयन्ति १०।३८ 
असस्येयप्रदेशद्य- ५२५ आजीवका, सह्तार ३२२८ 
असयमध्वान्तविनाशनाय ४५८. “वपद्च तथोद्योत ७२३८ 
अपकयटो कसा २५७... अतपदच तथोद्योतो ७।१९१ 
असज्ञी चलयोगएच ७२८१ पपाइसेनुच ७८१ 
गंता दिचर . आत्मनए्च परेंषा वा ११२६१, 
असयतादिचत्वारों * ७।११६: 
हे आत्मनात्मनि सजात ११६५ 
असख्येयविकल्पेषु ११५४ 
भात्मनात्मनि' सलीन २।११० 
हर ४8 ०३# पा  ह भात्मस्वरूपलब्धिर्या ४॥ १४० 
8/ 40006 नि असल , भत्मार्न कर्मपुण्जेन ४१४९ 
03 औ कप पक! (2९ आत्मान लोकश्वज्भा ग्र डा 
अस्ति मोक्षोईपि नाकोशषपि १।११५ आत्मायत्ता 'जगदूमूति. *.. ४॥८६ 
अस्तिकाया. पुन पदव्न्च '५।५६ ओआत्मनो देशचारित्र ४९३. 
अस्तित्वे सति काया ये ” ५५५ मात्मशुद्धिकर पुसा २॥२० न 
अस्तित्वे चार्पि बस्तुत्त ५4५० आत्मन कर्मश्ि साक ७२ 
अस्यादिकर्मेपदकेन ३।१५४ गथात्मा प्रदेशनिंखिले समन्‍्तात्‌ू ७० 
अभहमातापन ग्रीष्मे १।१३६ ७२४५ 
भहमिह जगता स्या ८।१८२ आात्मान नित्यमश्नान्त ' ९३७ ' 
अह कलाकुलावास ११२६ आत्मानमेत परित प्रभावात्‌ु ८१३६“ ' 
अह चात्मभव॑ सौख्य १॥१८४  आतप तु विद्युद्धधा व ७१९८' 
अहकारात्ययो नीचै ६।१२१ आतापनादियोगेन ' ' ७ ट८ार३७ '' 
अहमृद्धीश्वरो जात १११३५ भादित्यमण्डलाकारो ३१॥११९' ' 
अहिमृगगवयादी ८।२१६ थादेशमान्रमृर्तोत्य ५।११ 
अहिसाकल्पवल्छीना ११२७६ आयन्रयेण युक्तस्य ९४७ 


अहो पल व्योमचरेविहायसि ८१३० आद्यद्वितीययोरत्र ३॥४७ 


आध्योर्मोहिनी यस्यो 
वाद्य स्वर्गद्रय यावत्‌ 
बाय हि भवति घ्याव 
ब्ाध्ेफ्पो कालसिन्धो 
धाद्य तथा द्वितोये 
वायन्तिमे तथा क्षेत्र 
भाषारभैदतश्चापि 
थानतप्राणतन्दे 
ब्ानप्राणो बलाना च 
भापदथवते स्थिति हघन्त. 
ध्राप्ते च परलोके च 
बाभियोग्याइच विज्ञेया 
भायु कर्मान्तरा पुसा 
भापुरन्ते च मालाया 
भायुवलेन जीवाना 
श्रायुस्प्रयीयण्तिसवकर्म 
भायुष, कारण प्रोक्त 
आयुष: सर्वत. स्तोकस्‌ 
धारणाद्युतादुदृष्ं 
भात॑माद्य प्रविज्ञेय 
भार्यादितरखण्डेपु 
तार्जवों विनय्चेत्या 
श्तोक्षान्तात्स्ययसिद्धो 
मआलोचनादिप्ेदेन 
भापदोग्रमिता प्रोक्ता 
घायत्यसंस्पभ गस्तु 
प्राग्रणद्य मोहो 
भादिदेहू तती घ॒र्षो 
शाणाव छ्वि निवृ त्यर्ष 
हपप्रत शित तत्व॑ 
भारादत्कमंसरो घा- 
बारणस्प निरोपो प 
मज़े चतोशुनागारुप- 


इलोकानुक्रमणिका:- 


७२५४ 
३॥२२५ 

९७६ 
३॥१६० 


” ७।१३९ 
३॥१४६९ 


२९ 
२।२१८ 
२१५१ 

२॥५६ 
१।१५७ 
३।१७७ 
६।१३० 

१९४ 

७ १८ 
७१५५ 

६।९२ 
9छ)।२४७ 
३।२१९ 

९४९ 
३॥१११ 

६५।५४ 
१०१११ 

९१६ 
७।१८० 
७२५२ 

जार 
रे।९४५ 
श्यछ 

१५१ 

६९।२३ 

टारे 

२१६० 


आहारकद्ठिकस्य तीर्थकृतो 


आहारकस्य बन्धो नु' 


* आहारूच घरीरण्च 


आहारस्याभिलापषाया 
आहाराभयवोघौपषधि- 


आहारयुग्म किल तोर्थनाम 


आहारकयुगस्पाथ 
जाहतस्येव चौरेण 


' आहोपचारविनय 


हट 
इच्छाया बहुलीभावात्‌ 


एच्छाना विनिरोधस्तप 


इच्छानिरोध खलु यस्य लक्ष्म 


इतरेषा च भेदाना 
इत रत्पस्न्चक शेय 
इतराण्यपि शास्त्राणि 
इतर दृह विरोति 
इतरे पञुच सर्वश्र 
इति किल घत बुद्धधा 
इति व जगति य को 


शति स्थिते पण्डितमानिनो नराः 


इति य इृह पृथिव्यां 
इति सक्षेपत्त पूर्व 
इति ज्ञानानि पज्चैव 
एति प्ररूपिता हास्य- 
इति सन्मार्गतो5पाय- 
हतो5ग्रे सप्रवक्ष्याम्य- 
इत्यक्षकश्षामाभित्य 
इत्येव भावनादत्त 
एस्युस्कृष्टेन मतः प्रोगतों 
एत्घ युक्तियुते धास्पे 
एत्य याफप्रभेदेपु 
इत्पमुत्त रभेदेशा[- 


२६१ 


७१५ 
७१६१२ 
२१३७ 
२।१६२ 
८]११० 
७१५६ 
७।२८२ 

१।९८ 

२॥३० 


१]९० 
८।९९ 
८।१०८ 
७॥१९२ 
३॥।१४५९ 
१२१३ 
८]१५४ 
४२१९१ 
<८१५५ 
८१९० 
८4(३५ 
८।२२६ 
७१८१ 
४१०५ 
६।६२ 
5६५ 
५॥२ 
डारिद 
१११९५ 
8635 
१२१५ 
सध्ट 
२५५ 


शैदर 9. सेम्यक्त्व-चिल्तामंणि: “ ' 


इत्यभृतविचारेण., १।१८७ . ईपनन्‍न्यूनाकृतिस्तेषा शेर 5 
इत्य चतुष्ट्यी प्रोक्क_/ ३॥२३६- ौ्पढुन्मील्य नेत्राणि - ७४१ 
इत्यजीवाभिघ तत्त्वं ५५९ ईशाप्रनिपद्डूजयुग हृतपापपुञ्ज 
इत्या्या बलीववेदस्य दा७४ | 5 १॥१९ 
इद॑ सहर्णशन नाम _.. ११४८ डे । 
हृद तपो महातत्त्वं ८१०१ उत्कटमनोषवरोधस्‌ ८॥९०३ 
इृद सहर्शन येन ११७७ .उच्चलचपलतुरज़े ,टॉड७ 
इृदमेवैत्थमेवेति ६१६  उन्चलिदम्हि पादे, उक्तत्च६२६० 
इृदमीयः प्रसादोध्य २१११ . उन्चैगोत्रियश्स्कीति- ७२७२४ 
इदमौदारिक देह ८२२ उच््ैगोंत्र तथा नीचै-. , ७९९ 
इन्द्रसामानिकत्रायस्‌ ३११७६ उच्चैर्नीचिर्भवेद्‌ गोत्र ७२२ 
ह अप तेषा रै२०१ उच्च कुलसमुत्पल्ना.. १२६५ 
। ७990३ “६४९ उच्ैगोत्र नभोयान "७२१५, 
इन्द्रियाणा सचित्ताना ८९६  _्वैगनिगणस्वीत्यों: जा *छश्दक * ु 
इमे वाराका कि मेरे $0९ ९८५०४ ते अिलनस्टेण , ९॥३७ 
हमे भोगा भुजज्भाएच १॥२१८ 
हू , उच्यते निश्चय ५ालो -५रेरे 
इमे वरका किकु्दुं,. '£र४१ उच्छबास परधातप्व.. ७४२३० 
इलाजलाग्तिवातक्ष्मा शर३० उच्छूवास परघातव्च ७३२११ 
दृष्टानिष्टपदार्थेपु १५५ उत्तालतालसंलीनश्‌ ४७९ 
इह जगति ,जनो य ५ ८१९९ उत्कृष्टयोगसयुंक्‍्त ७२६९ कक 
इह जगति सनाभि ८।१६१ उंत्कष्पपर मध्यम ७।१६१ 
इह जगति जनो यः ८१५६ ' १२४ 
इंह जन्मनि भोगार्ना 00०४ माप है हे हा । 
अं ।$ लोके ५४४ 
जगति हि जात ८१४९. उत्पादादिश्रय ह 
हसन उत्प्रहासो5य दीनाना 8६१ 
जगति जनो5य ८॥१७३ त्प्रहसाधय +ज 
हल उत्सपिष्यवसपिष्पो २५० 
इह किल भवसिन्धा- दा१८8:.  उत्वातापतद 44 
इह किमपि न सार ८१६३. उठ्परहासोथ्यशोगान हि 
आप उत्पादादिन्रयाभावे ५१४६ 
इह लोके परत्रापि २१६० व तय मोहित ५ १५६ 
इहत्याना हि जीवाना ३।॥५८ जि विनगायो १६४ 
उदृण्डवादिवेत॒ण्ड १।९ 
के अब के उद्यानादौ निषण्णस्य २१६८ 
ईर्याभाषैषणादान- ८७ ' उद्भ्रमन्‌मेघसघात ' शरर५ 


ईष त्स्मेरकपोलत्व- ९२९ , उद्योतरूपों ह्युदयेत यथा ७8८० 


इपगतमिद सीरकीर 
एपवासादिमेंदेन 
उगयासाग्रनुष्ठायी 
स्पशात्तकपायादे- 
उपरि क्षितिपम्न्सम्याः 
उपपादेन णनिमित्वे 
हपेस्द्रवद्षाघुघपस्तगेन्द्राः 
उ्रपयासो ध्वमोदर्य 
उमास्मामिगृद् धास्ता- 

पक 
फजुयोगोटपिसयादो 
ऋजोरनरधय मो भाय 
हुत़े जात अवैदातं 
आऋषियृद्धियरा देवा 

7 


इलोकानुकमणिका 


८42७9५% 
<८९०० 
९६५२६ 
हप 
3]५० 
३।६१ 
9१ 
५९।२ 
१८ 


६१०७ 
<८५५% 
९डट 

१२६८ 


एकंवा घ तथंगा थे 
एदीफों भिद्यने ताव- 
एजैन्द्रियों विशुद्धो हि 
एकेन्द्रियादिभृतानां 
एकेनि्द्रियस्घावर कातपानां 


एने र्द्रियादिमेदेन 
एकेल्द्रिया दिसयो गाज 
एकेन्द्रियादिजीवाना- 
एतदबाह्यतप:पट्क 
एततृसचारस मतों 
एतस्याप्यनुभागाप्य- 
एतानात्मानुकूग्णस्तान्‌ 
एवे कुभो गर्भ म्यू त्पा- 


छाशच्ठ 
७॥५५ 
हाट 
२१।१५६ 
८४ 
ऐै।१८८ 
२।६७ 
१।४३ 
३॥११० 


रेद४ड 


एवं विचारितार्थ' स 
एव द्विगुणविस्तारा 
एवं पल्चदश्षत्रिंशत्‌ 
एवमेकप्रदेश्षित्वात्‌ 
एवमुन्नीतनेत्राम्यो 
एपा स्थितिर्भवेदेषा 
एपा पूर्णादियोगेन 
एपा योगस्तथा क्षान्ति 


ऐ 


ऐरावतश्च सप्तते 


श२२७ 
२३१२४ 
३११५९ 
५५७ 
१३८ 
३॥८० 
२१३५ 
६॥५३ 


३॥१२६ 


ऐश्ञानक व्याप्य निलिम्पवर्गा - 7 


सम्यक्त्व-चिन्तामणि:- +६ 


कफदाचिद्‌ वसति स्वैर ७|३८ 
कमनीय हि कुर्वाणा: २३१०४ 
कमले साधिक चैक ४१६ 
करपत्रचये: केचित्‌ ३॥२९ 
फरवालकलापेन ११८९ 
कर्मणा दुविपाकेन १॥५४ 
कर्मणा निर्जरा नैव १५८ 
- कर्मणा व तथा पिण्डे ७|१८३ 
कर्म नो कर्म मेदे न २।३९ 
पकर्स मू मिसमुत्पन्न- २|१४५ 
कर्मवन्धविभी तो$स्ति ८|६० 
कर्म पद्भापहाराय ८२८२ 
फर्मणा जगतीपालो ७४३ 
कर्मणां व समृहो5य ४[६४ 
कर्मभूमिसमुझ्भुते ४१८० 
कर्मोदियस मुद्भूत- ७|२० 
कलयतु जगदेतत्‌ ८|१८३ 
कलडू रेणुवातब्च २३२ 
कल्पान्तवातसल्षुब्ध- २३॥।२७ 
कल्याणदर्शनोहुक्षो ९३९ 
कफदचक्री क. सुरो नागो १।१३४ 
कश्चिच्छुभासखव कश्चित्‌ 8३ 
कष्चित्पर्याधिक सज्ञी २५५ 
कंपायवेदनोद्भूती ४१९५ 
कपायगरलाभावो ८॥२६२ 
कपायवेदनीयो5्य ७२१ 
कपायोत्पादनं चैते ६|६० 


फस्यापि यत्रास्ति न काचिदिष्छा ८॥७८ 


३।१७९: 
ञौ 
ओऔदारिकाविशभेदेत ७|६४ 
ओऔदारिकादिक जशैय- ७६१ 
भौदारिको भवेद्योग- ४५३ 
ओऔषधदानमहिमा <८॥११८ 
ओऔष्ण्य वर्षाप्रयीगं च॑ १७२ 

' क् 
कटिगत्तकरयुरमा ८|२०८ 
कथ तहिं प्रदोषादे ६१३१ - 
कथ न वे मनुष्यस्य २॥२० 
कृथचिदेतचदि सत्यतत्त्व॑ ८८४ 
फदाचिन्तारकागारे १॥६० 
कदाचित्कन्दरामेति ३४० 
कदा चिन्तूनमात्मान १॥४६ 
कदाचिद्मारवाहित्व १७१ 
कदाचिद्भागघेयेन १७४ 
कदाचिद्धननाशेन १८१ 
फदाचिद्भामिनीवेषे १८३ 
कदाचिद्धागधेयेन १॥१४४ 
कदाचिच्छममस भार- ७२३ 


काकतालीयवत्प्राप्य १[७० 
फाब्चनपञ्जरपतितो १०२८ 
काञ्चनगिरिसमकान्चन- ८११४ 
कान्तारे शून्यत॑वासे ८|२५३ 
फकायक्लेशाभिध बोध्य १|९ 


' + इलोकानुक्रमणिका 


कामबाघा रुजावघा 
काम में मातुलो नाम 
कायक्लेशकर फकिम्बा 
कार्याकार्य ,विजानाति 
कालद्रव्यसहायेत 
कालाभावे कथ तत्स्यान्‌ 
फालुष्यस्य ह्यमुत्पत्ति 


काले गते कल्पशतेडपि सिद्धो 


काले कलौ ये$त्र प्रशान्तरूप 
काले जलदजालाना 
कालोदधि परिक्षिप्य 
किड्सचिदूनो$न्तिमाहेहात्‌ 
कि बहुना प्रजल्पेन 

कि बहुना ततस्तीन्न- 
किमिति कठोर गर्जसि 
कुर्व तोईनन्‍्तकालेन 
कुतश्चित्का रणाद्धर्माच्‌ 
कुतो5पि कारणात्स्व वा 
क्रुष्पतो मानयुकतस्थ * 
कुन्दकुसुमसमकी ति 

फुरु कुरु पुरषाथ 

कुरुते मोहनीयस्य 
कुरुतेध्नेककर्माणि 
कुलालप्रेरित चक्र 
फूजत्कादम्बच क्राड़- 
कूठमानतुलादीना 
फ्ूटकर्म मही भेंद- 
कृतकृत्यकलापोष्ट- 

! क्ृतकारितानुमो दैस्‌ 

' कृपणस्येव वित्त स्व" 
कृमिरथाज़ुशरी रमलोपमा: 


फृमिकुलकलितोध्य 
| $ष्णनील्याभकापोत- 
' कृष्ण नील सित पीत 


+कुष्णादिलेश्या रहिता 


१॥७३ 
१।२६६ 
८८५ 
डी१६३ , 
११२२९ | 
ण४५ 
८।३९ 
१०८ 
११२८१ 
८।२३२९ , 
३॥१५७ 
4 04 
२।१७६, 
१८७ 
<८[१२० 
($७,,, 

११२१ 


१२५४ 
१९९! 
१७ 
७|२९० 
७॥२७१ 
छ | ३७ 
१०|१४ 
३)११४ 
६|९९ 
१८१ 
२॥२७ 
३२११ 
१।॥२५२ 
४९१ 
८)१८६ 
४)१५१-०८ 
छारइ८ , 


रे 


-७।१७१ 


8 


“7. रेएि५ 
केचन क्लीवताधारा, ३॥१६७ 
केचित्तत्रद्धिसपन्‍ना ३८५ 
केचिन्पातीयगा' केचितू * ३७९ 
केचित्‌ तत समुदृधुत्य 5 ड्रेरे 
केचित्कपित्यमूर्धान ३२२ 
केचित्कपीतवर्णाभा २२३ 
केचिल्लम्बोदरा केचित्‌ ३।२१ 
केचिद्धमवर्तोद्भूता ३॥९९ 
केचिद्े गर्भमजन्मान ३)१६९६ 
केवलज्ञानराकेन्दु- ४११७ 
केवलबोधविद्वेषी ७२३४ 
केवलिना समुद्धाते डीश५ 
केवली श्रुतसघाना ६५५ 
केवलोत्पत्तित पूर्व॑ २१५ 
फ्ेवी कवलाहारी * ६१८ 
केषा श्वित्क्षायिक प्रोक्‍्त '३।२३२ 
कैवल्ययुक्तद्यवर्जिते स्व- ४५९ 
कैवल्या्य दृष्टिवीर्यप्रपूर्ण. १०३० 
कोकिलालिमयूराणा २।१६९७ 
कोटीकोटथो' दद्य प्रोकता ७१५२ 
कोटीकोटयो हि विज्ञेया ७१४४ 
फकोटोकोटी स्थिति्भिन्‍्ना ७१७७ 
क्रोधमानमहामाया ४[९६ 
क्रोधकर्मो दयाज्जातो ४७८ 
क्रोधाहकारमायाभिस्‌ '४७७ 
क्रोधाहकारमायाना ७।१६९६ 
क्रोधो भवाब्धिविनिषातनिमित्तमूल 
४८० 
क्रोधो मानस्तथा माया ७२७ 
को वा बृहस्पतिश्चापि ११२७ 
कोशबन्धोद्गत बीज १०११५ 
क्रोशत्रयसमुत्सेघा! ३॥९१ 
बलीव॒त्व ललनात्वं वा १२१६० 


रे९६ 


प्वचित्प्रदीष्तहग्याश 
बवचित्कण्टक्वृक्षेषु 
फ्वचिदषि खलु जाते 
क्वचिदयथ खररदिमि, 
क्वचिद्रागाभिभूतस्य 
क्षणमाक्रन्दमाप्नोति 
क्षण निह॒त्य सर्वाणि 
क्षयें दर्शनमोहस्य 
क्षयोपश्मने जाते 
क्षयोपशमने जाते 
क्षमते सवह्षत्रुणा- 
क्षमावर्मपरीतो5स्ति 
क्षमाचिन्तामणिनित्य 


क्षायिक दर्शन किन्तु , 


क्षायोपशमिक ज्ञान- 
क्षायोपशमिक बोघ , 
क्षुघाबाधास॑मुत्पन्ता 
क्षेत्र काल गति तीर्थ 
क्षेत्रज विविध दुख 


त्त 
खरतरखरकरबिम्बो- 
ग 


गद्भासिन्धू ततो रोहिद्‌ 


गड्भासिन्धू ततो द्वन्द 
गत प्रमत्तयोगेन_ 
गतक्रिया निवर्त्येतत्‌ 
गतलेपो यथालाबू- 
गतविरुज 
गतिकर्मोदयाज्जाता 
गतिचतुष्कसंजाता 


' शतिजातिददरीराज्ो _ 


गर्दतोयश्च छतुषिता 
गवा शुज्धविशिष्टत्व- 


' ग्ीयतेडत्र गुणागारै. 


१ + सम्यकत्व-चिन्तामणिः 


4 


३॥३२ 

३॥३४ ' 
८!१५३ 
८]१५० 
११०१ 

१॥३६ 


, २११५ 


४१७९ 
४)१७७ 
४१०७ 
८[४० 
८४४ 
८|४१ 
३॥५९ 
४१०६ 
१॥१०९ 
२३६४ 
१०|२५, 
रे४र 


<[५२ 
३॥१४० 


३१४३ , 
८१३ 


' ९।७३ 


म 


ह 


; कवर! 


१०११६ 

१०।४३ | 
३।३ 

७२०१ 


३॥१९९ 
रा१८ 


“ छषर 


गुणरत्नभूषण 
गुणसकीर्तन नित्य 


गुणा पृज्या न वर्ष्माणि 
गुणा द्रव्याश्नया प्रोक्‍्ता 


गुण. पवित्रिते तन्न 
गुप्तिसमितिधर्मानु- 


: १०|३६ 


९|३१ 
१२३३ 
५४९ 
१२३४ 
८५ 


गुप्त्याद॑ पिहितास्नव किल मुत्ति 


गुरूणा च परीभावों 
गुरोब्चरणयोरक्रे 
गृहस्थावासलीनो5$पि 
गृद्दीत्वानन्तरं तेषा 
गोगणा इव वत्साना 
गोत्रकर्मणि सछि्ने 
गोधगत्युदये नृत्त॑ 
ग्रन्थसम्बन्धमुक्तस्य 


हु 
ग्रहण सर्वभावाना 


ग्रीष्मग्रीष्माशुसताप- 

भ्ैष्मार्कतापसजी र्ण- 

ग्रेवेयकेम्यों विजेया 
घ 


घातप्रतिधातमयं 
घातित्वे विद्यमाने5४पि 
घातिना च ततो मध्ये 
च्त 
घक्षुगोचरभूतस्य 
चण्डो भण्डनशीलएच 
चण्डभानुसमुत्तप्त- 4 


चतस्रो विकथा प्रोक्‍ता * 
' चतसुपृपपद्चन्ते - 


चतुर्दशस्थावरेषु..' 
चतुर्दशस्थावरेषु श्रस- 


3 


चतुर्दश्स्थावरेषु चतुस्त्रस- 


८]३०० 
६।११६ 
९|१७ 
१।१५८ 
२२६ 
१॥२५८ 
१०॥२१ 
' ३|८६ 
८[२४२ 
४१४३ 
८।२८० 
८२३५ 
३।१९८ 


७|८४ 
७।२६ 
८।३१ 


४१४४ 
४१५६ 


- ८)३३१ 


धर५ 
३|५५ 
२॥१३१ 
२॥१३४ 
२।११३४ 


ह 
रु 


चतुर्घा भिद्यते ध्यान 
घतुविधाहारों यस्‌ 
पतुष्क ज्ञानशत्रूणा 
चतुर्थ, ध्यूत्तर किब्न्च _ 
चतु पठुचाशदाधिक्य 
चतुरक्षान्ता जीवा 
घतुर्भिर्जज्भम सार्घ 
चतुरक्षभुतः केचित्‌ 
चरमा पूर्णजन्मस्थ 
चर्याशय्यानिषद्यासु 
चलत्कल्लोलमालाभि 
* चत्वारबचेतसो योगास्‌ 
चातुव॑ण्यमुनिन्नात 


चामीकरत्वेन यथा तथापि 


चारित्रावरणोदीते- 

' ध्वारित्रमीहेतो नाग्न्य- 
चारित्रे यत्समक्तित्व 
सचारुचारित्रचन्द्री य- 

चित्त परमपवित्र 

चित्त नपुसक दृष्ट्वा 
चित्ते यस्य न वास 

चित्त सबुध्य पण्ढ 

चिर मिथ्यात्वचू्णन 
चिर सी दिन्ति ससार- 
चिरवधितोंडइपि सयम- 
चिरप्रश्न जितस्थापि , 
चेतनारहितत्व च 
चेतनालक्षणाद्‌ भिन्‍ना 
चेतो विक्षे पस त्यागो 
चेतोवच कायविराजितस्य 
चेतोयुताना वचसा प्रयोगों 
चैत्यचैत्यालयादीना 


इलोकानुक्रमणिका 


९।५८ 
८१११ 
७२३६ 


७]१४० 


५ भर 


४२९ , 
' छेदन भेदन किलज्न्च 


२११२५ 
३॥७८ 
७।२८३ 
<८।२७९ 
३।११३ 
६३२ 
९३८ 
५।४१ 
२९१ 
८॥२९३ 
९२७ 
३॥१०२ 
८७७ 
८।उक्त 
८॥७६ 
८]१४२ 
१२४७ 


.. ४]१७० 


८। १४४ 
८|२९० 


५५१, 
१४९ ' 


९४६ 

“- ४]३७ 
४४९ 
८।२४९ 


ण 


३६७ 


ण हि तस्स तण्णिमित्तो ८ उक्त 


छ 
छद्धस्थाचिन्त्यमाहात्म्य 
छड्जगस्थाचिन्त्यचा रित्रो 


छेदन भेदन किघ्न्च 


जं 
जगति सुखदबोध 
जगति यदिह चिन्ता 
जगति य इति नित्य 
जगति खलु तथाय॑ 
जगदिदमखिलं हि 
जगतीजातपृज्यासु 
जननीभुक्तभक्ष्यस्य 
जननया इव जाताना 
जम्बूद्ोप परीतो$स्ति 
जयति जनसुवन्यस्‌ 
जराजीर्णश री रत्वात्‌ 
जलप्रक्षालनाभावात्‌ 
जलनिधिजलपूरे- 
जलघिजलगता नौ 
जलघिजलूगनौका 
जल्लमल्लोषघिवन्नाते 
जातिकर्मा विनाभावि- 
जातिखू्पकुलज्ञान- 
जातिवर्णचतुष्क चो- 
जातुचिल्ललीवको भृत्वा 
जातु निर्धनवेलाया 
जाते कुलस्य रूपस्य 
नात्वनुत्पन्नपुत्रत्वाज्‌ 
जायते येन जीवाना 


६११३ 
२।३८ 
१६७ 
६४७ 


८)२१९ 
८॥२२३ 
८[२०२ 
८॥१९२ 
८॥२१४ 
३॥१० ३ 
१॥७६ 
११२५० 
३।११८ 
११ 
१८५ 
१११८ 
८]१८४ 
८| १९१ 
८२०६ 
<]२७६ 
४२४ 
९२११९ 
७।२३३ 
१८४ 
८२ 
६।११४ 
२८० 
७९५ 


पु 


रै६८ : ““सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


जायते पलन्‍्चमे स्थाने 
जायन्ते, परिहारों हि 
जितचित्तविकारत्वात 
जिनचन्द्रोपदिष्टाना 
जिनपुनाविधानेन 
जिनेन्द्रचन्द्रनिदिष्टं 
जिनेन्द्रपादपद्धूणे 
जीवन मरण चाप्य- 
जीवस्यात्मप्रदेशाना- 
जीवाजीवा प्रोक्‍्ता 
जीवास्त्रसा हि घिज्ञेया 
जीव स्वय पुरुगुणान्‌ 
जीवास्तत्रोपपयन्ते 
जीवाना घातकी न स्थात्‌ 
जीवाना पुदूगलाना च 
जीवाना सकषायाणा 
जीवाइच पुदुगला धर्मो 


' जीवादितत्त्वजातस्य 


जीवाजीवास्रवा बन्ध- 

जी विकाया विधान चे- 

जीवे वैभाविकी शवित 
जीवो$य सकषायत्वात्‌ 
जुगृप्सा साधुसझूघत्य 
जुगुप्सा वेदनीयस्य 
ज्योतिष्का पष्न्चधा प्रोक्‍ता - 
ज्वलनशतसुतप्ता 


» ज्वलनों वा ज्वलज्ज्वाला- 
ज्षप्तिदृष्टिरसस्पर्श- 


ज्ञान छद्मस्थजीवाना 
जश्ञानसयमशीचाना ऐ 


, “ शानदर्दनखूपाश्च 


ज्ञानावृतेः क्षये जाते 
ज्ञानावृत्यादिभेदाना 


४१३० 
४१२७ 
८]२४३ 
४१७५ 
६१२८ 
४१८७ 
४१६५ 
४३१ 
४१९४ 
६१० 
४१२ 
४७६१ 
३॥२० 
४१३८ 
५।२२ 
६४ 
५३५ 
९।२६ 
२११ 
६१०६ 
१०१२२ 
७३! 
६।४४ 
६९६।६९८ 
३।१७४ 


-८)१७२ 


१२०१ 
५५२' 

४१४८ 
टाइे 

२।१५२५ 


* १०॥१८: 


ई 


ज्ञानारिविष्नलो भाना 
ज्ञानावृतिस्तथा विध्न- 
ज्ञय स तृपघात 

ज्ेय स च परघात 


७।१६५ 
७२०२ 
७७६ 
७७७ 


ज्ञेया होनास्ततो5घस्तात्‌ २।१८ 


शेया जीवविपाकिन्यस्‌ 


ते 
ते एवं सजिनों मिथ्या , 
तत्त्वासयतसदृदृष्टि 
तत परे तु विशेया 
ततदचेम कृद्य स्थुल 
ततोअधिकविशुद्धघा यो 
ततो भाग्यवद्ाल्लब्ध्वा 
ततो निर्गत्य छोके$स्मिन्‌ 
ततो निरन्त मवसागर 
ततो दोषत्रयातीत 
ततो लेष्या स्पृत्ता जुचला 


“ ततो5घिकह्च विश्व यो 


तत्तु कर्मक्ृत नून 
तत्प्राकारायते नूच 
तन्र सहर्शनाभावे 

तब्र देहोदयाज्जात 
तन्न स्याज्वेतनालक्ष्मा 
तन्न कान्तारमध्येडसौ 
तनापि कारण होत- 


तत्रान्तदवीपजा केचित 
तत्रापि नाम भोगाना 


तब्रादिमे गुणस्थाने 
तन्नाज्ञाविवयो श्ञ य 
तत्रानन्तानुंबन्धी स्यात्‌ 
तश्ाहारस्य संशञान- 
तब्रादिवर्जिता केचित्‌ 
तश्नेतरेषा देवाना- 


९१६७ ; तत्रतन्तोकषायाणा , 


७२४२ 


३॥।२२३ 

' ९६९९ 
३॥१८० 
१३५ 
२१०२ 
१६९ 
१।९१ 

ये ६॥१३५ 
शरर 
४१६८ 
७)२४८ 
११३० 
३।१५८ 
शर१ 

४५ 

राधर्‌ 
३११३७ 
४५० 
-३।१०७ 

5 १८९ 
) #5 हारे३े 
3" ? ९॥६३ 
) ० ७४९ 
२११७३ 

+।. ५५४ 
३4 १९३ 

£ #» ४९८ 


इलोकानुक्रमणिका ३६५, 


तन्नोपश्मिको देधा शा२४. त वह्धमानं भुवि वर्धमानं हद 
तथा ममायमात्मापि १।१९०  त॑ वारुणीवर सिन्धुः ३।१२११ 
तथाचलाभियोगइचे- ६५१ तसस्‍्य द्रव्यस्य पर्यायस्‌ १।२ ३२ 
तथा वोधावृततेशेया ७॥११ तानीन्द्रियाणि जानीहि ४।३ 
तथा मुनिस्तेत गृहस्यमन्दिरि ८।३४ तारतम्य तु भावाना डार५४ 
तथाभूतों महेशो वा १।२३७  तासु खापि यथाकालू २।४६ 
तथा मुनि श्रावकमानुषादय ८॥३२ नसनालछी वहि स्पल्या ४]३३ 
तथोपदेशतो धैर्य- १।२५५ तिर्थगौदारिकद्वन्द् ७।१५९ 
तदपि यदि सुलब्ध ८॥२१७  तिय॑अचो5पि यथाक्ृत्य ३१७४ 
तदनवरतमात्मन्‌ ८।१७८  निर्यग्गत्युदयाज्जीवा ३६८ 
तदपाय., कथ में स्या ९५१ तिरए्चा मानवाना व ४५२ 
तदानन्तानुबन्ध्यास्य- शा८४ तीज तप प्रभाव ८।१०६ 
तदीयकणिकामध्य- ३।१३७  तीत्रभावस्तथामन्द ६१८ 
तद्मयं तदास्यात ९१९ तीव्रमोहोदयोत्पन्ना २।७७ 
तदृदपणापसारेच्छा १(२५१ तीदव्ा तीक्तरा मन्दा ४ी१०१ 
तदेतच्चापि नो चार २१७ तीर्थरोधो बहुज्ञत्व ६।३८ 
तदेतद्ववल ध्यान ९७१ तीर्थाहारद्विकाना च ७।१७१ 
तंदेवलक्षण यत्स्यातु २२१ तुलितानेकसस्थान ४१० 
तदेव गर्वतो हीना २५९ तृतीये हि गुणस्थाने ७३१३५ 
तदेव चाष्टचत्वारिंशत्‌ ७।१०३  पृतीय काययोगस्य ९७५ 
तथोगाय मन क्षेपो ९५० तृतीयपात्रसदत्त ३।१०६ 
तदवाधाचिन्तन सद्यो ८॥२५५.. पतीयाया अधोभागे ३॥४८ 
तस्निदानाभिषं ज्ञेय ९५३ पतीयाया तत पञ्च ३॥६५ 
तपस्तप्त्वा ब्रत कृत्वा १११७. एणार्निकारीपशिखीप्टपाका ४॥७४ 
तपसा क्रियमाणेन १११४ एृष्णादानवपीडित ८६१ २१ 
तपसा निर्जरा चेति ९२ ऐँण्णा हि वल्‍्लरी सँपा ८७१ 
तपसा संप्रयोगेण १४७. या शुप्ककण्ठस्य दारेहे२ 
तपोष्नुष्ठानदक्षस्प ८२८६ ऐगे सपादित काय- ४६३ 
तपोष्नुप्ठानड्रोनस्य द्धारघ्ट. पे पीनपयोधारा ११९९ 
तप्तराण्चनसकाश- ३।९० ते नारीनरकान्ते घ १४६ 
हण्णायोरतपान च॑ ११६३ तैपामिन्दनशीलाना ड४ 
हरता >छपन्तुना ५१२० तेपु वैमानिका देवा ३१९४ 
हरवमदिये जोवास अरट त्यवत्वैक ब्रह्मचय ८।१४३ 


श्ज 


१७० 


क्याग विना तनैव भवेन्नु मुक्ति ८१२६ 


त्यागी भद्दः सुकर्तव्य! 
त्यजतु जनसहाय 
श्रयोदशल्वमायाति 
जसवादरपर्याप्त 
विगुप्तिमण्डन पण्न्च 
बज्िदिये त्रिदिवरभामी 
तरिभागात्यूवंकोटीना 
तिलोकीगतनीवाना 
'विलोक्या किध्न्च यदुदु ख॑ 
त्रिशल्लक्षमित जेय॑ 
द्‌ 
दर्योजनगाम्भीय 
दशशवपधंसहत्राण्या- 
ददावर्षसहस्नाणि । 
देशवर्षसहस्नाणि 
दंशवर्षसहस्नाणि व्यन्तराणा 
देषाघा सत्यभारत्या 
दर्दास्थावर भेदेषु 
दक्षानामिति सघूना 
दर्शानमोहनी यस्या- 
दर्शनमोहनी यस्यो- 
दर्शनज्ञानचारित्र- 
दर्शनज्ञानवृत्तानि 
दर्दानावरणस्यैते 
. दरदनशुद्धिसयोगात्‌ ' 
दर्दान फेवलश्ञान 
दर्शने निह्ववासाद- 
दरिद्रजीवसधात- 
दष्टदेहस्य तद्‌बाधा 
दष्ठो मूर्च्छा प्रयात्येव 
दान कामदच भोगदच 
दानांदिष्वन्तरायेयु 


सम्यक्त्व-चिन्तामणि* 
दारिद्रध विकलाजूत्वं 
,४।१६४  दार्वनन्तविभागाना 
८॥१६७ दार्वनन्तिमभागान्त 
२|१२९  दीव्यन्ति नानागिरिशृज्भकेपु 
७१२८ दु खरोघस्य निर्दोष- 
४१३५ दुख छोको वधस्ताप 
८१०४ दु'शीलजनससर्ग 
७|१७९ दुराशाशाकिनीग्रस्ते 
३४४  दुष्टव्याधिशताकीर्णो 
३।४५. दूरादेव समुज्मझ्षित्य 
३॥१४  दृष्टिमोहेईपि सम्यवत्व 
देयमुक्तक्रमादेव 
३॥१३१४  वेवशास्त्रगुरूणा वा 
७१६७. वेवषुजाब्रताघान- 
३॥६५ देवगतिचतुष्कस्या- 
३२११ देंव'दोपालय मिथ्या- 
३२१२ देवगत्युदये नूत ' 
४|४४ देव स एव पृज्य स्यात्‌ 
२१३०. देवेतरायुविकलत्नय वा 
९३४. देव्य पल्यायुषः सामा- 
४१७६ देशाव रणभेदाना- 
४१८२९ देशावरणद्रव्य तु 
८२६६ देशोनकोटिपूर्व 
१॥११३  देक्षोनक्रोशकोत्सेधा 
७|३६ देहनामोदयादेह- 
८२९२ देहनाहोन मे नाश्ो 
७१८ देहप्रीतिविनाशाय 
६४१ देहमेव निज बुदुष्वा 
१२०० दैन्य परस्य सताप- 
८१४१ इधुत्तरचत्वारिशत्‌ 
श४१. दृधक्षत्यक्षचतु स्रोत 
७१००. द्ृथ्धिकादिगुणाना तु 
७|२६७ . द्वधग्रषष्टिमिताना हि 


११६१ 
७॥२२१ 
७।२१९ 
३।१७० 
१४८ 
' ६४५ 
८| १४१ 
<॥8० 
१॥१५० 
८॥ १३७ 
७।६०६ 
७।२६९५ 
२|६ 
१५३ 


२७९ 
शर७रे 
३१७१ 
२२३६ 
७१५८ 
३)११९ 
७२५७ 
७।२९१ 
१०|६ 
२१३८ 
४१९२ 
११०५९ 
९८ 
१११०६ 
६७६९ 
७१८९ 
२॥१२६ 
१७ 
२२५९ 


इचग्राशी ति मिताना 
ह्वादृशविभेद- 
द्वितीयमनुभागाध्य- 
हैं एव चासने प्रोक्ते 
द्वात्रिशच्च भिद्य यस्य 
द्वाशशविध. स एव 
द्विगुण द्विगुणं चैच 
द्विशतत्रिपष्टियुश््नि 
द्वीपो घृतवरस्तस्मात्‌ 
द्रव्यप्राणबहिभू ता 
द्रव्यभावविभेदेन 
द्रव्य क्षेत्र तथा काल 
द्रव्पे क्षेत्रे तथा काले 


घ 
धम्या सिद्धिमहीकान्ता' 
धर्मकर्मवहिर्याता 
धर्मसाधनवृन्देषु ः 
घर्मादनुज्मित ध्यानं." 
धर्मात्मना सुसत्कारी 
घर्मेज्वर्मे तथा कालि 
धर्म व्याकरणे कोषे 
घातृपधातवो येन 
घातृपधातवो येन 
घुममा च तमोभा च 
धृतकर्मकलापास्ते 
ध्यानो ग्रहव्याश शिखासमूह- 
ध्यानतीक्ष्णकरवालघारया 
प्रुव सत्यमय नाम 
घ्वान्तारिध्वन्तकर्ता स्यात्‌ 

त्तं 
त चापि लोकपाषण्डि- 
न चापि नारका देवा 


इलोकानुक्रमणिका * इ् 
७१९० न ठद॒ द्रव्य न ततक्षेत्र ४११९: 
१०१२९ न तथ्ये नाप्यतथ्ये बा'. / डी४७ 
'२|६४ . ननन्‍्दनादिवनाकीणं' : ३।१५१४ 
१०)२४  नन्दीद्वरस्ततो द्वीपस्‌' । ३|१२३ 
३११५२ न पक्षपात विदधाति कस्यचित्‌ ४१६६7 
८॥९२ न भवन्ति मृषावाद- » ९६२ 
२।५२ ते भवेद्‌ वेदना काचिद्‌ ११०७ 
४१५ नभोड$ज्णे निराघारे ३१८५ 
३३१२२ स मिथ्यात्व व सम्यकत्व. + ७|४७ 
२।१५८ तन यत्र सशा न मनोवलम्बो ४१९० 
४६७. नयत्दृष्टिरलोचनदर्णन- ' ४२०१ 
४११९ ,रस्त्रीक्लीववेदाना ४६८ 
रे४२ शरवेदादिपल्चाना ७ेरण्रे 
नराभरेन्द्रवन्यात्रि २३५ ' 
२।१४९' नंवतिशतभाग स्थाज्‌ हे ४४ 
३१०६ नगवापि त्रियता जीवों ': <ी९२' 
६१२९ गवोत्तरशताद्टाना ७२८४ 
९|५८ नष्टनैकविघकर्मलेपन १०५' 
६।१२०  नष्टकर्मनिचय जिनेश्वर- ''' १०१" 
५|४३ न रिद्धाता भवेत्तेन - १०|१२ 
११२५. न सोशीस्ति काछो नस भूमिभागी 
७]९० ! ४१०१ 
७९१ स्त्री न पुरुषों छोके ४७३ 
, है न स्थास्सव॑त्र जीवेषु २१४ 
२|४३ नहि न हि ननु छोको ८२१० 
४२०४. नागादिमेदतों भिन्‍ना. ' हेर७३ 
१०३. नात्र स्थितो जन को5पि ' र[ट९ 
१११९८ नानादु खसमाकीर्णा ११५५ 
६|९४ . न्ानोपकरणा लोकात्‌ २१७० 
नाप्यसत्येन सत्येन ४४३ 
११२७८ नामकर्मोदयाज्जात ४)६ ९ 
३|५६  नामादिमन्यमासाथ ७२७ 


३े७२- सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


सनाम्न छरीरवैचित्य , ७॥१३. निर्जन्तुस्थानमालोक्य ८२७ 
नाम्ता नामाथ केनापि ११२३८ निर्ज़रा किल विज्ञेया ९|८१ 
नास्नि वर्णचतुष्के तु ७|१०४  निर्माणादिष्वपिण्डेषु ७(२९८ 
नारकप्रभूतो योनौ , २५२ चिवृत्या यत्र जीवाना २१०४ 
मारका। निर्ण राश्चापि ३७२ निष्ठापना तु सर्वत्र ४१८६ 
नारीणा नृपतीना च ६॥२६ . निद्वतुतीर्थनाथा ६११८ 
मारीमात्रपरित्यागी ८।१३८  चीचगोत्राभिजातत्वात्‌ ९१७९ 
नाशशील पराधीन ,. ११६३ नीचेगोत्र तथोद्योत ' ७११९ 
नासास्यकर्णने त्रोष्ठ » ७६३ नीचैगेत्रमसात च ७३२ 
नास्ति तत्‌ किमपि सूत्रयेषपि यत्‌ १०१४ नीलकापोतलेश्याभिजात ३६८४ 
निक्षिपन्नाददानश्च , ८)३६ . चूतनाब्दमहानाद ८।२३८ 
निक्षेपसयोगनिवत्ंनाएच ६१२ नैकदु'खं॑चयोतूर्णा ३१३ 
निखिलजनसमूहे ८(१९५ नैकदु खतरज्भाणा १२९ 
निखल नित्यमस्तीद॑ ._ $।१७ नैकोपवाससमूत, ८२३६ 
निगोदस्यातिसूक्मस्य ४२०... नैवं यतो नभो&खण्ड है 
निध्नन्ति धातिकर्माणि ७१९ नैष्कर्म्यहेतुतापन्‍त/ रे 
निजहिमकिरणकलछापै ७|८२ नोइन्द्ियावृतेनू न 022 
निजधर्यज्भूधारा ४७५. न्यवकृतादित्यकोब्यालो. ४१६८ 
नित्य ज्ञानोपयोगएच ६११० न्यग्रोधादिकसंस्थान 2 
नित्यो नानवकाशदच ५१२ प्‌ 

निद्रा कर्मोदियोत्पन्ता ३२८ 

निद्रानिद्रा तथा स्त्यान॑ ७११८ बा ह 
2 2 इदी किस पञ्चके नोकषायाणां ७३२६४ 
00/06/0708 ७२२७ पल्चघा हि परे तेषु ३॥८७ 
निरजुप्रहणीलत्व ९७८ पण्चम्या च ततो भूम्या. , ३१६ 
निरद शुब्करागाब्धि ९२६९ पज्चविध मिथ्यात्व ५१३ 
निवात निस्त रजत ९१०५ पड्चमे च गुणस्थाने ७१२३ 
निर्धन्थलिजिनों प्रव्य ३॥।२१९५ पड्चाक्षाणा ससन्ञाना २१५६ 
निर्दोषवस्तु सत्याग ६१२७ पछचेन्द्रियाणि चत्वार ६६ 
निदचयस्य तिदान तनृ २७ पश्चेन्द्रिया पुनस्‍्ते ४।२२ 
निसर्ग प्रकृति शी ७)९ पण्चमों रजताकार ३॥१३१ 


निसगज्जनितं तत्र २|८ पतुयौ मूते सतीमावात्‌ १।१४१ 


पठप्रतीह्ारजनासि मय 
पठता पाठकाना च 
पतित्वा मम मूर्घान 
पन्‍्तगवेष्टितचित्त 
परशोके समानन्द 
प्रवित्तापहारश्च 
परतिन्दातिपैशुन्य 
परन्तु लब्धबोधैस्ते 
परमेण विपाकेन 
परघातोपघातो व 


परिग्रहोष्य द्विविध' समुक्तो 
परिग्रहप्राहनिपीडितो जनः 


परिग्रहाभिलाषा या 
परिहारेण सत्र स्याद्‌ 


परिहारविश द्विश्च 
परिणामा पुन प्रोक्‍ता 
परिहार प्रमादेन 
परिणामों भवेत्स स्यान्‌ 
परिणामों विपाकेन 
परेषा बन्धन रोघो 

परे केवलिन' प्रोक्ते 
पर्याप्तद्वीन्द्रियादीना 
पर्याप्तस ज्ञिपच्चाक्षा 
पर्याप्तों हि भवेज्जीव 
'र्याप्तीना च सर्वासा 


पलपूतिरुधिररचिते 
पल्योपमायुष सर्वे 
पाणिम्यामेव पात्राम्या 
पादहन्द्र भुजद्न्द्व 
पापात्मजनससर्ग 
पाषबाणकण्टकच्छिन्न 
पापेध्तास्था हिं कर्तव्या 
पिता में वर्तते भूषो 


इलौकानुक्रमणिका 


७॥१५ पितृव्य तस्य पूत्र च॑ 
१४२६० पुनत्रपोनत्रप्रपौन्नाणा 
१॥१११ पृत्रसित्रकलत्नाणा 

८)६४ पुदूगलकर्मणा तत्ना 

६६६ पुद्गलघधर्माधर्मा 
६।१०२ पुद्गलास्ते$पि जीवस्य 

६।४६ पुत् पारदवत्तस्थ 
११२२४ पुनछ्च प्रथम यावत्‌ 
७३१९४ पुण्डरीको महापूर्व॑ 
७१२९ पुमास रममाणस्य 
६।१२८ पुरानुभृतमातज्ध 
८।१२९ पुरा सम्पादितश्रेष्ठ 
२१७२ पुराक्ृताघपाकेन 
४१३२४ पुरुष छार्मशत्यं यो 
४।१२८  पुलिन्दप्रमुखा ज्ञेया 

५॥५३ पुष्करस्त च तमपि 

९१५ पुस्तकाना प्रदानेत 
४१८६ पुस्त्रीवेदद्दण चैव 

७।७  पृण्यातामपि पूज्याना 
६।१२५ [ज्येषु भवितिसम्पत्ति 

९७४ पूर्वत्र या स्थितिग्ुर्वो 

४)१८ पूर्वमुक्त कुदेव च 
३३२२२ पूव॑पर्यायमुण्छिय 

७।८६९ पूव्॑तुल्यान्युदीज्यानि 
२।१३८ पूर्वप्रयोगतो बन्ध 
८।१४५ . पूर्वमभ्यहिंत ज्ञान 
३।१०९ .पपूर्वत्न च समुत्कृष्टा 

८॥२९ पूर्वापरादिवाघा 

७॥६२  पुर्वापरविरोधेन 


६॥६४ पूर्वाचार्यपरम्परामनुगत' 


८॥२५० ..पुर्वापरी पयोराशी 
११२२८ पूर्वोत्तरपरिणामद्न्द्रे 
१११३२ पृर्णदेहोदयों मूल... 


ई७३ 
१।३९ 
११८६ 
१।१५१ 
टा३े 
५४ 
७४ 
३।३८ 
७।१४७ 
३।१३२ 
११०२ 
८।२५९ 
३।८९ 
१७८ 
८।हरे 
३।६६२ 
३।१२० 
१।२५९ 
३।२३३ 
7२७९ 
९२४ 
३।६४ 


« १४२ 


४१३ रे 
“१।१३६ 
१०१३ 
७।२५ 
३।२२१ 
१०१३६ 
१२५ 
१११८ 
३॥११९ 
५३८ 
१80 224 


३७४ 


पृथिवीसलिलच्छाया , 
पृश्वीतोयारिनिवाततैष्वा, , 
अकृतिप्रदेशवन्धौ 
प्रकृतीना च छेषाणा - 
प्रकृतीना तदन्यासा 
 प्रकृत्या भद्गता नमन 
अक्ृष्टवी य॑सपन्‍्नों 
प्रसरनख रशस्प्रोद्धि न्‍न 
-प्रमादयोगमुज्क्ित्ता. ८ 
धपभ्रष्षान्तविग्र हे गेव 
प्रशस्ताकाशयानस्य - 
प्रदेशबन्धमुत्कृष्टं 
“प्रवचनपरप्रसार 
प्रचण्डवैश्वान रमध्यली न 


प्रज्वलत्कोपनज्वाला 
'प्रचु रक्रोधषमानाया 
प्रबलपरमबोध.' 
'प्रदोषनिह्नवासाद 

प्रदेशाना विभागोश्य '  ! 
प्रमाणैनिष्चित नैतदु 
प्रज्वल्धवहग्पाश 
ग्रमादवर्जन घेति 
प्रतिमायतनादीनां 
अत्यक्षादेव ये ग्रन्ध* 
प्रकृतिस्थित्यनुमागास्ते 
भ्रप्तायोरस केचित्‌ 
प्रतिष्ठितान्यभेदेन 
प्रतीकारापरत्वेत 

प्रत्यक्षे तत्र गुर्वादा 
प्रत्याख्यानावृ तेनुन + 
प्रथमान्यगुणस्थाने 

प्रथमे व हिंतीये च 
प्रथमेतरयो किब्म्च 


ते 


सुम्यकत्त-च्िल्तामणि' 
५६ प्रथम योजन पष्म 
४ी३४ प्रमत्तविरत सोध्य , 
७॥१८५ प्रफुल्लपच्धुजाकार 
७२५१ प्रमेदास्तत्र बन्धाह-ा 
७।११३  प्रमत्तसयतस्थान 
६।८५ प्रमत्तेतरसाघूना 
१।१९८५ प्रमादादीनि पष्ठान्ते 
७२७९ प्रमादप्रसर त्यवत्वा 
८।११ प्रलय॑स्वेदरोमाश्व 
८।३० प्रव्रज्याहपन छेद 
७।१५१  अआअसूता येन कीति स्यात 
७।२७० ..प्रस्फुटत्पद्मपुण्जेन 
८!११२  प्रायश्चित्त विनयो 
" ८१०२ प्रावृषि वज्ाघातै 
३२६ प्रोक्ता प्रकृतयो नाम्तस्‌ 
६॥७३ घर 
07% बन्धन पूर्ववज्णेय 
न बद्धहीनस्थिते पूर्व 
शश्श्र बढ्धायुष्कोषपि नरक 
९१४९ बहुविघबहुमारारोहण 
१0८ वबालानामबलाना च 
६१०५ बाह्याम्यन्तरसज्भाना 
१२४५ बोघरोध सुसत्कारो 
बढ ब्रह्मत्रह्मोत्तरो लानत 
उद ब्रह्मचयंस्य सप्राप्त्य 
४२९ प्रह्मन्नह्मोत्त रहन्दे 
११६८ 
९।२८ »भवपाथोधिभ्रमरी 
२॥९७ भवभोगशरीरेम्यो 
२८६ भवमाधित्य नीचैस्त्व 
२१४६ भवसिन्धुसमुत्तार 
३॥५४  भयमोहस्य मूलानि 


३॥१३५ 
२॥९८ 
४५१ 
७।१०८ 
७।५८ 
२१९८ 
६३४ 
२९९ 
२१६४ 
९२२ 
७१९६ 
२३११७ 

९६१४ 
<८।९०७ 
७२४४ 


२६९ 
११४५ 
१॥१६२ 
८१७५ 

३॥५ 

९४५ 
३॥१२३ 
३॥१९० 
८|१९४० 
३॥२१६ 


८६२ 
८२४४ 
७२९ 
९८२ 
६६७ 


इलौकानुक्रमणिका ३७५४ 


भवजलूघितलाद्य ८।२२२ भुज्जानस्य महाभिक्षोी.. 4२७३ 
भवपतननिमिताना ८२०३ भुज्जाना भूजनता' सन्ति ३।१५५ 
भवंति खलु विना या ८।२००  भूकम्पो भूविदारो वा १२०५ 
भवति युगविधेय ८।२०४  भूजलानलवायूना  ८]९० 
भवति भुवनसुष्ट्या ८॥/२१३  भूतत्रत्यनुकम्पा च॑ ) इाप२ 
भवन्ति व्यासत किज्च ३॥६२ . भूतपूर्वंगतिन्याया ४१६९ 
भवन्ति व्यासत किन्तु ३॥७६  भमितोयाग्तिवायूना ४२५ 
भवत्यायुष्कबन्धेडपि ७२८०. भेयः सत्योपदेशेन २॥९३ 
भविष्यन्ति गृहीताश्चेदु २४७... भूरिरागइच विज्ञेया ६७० 
भविष्यत्येव नो चापि २१४३ भूज़नीलकपोतस्व- ४54३ 
भवेत्तवेच्छा यदि मुवतमानिनी ८१३१... 7 पौज्यसुधासारै. अं 
भवेद्घ॑ चतुर्णा च ७२६३ भेदावचतुर्दश होते '. छांछ३ 
भवेदेव तृतीयादि २६२ भोगभृमिषु सप्नाप्ता शे७७ 
भवेदेषा गुणस्थान शछड.. भोगेच्छाप्रभव दुःख... १२२३ 
भवेत्तद्धि गुणस्थान २१०५ भो स्वामिन्‌ किय जनो. ७२९१ 
भवेत्प्रमत्तवृत्ताना ९५४ मेँ | 
भवे विपच्यते नुन ७।२४० रा 
भवेयुगु णनामानि ३११६५ 'ण्डित खण्डित षोढा २३।१४८ 
भवेयु्योनिलक्षाणि ३।१६८ मतिज्ञान श्रुतज्ञान ४१०४ 
भज्जन न च शोषे स्यात ७२५५ मतिज्ञान श्ुतज्ञान ३२३५ 
भरतो हैमवतको. ३॥१२५ मतिज्ञानाविवेद्िष्टय ,.... ४१९४ 
भर्माभ प्रथमस्तत्र ३१३० मतिश्रुतावधिस्वान्त ६ ारेरे 
भव्यत्वस्यापि विज्ञेयों १०१० मतिश्र्‌ तावधिस्वान्त ७।२२३: 
भव्याभव्यत्वभावाभ्या ४१७४ मतिश्र्‌ तावधिश्ञान ४४१२० 
भागिनेय महाभाग्य १४०. भत्यादिपज्चसज्ञाना . ,४२०० 
भागीरथीवगाहेन ११४० मध्ये जातु निगोदस्य ११६९६ 
भावना मुनिभिद्येता ८।२२७  मध्यमें भाजने दत्त ३।९८ 
भावनव्यन्तरज्योति ३।१७२ मध्याह्लकालत पूर्व॑ " ट्रेड 
भाषित जिनचन्द्रेण ९४४ मन पर्ययरोधस्य ४११४ 
भिक्षाकालेषपि शम्पावद्‌ु. ८२७० मनसा वचसा किल्‍्च ८६ 
भुक्त्वा ये पुनरर्था ७!१०२ मनोवच कायकदम्बकाना 7८॥६८ 
भुज्जते भविनो यत्र २९ मलुष्यायुर्मनुष्याणा ७१२२ 


भुज्जानस्यानवरत ८।२३० मनोविभ्रमकारित्व ९५९ 


रैक 
सनोवलम्वेन निरन्तरं थ.. ४१८९ 
मतोवच शरीराणां ४३८ 
मनन्‍्यमान' पर छोक- + ४१६० 
मन्दिश्माल्यधूपादि ६।१०४ 
भरदु व जियदु व जीवो ,उक्त च 

: . ३॥२६० 
मरन्दामन्दमाकन्द ८।२४७ 
मरंण नव में जातु ११९६ 
मरण चेति विश्लेया ६९० 
महँतांमपि छोकाना १।१६२ 
महातमंग्रभाजातो ६॥१९९ 
महातम प्रभाभू मा- ७२०९ 
महातपस्विन' साधो- <([२८३ 
महामुनेर्महाधर्य <८॥२७७ 
महेशी, दम्भतृष्णाम्या २।३६ 
मा कुरु मा कुरु शोक ८।१२३ 
मार्गोत्सर्वश्निदि्टा- ९६४ 
माछुली में महीकान्तः ११३२ 
माता नास्ति पिता नास्ति १।१०८ 
मॉंनकर्मोदयोद्मूत्त "| ४८२ 
मानवाना तिरदचा च॑ ७।५७ 
मानवानां महीक्षेत्रे ३।१८७ 
मानाहिराजसदष्टा 7 १२६९ 
माली मायी तथालस्यों ४१५७ 
माया कंमोदियोत्पन्ता ४८४ 
सासून्नाम परत्रापि शशर०५ 
भायाभुजज्ी सुकुमारकप्ठा.. ४|८५ 
मायाविशीलता पाप ६५० 
सायया छादयत्यात्मा ..४। ४डी७२ 
भायाविषघरीदष्ट ८।६१ 
भायाण्छूसू पूरित ८| ९६ 
मायापरिषत्युरित <॥९६५ 
मायाविषघरीदष्टा ३।६९ 


सम्यक्त्-चिन्तामणिः 


भायामिध्यात्वसयुक्त 
मार्गे युगमिता दुष्ट्वा 
मार्दवमण्डिते म्त्यें 
मार्दवघनाधनोडय 
मार्दवोष्यमलरूकारों 
मितान्‍्येव भवन्त्येव 
मिथ्यात्वप्रकृतेरवल्ली 
मिथ्यात्व विक्रियापद्ूक 
मिथ्यात्वादिकमोहाना 
मिथ्यातपद्चमत्कारे 
मिथ्यातपदचमत्कार 
मिथ्यातपों बचोजाल 
मिथ्यात्वहुग्डकक्लीवा 
मिथ्यादर्शनस श्लिष्टा 
मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने 
मिथ्यादुक सासनो सिश्रो 
मिथ्यादर्शनस दृप्त 
मिथ्यासुदुष्कृतादुक्‍ते 
मिथ्यासाक्ष्यश्रदायित्व 
मिथ्यात्व चापि सम्यक्त्व 
मिथ्यात्व चेति कर्माणि 
मिथ्यामते कुमन्त्रेषु 
मिध्यादृष्टिगुणस्थान 
मिश्रमोहोदये यस्य 
मिश्रमोहस्य ससर्गात्‌ 
मुक्तिकान्तापरिष्वज्ध 
मुक्‍्तिस्त्रीप्रीतिस प्राप्त्य 
मुक्तिरमावरसद्भ मनोत्क 
मुक्त्यज्भनासज़्समुत्सुक ते 
मुदगरभेंदन किल्च 
मूर्धाभिंजात खलु यच्छरीर 
मुनीनां विग्नह दृष्ट्वा 
मुहर्ता ह्वादक्ष ज्ेया 


६८० 
८॥९ 
८|५१ 
८|५७ 
८॥५० 
२॥६३ 
७२२० 
७।१६८ 
२३ 
१॥२४८ 
१२८ 
१।१२४ 
७।११६ 
६७५ 
७।१३४ 
२७४ 
<८।२५९ 
९१८ 
६१०० 
७४४ 
७२३५ 
१११९ 
२॥८० 
४१८५ 
डी१२१ 
९८३ 
८॥१३९ 
८]१०५ 
८३०२ 
१।६५ 
४६२ 
१११८ 
३।६९६९ 


इलीकानुक्रमणिका' 


मुहूर्ता द्वादश क्षुद्रा ७१६२ 
मृगस्त्रीपण्दशूल्येषु ९११ 
मृगमर्त्यायुषी मर्त्यों ७१९७ 
मृगे वापि मनुष्ये वा ७।२०८ 
मृग्यन्ते यासु याभिर्वा ३॥२ 
मृतात्पष्चात्पुनर्जात १।११६ 
मृत्युवेलानृशसत्व ६॥७९ 
मृदुतानौकानिचयो ८५५ 
मृुदुतागुणपरिशोभित ८॥५६ 
मृदोर्मत्यंस्थ यो भावों ८।४९ 
मैथुनाख्यावती सज्ञा २१७४ 
मोहक्ष्मापतिरक्षित बहुविघ ५१ 
मोहमग्राह्मावकी ण॑ ७३१ 
मोहमल्लमदभेदसघीर १२ 
मोहनीयस्य सप्ताना २९० 
मोहनभीयनिमित्तेन २७३ 
मोहे मिथ्यात्वादि ७॥२६० 
मोहे कर्म मही पाले ७॥२६१ 
मौखर्याक्रोशसौभाग्य ६१०३ 
य 
य इति जगति नित्य ८॥२२१ 
य इति जगति नित्य ८१९६ 
यच्चापि जायते दु ख ३।४६ 


यति प्रमत्तस्त्रिदशस्थिति स ७॥१५७ 
यतेः प्रमत्तस्य घृतब्नतस्य ४६० 


यत्तु जीवादितत्त्वाना २५ 
यन्रान्तरीक्षमेवास्ते ५३० 
यंत्राखर्वों गर्वो ८।५३ 
यथा हि क्षारपानीय १।२१७ 
यथा प्रवातोज्ितमष्यभूमी_ ८११३४ 


तथा पयोदालितिरोहितो रवि ७२८८ 
यथा सिंहो नाना ७२८७ 


३७७ 


यथानुभागो भविना स्थितिइ्च ७।१८६ 


यथा जनानामशुभाश्रयोष्य ६१३३ 
यथा शारदकासारो राश्ग्ट 
यथा वैष्वानरज्वाला १०११७ 
यथाभाग लभन्‍्तेअत्रा ३।१६३ 
यथारुयात महावृत्त ४९५ 
यथाक्रम कषायाणा ४९०० 
यथा लोके पटोत्तुड्भ २॥१३६ 
यथारूषात तु चारित्र ४।१२९ 


यथा भारवाही नरो ढु खभार ४३६ 
यथेक्षोम॑ घुर शील ७।१० 
यदपि मनुजसाव सयुत को&पि ५॥३९ 


यदा तत्त्वेन पश्याम १।२३१ 
यदिह किल शरीर ८।१८९ 
यदि कथमपि देहस्यास्य ८]१८७ 
यदि स्थितिभभवेत्कोटी ७॥१७५ 
यदि मनस्तव मुक्तिमनस्विती ९॥८४ 
यदीयेन विपाकेन ४।९४ 
यदुदु खमिह जीवाना ३।७० 
यहा चारित्रमोहेन २॥१० 
यद्वा भुजड्भभृपाल १।२१९ 
ये. परान्‌ प्रति सप्रश्त. ९४२ 
यशो विहायसो इन्द्र ७)२४३ 
यश्च सम्यक्त्वसप्राप्त्य॑ रोट२ 
यदचाय हन्यते विष्ने १।१९४ 
यश्चैेक किल सत्य ८<|८२ 

य स्वय रागरोगेण १(२३९ 
यस्य किब्न्चन नास्‍्तीहा ८।१२७ 
यस्य पाणों क्षमाखज्भ म्‌ ८४२ 

यस्प च ज्ञानशन्यत्व २१९ 

यस्य वक्‍ता न सर्वज्ञो १॥२४२ 


यस्य लोके लसत्कीर्त्या ११५ 


३७८ 


यस्यार्जवोइसी सतत मनो में 
थस्पोदयेन पुसा 

यस्योदयेन कायस्य 
यस्योदयेन निर्माण 
यस्योदयेन देहो 


यस्योदयेन तेज स्यादु 
यस्योदयों न सम्पकक्‍्त्व 
यस्मिन्‌ फर््मिएच सम्यक्‍त्वे 
य जन्मकल्याणमहोत्सवेपु 
यावत्यूथकत्ववर्पाणि 
यावत्पृध्वी गता एते 
यावत्कर्ममय द्रव्य 
यावतुर्यगुणस्थान 

यावता कार्यसिद्धि स्थात्‌ 
यावन्मानों भवेत्कालो .. 
यावान्कालो भवेन्नून 


सम्यक्त्व-चिन्तामणि 


१११७ 
७७८ 
७९२ 
७७४ 
७७५ 
७५९ 
७।४६९ 
७॥६१० 
१॥५ 
४१३६ 
३२५ 
७]१७४ 
४१६७ 
८।१६ 
२५४ 
२५१ 


या भव्यजीवान्‌ भुवि भावुकाना ८४८ 


याभि प्रवाधिता जीवा 
या भीतिर्जायते वै सा 
यादृर्शहि निजर्भाद 
युक्तिगम्य ततस्तत्त्व 
युगले पूव॑ंगा पूर्वा 
युग्महीन थिभि पूर्ण 
येबन्तदीपसमुद्भूता 
येन ध्यान्ृकृपाणेन 

येन सर्वार्थसिद्धी 


बेनातिमान. कमठस्य मान. 
येनास्रवस्ति कर्माणि 
येनाशेनास्य सदृदृष्टि 
मेनाशेनास्प रागाशस्‌ 
येनैकस्य शरीरस्य 

ये ब्रह्मचर्यण युता भवन्ति 
येषा कृपाकोमलदृष्टिपाते 


२१५९ 
२॥१६६ 

२॥४४ 
१२१४ 
३॥१४२ 
७१४१ 
२।१६१ 
२११२ 

११० 


१४ 
९२ 
३६९६ 
१९७ 
७८८ 
<[ १४६९ 
११६ 


येपा सयोगमासाद 
येपा शरीरपर्याप्ति 

ये सयमभर प्राप्य 
योगजातपरिस्पन्द 
योगमात्रमयोगे तु 
योग्यचिकित्सादान 
योजनाना च सप्तैव 
योध्य सम्यवत्वलाभाय 
या लोके स भवेन्मर्त्यो 
योपाया हसनदद्वे 

यो हिनस्ति निजोद्योगात्‌ 


र 


रजोमसलूच्युतो गात्र 
रतिकर्मसमुद्भता 
रत्याख्यवेदनी यस्य 
रत्नसानोरतिक्रम्य 
रत्तप्रभाया प्रथमे विभागे 
रत्तप्रभामुवो भागें 
रत्नत्नयपविश्रेषु 
रथाजुख जज कोदण्ड 
रविधुतमुखदशष्ट्रा 
राध्मिमालिकरस्पृष्टे 
रसनाविषयक्षेत्र 

रसज्ञा चर्मनासाना 

रसो हि पञुचघा भिन्‍नो 
रागह्ेपादिदोषाणा 
रागाद्‌ विना किमपि वस्तु 
रागादयो विभावा ये 
राजते यत्र मोक्षस्या- 
रिक्‍्तोदरस्य जीवस्या- 
रुद्रस्य ५र्म भावों वा 
रोधत्त मर्दत चापि 


२॥१५० 
२।१४१ 
१२४४ 
२।११७ 
९२३५ 
६।११७ 
३।१८४ 
२)८१ 
४१६२ 
७२६६९ 
४।९२ 


२३४ 
६॥२९ 
धोषरे 
३।१८९ 
३।१८२ 
३।१८३ 
३॥९२ 
८।२६३ 
८॥१६० 
८८ 
४११ 
४१४ 
७।७० 
१२३ 
१०३२ 
१४५९ 
३॥१५० 
२१६१ 
९५५ 
६॥४८ 


रुंष्यति निन्‍्दति स्वैर 


४१५९ 
रूपाठय पुदुलद्रव्य ४११५ 
रूपेण जितमारोछ्ह १।१३७ 
रे खर्जुरानोकह ८।१२४ 

ल 
लक्षवर्षाधिक त्तविन्दो: ३॥२१३ 
लवणाब्धि परिक्षिप्य ३॥।१५६ 
लब्घसम्यकत्वदेवद्रो' १२२५ 
लव्धिपञचकलाभेन १॥१४६ 
लब्ध्यपर्याप्तकत्व तु २१४८ 
लभते तत्र तन्नाय ३॥३६ 
लभन्ते तत्र जन्मानि ३।८३ 
लभनते केडपि ये तत्त्व १।१८० 
लालाया वहन चास्यात्‌ ७४० 
लिड्धत्रयी भवेदेषा ३॥७५ 
लेश्या भवन्ति पीतान्ता+ ३।१९७ 
लेश्या योगप्रवृत्ति स्‍्थाद्‌.. ४१५० 
लोक्यन्ते यत्र जीवादि ५२९ 
लोकानुग्रहतन्त्राणा ६॥५७ 
लोकाम्बरस्य सप्रोक्‍्तो ५३१ 
लोकालोकव्यवस्थान- ५१२६ 
लोकाका रस्वभावादे- ९६८ 
लोकोत्तर च पाण्डित्य ६३९ 
लोचनगो च र॒स्कन्धा ५१५ 
लोचनश्रवणप्राण ४९ 
लोचनालोकनामित्र- ७३४ 
लोभप्रभजञज्जनविकम्पितचित्रवृुत्ति ५।८७ 
लौकिकालौकिकान्‌ लोकान्‌ २|७८ 
ते 

वचनस्य बल चायु २११५५ 
वज्नरप॑भादिनाराच। ७६६ 
वज्नर्ष भव्च नाराचो ७१२१ 


-इलोकानुक्रमणिका 


,वदतु वदतु रम्य 


वनितामुदुभुजयुगली 
वन्यज्यो तिमतामष्टा 
वपुपा कामदेवा ये 
वर्तना परिणामक्रिया 
वर्तता लक्षणों नून 
वर्तेते एव नान्यत्रा 
वर्णगन्धरसैकाढ्थो 
वर्णोदियेन सजाता 
वर्धमानविशुद्धयाभि 
वसत सुख-दु खादौ 
वस्तुष्वितरवस्तुना 
वाचनाप्रच्छताम्नाया 
वाजञ्छावेलासमुद्धूत 
वातस्येवातिसड्भस्य 
वातव्याघृततोयो द्धूरित 
वातव्याधिघरस्येव 
वादरवह्धिसमी रण 
वादरा क्वचिदाघारे 
वादरावादरा वादराश्च 
वादित्रनृत्यगीतादि 


वालुकाराजिसदृक्ष 
वासिताशेषकाष्ठान्त 
वाहयन्ति ततो यान 
वाहीककत्व प्रबोद्धव्य 
विकलविततिमध्ये 
विक्ृृतशवापदादीना 
विकोपरूपशद्धान्तो 


विक्रियाया समुदुभूतो 
विग्रहस्य च शेषाणा 
विग्रहे वीतमोहत्वातु 
विजयादिषु सजाता 
विजयो वैजयन्तरच 


३७९ 
८।१७ 
८१९ 

३।१७३ 
१|२७० 
,रे४ 
५|३२ 
३।१४७ 
५१३ 
>॥१५२ 
२११०७ 
८॥२४६ 
६१०१ 
९४० 
३॥९६ 
८।२७१ 
१०२७ 
१॥१०३ 
४५७ 
४२७ 

५८ 

<८२४५ 


६८६ 
३॥११६ 
३।३ १६ 
९१३ 
<॥२१५ 
१।६१ 
२।३७ 
डा५५ 
३।२०३ 
२२८१ 
रा२०० 
३।१९३ 


३८० सम्यक्त्व-चिन्तामणि- 


विजयादिषु विमानेपु ३॥२२० 
विजयन्ते जना के$पि ४१९१ 
विज्ञातलोकत्रितय समन्‍्तात्‌ १३ 
विज्ञानलोचनद्वन्द्र २३३ 
विद्यागारविनादेन १॥१२३ 
विद्याविभवयुक्‍तोष्प्य ८५४ 
विविघविधिविपाकाज्‌ ८२११ 
विविधविकटदु खे ८१७० 
विध्वस्तकर्मसपाशो २३१ 
विरहेणायुप किव्चा १०२० 
विरद्धाहार॒पानादि ८२७५ 
विरसमिति चल वा ८॥१६८ 
विशुद्धदृष्टय' केचितु २।२२६ 
विशुद्धो हृतससारो २॥३० 
विशयुद्धपरिणामेषु ७।२१३ 
विशतिएच दात चाप्य ७१०९ 
विशुद्धोइसयत सम्यग्‌ ७१९४ 
विश्वुत तच्छू तज्ञान ४११० 
विधेषों जायते तस्य ६९ 
विषम विषयदवदहन- १०४४ 
विपयजचलसौख्या ८॥२२० 
विषवेदनरक्तक्षय ८।११३ 
विषयाशात्रहिभू त १॥२४३ 
विषयदानवमण्डलद॒ण्डिते ८९३ 
विषयाशावद्य नित्य १२७४ 
विसंवांदस्तथा योग ६९८ 
विस्मयो भवसम्पत्तो ६॥१२६ 
वीचारो मुनिभि प्रोक्‍त ९७८ 
वीर॒कोदण्डदण्डादि ८।२५४ 


वीर सोथन्न तनोतु मोदममित ८४१ 
वीर्यान्तरायसयुक्त २।१५३ 
वुन्दाइूगु लस्य सख्येयात्‌ ४१९ 
वेंदनीय समासाथ ७रे० 
घेदनीयविनादेन १०१९ 


वेदनी यस्य गोत्रस्य 
वेदकर्मदिये जाते 
वेदोदयाद्‌ भवेद्या वै 
वेज्यायुर्नामगोत्राणा 
वेणूपमूलमेपीय 
वैमानिकास्तथा प्रोक्ता 
वेराग्यमावनायत्त 
वैगूविकातपद्वन्द् 
व्यवता नैव भविष्यन्ति 
व्युच्छियन्ते पुनर्वन्धात्‌ 
व्यर्थेय सर्वया दीक्षा 
प्रजन्‌ प्रश्नजितस्वामी 
व्यपगतकर्मकलज्धू 

+-॥ 


दावत्या बहुप्रदेश्षित्व 
शतत्रय व पद्त्रिंशत्‌ 
शतारकसह॒स्रारो 
शमात्क्षयात्त था मिश्राद्‌ 


शब्दों बन्धस्तथा सौक्ष्म्य 


धय्याबाघाजयो नित्य 
धाय्याभ्यो निपतन्त्येते 
शय्यासनादिक शेय 
शरणमिह जगत्या 
शरकरामृत्तिकाकाष्ठ 
शरीरवाडमन प्राणा 
शरीरमोहनाशाय 
घरी राधितसम्बन्ध 
शाकिनी भी वहा राव - 
शान्तमोह क्षपकदच 
घाल्मल्यारोहणं तीज 
शास्त्रपाठाष्वसचार 
दिरालदेहयन्त्रस्य 
दीतमुष्णमिति स्पर्शों 


७२४? 
७।३० 
२॥१६९ 
७॥१७ 
४९० 
३॥१७५ 
८॥२८९ 
७॥१४९ 
४१७३ 
७१३० 
८२९१ 
८॥१० 
११११ 


५५८ 
२|१४४ 
३।१९१ 

२२३ 

५६ 
<।२५८ 

३॥५४ 

९१२ 
<॥१५७ 
८२७८ 

५२० 

९५ 

१३८ 
८२१२ 

९८० 

१६२ 
८।२५६ 
८२६९ 

७७१ 


इलोकानुक्रमणिका ३८१ 


शीत(जीव)स्त्रसस्थावरयोनिषूद- ७।८३ दइवश्नगत्युदयात्तत्र ३४ 
शीतैरुदुभूतरोमाल्च ८॥२४०. इ्वश्रायु स्थावरः श्वश्र ७११७ 
शीतोष्णयोनयो देवा ३।२३३ इ्वश्नतियंड्नरामरत्यं ७५४ 
शीर्यतें तच्छरीर यत्‌ ७।५५ घ्वासोच्छवासशरी राख्य रशा१५४ 
घुक्रे चैव महाशुक्रे ३१२१७ ध्वासादिवेदनाचय ८।११७ 
छुक्लध्यानमथो वक्ष्ये ९७० ष 
शुक्लूष्यानोग्रह्याश २।११४ पदक सस्थानसहत्यो ७।२१६ 
शुर्वेर्भाव शौच निगदतितरा ८६९ घट्कायजीवहिंसाया ४)१४२ 
शुद्धस्फटिकपात्रस्थ २११३ पट्कायकायिपरिपालनसप्रवीण ८॥९८ 
धुद्धों जीवो महामान्य - २४१ षद्पदे योजन होक जे 
छुभानिष्ठकरास्तत्र १२३०. पष्ठ पापात्मभिरृम्यो 2 
शुभानामणुभाना वा ७१७३ पद्षष्टिप्रमिताना कल 
शुम्मभत्कनत्काव्चननिर्मितोषपि ६।१३४  पष्ठे भागे पुनस्तीर्थ ७।१२६ 
शुण्वतो5पि तदर्थेषु ८१२६०. पष्ठेइस्थिराशुभासात ७१२४ 
शेषादच वेदनीये स्युः ८।२९५ स 

भागा भोवनाता च र।२१० एव देवहेतुः स्पात्‌ ६॥९५ 
शेषमन्तम्मुहूर्तात्म ३॥६६ ९. . ५ कलसुरेन्द्रसमृहवन्दितो ६।१ 
शेषाणामुडुकाना च॑ ३२१४ सकलसुरभिरूपस्वाद ७।२४६ 
शेषा अनन्तभागाए्च ७।२२२ सकर्लविकलैश्चापि २।१२८ 
शेषे रिद्रयप्रकाशो यो ४॥१४५  सकृत्‌ स्वविग्नरहालोक ८।२७२ 
देलास्थिकाष्ठवेत्राणा ४८९ सकृदेव भुज्यमाना ७॥१०१ 
शैलेषु स्वणशेलो जलधि. ४॥२०६  सचैतन्यचमत्कार १३४ 
एवश्रायु. शवश्रगत्यानु- ७।१९६ सच्छुद्धावोधचा रित्र ६।२० 
श्रददधाति सदा काम १३२३२ स जयति जितपतिवीरो २॥१ 
श्रद्धाबोधसुवृत्तादि १।२५७ स जयति जिनमान्य १२८० 
श्रद्धातुष्टयदिस पत्त्या २।५३ सज्ज्ञानदिव्यसूर्येण २११५ 
श्रदधान' सदा त्तत्त्व २।६९२ सतत भोगकाडक्षाभिर्‌ ९५२ 
श्रावकाणा ब्रत वक्ष्ये २॥९६ सति बन्धेंडघिका हीन ५१८ 
श्रावका अच्युतान्तेषु ३।२३० सत्यहिमानीमण्डित ८८७ 
श्रुतज्ञानावृतेर्जाते ४१०९ सत्येन मुक्ति सत्येन भुक्ति. टी८टट 
श्ुतिक्षेत्र पर ह्मष्ट ४१३ सत्यमेव सदा बहि ८।१८ 
श्रुत वितर्को विज्ेयन्‌ २९७७ सत्यासस्येन चित्तेन ४४२ 


एयालपुत्र निज पोत्र १४१ सत्यासत्यस्वरूपाया ४४६९ 


३८२ 


सत्यधर्मघर* किन्तु 
सत्यासत्योभयार्थेष्व- 
सत्यादृते स कश्चित्‌ 
सत्या तस्या च॒ पूर्णाया 
सत्येंन नरो लोके 

स देवाना प्रियों वापि 
सदूभाजनेषु भक्त्या 


सहर्शनाश्रित येपा 
सद्दृष्टि श्रावक किज्न्च 
सद्भावमनसा योगो 
सदेष्यानतीदणकृपाण 
संघर्मवत्सलत्व चे- 
सन्तोषामृततुष्टास्‌ 
सप्त पद पञ्च हस्ता वै 
सप्त चापास्त्रयो हस्ता 
सप्तधाऋद्धिसपच्ता. 
सप्तम्यउद्गतो जीवस्‌ 
सप्तत्तिमेहिनीयस्य 
सप्तृतिदुद्रष्टिहमोस्य 
सप्तमे तृनषष्टिद्च 
सप्तम्पा भुवि विज्ञेय 
संबाध परतन्त्र च 
समये समये नून 
समासत समासाय 
समादिचतुरख्र॑ च 
समिती प्रवर्त मानो$य 
समीरेरितकल्लोल 
समुद्घाटयितु शकतो 
सम्यकत्वप्रमुखेर्माव 
सम्यक्त्वज्ञानसद्दृष्टि 
सम्यकत्वमोहनी यस्थी 
सम्यवत्वशैलतो भ्रष्टो 
सम्यय्दृष्टिरय ताव 


सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 
८।२१ सम्यरदर्शनसम्पाप्त्या 
४३९ सम्यक्त्वश्ज़िश्युगाप्रान्‌ 
८८१ सम्यब्दर्शनवेलार्या 
२।१४२ सम्यर्दर्शनवेलाया 
८८० सम्यग्दर्शनयोगेन 
११२४० सम्यग्दर्शनसयुक्तास 
८।१०९ सम्यर्दर्शनमित्येतद्‌ 
३|१०५.. सम्यग्दर्शनसपन्‍्ना 
९७९ सम्यर्दर्शनस भूषा 
४४०... सेम्यग्दर्दानसूयेण 
१०।३३.. सम्यरदर्शतचन्द्रेण 
६११२ सम्यग्दर्शनमेवेद 
८७३. सम्यग्दर्गनहीनेन 
३॥२०५ . भम्यग्दर्शनसद्भावे 
३॥५१ सम्यर्दर्शनसभूषा 
३८६. सम्यग्दर्शनसशुद्ध 
३॥५७ .. सम्यर्दृष्टिनरामर्त्या 
७।१४३ सम्परदृष्टिरप हीदृग्‌ 
७१४६. सर्द ष्टि:बन्ध्यास्वष्ट 
७|१३६  सम्श्रान्तिमृत्युवैवर्ण्य 
२११७ संयोगकेवलिजिने 
३३२२०. सयोगा जन्मकान्तारे 
५४२ सरन्प्रनोकावरपृष्ठशायिनो 
७।२८५.. सरस नोरस वापि 
७।१२७ सर्वसावद्यकार्याणां 
८॥२० सर्व कर्मकृत बोघ 
६॥२१ सर्वकर्मनिचयस्य योगिना 
७॥३९ सर्वत्र सद्भावविश्ञोभमान 
४१७२ सर्वाद्रव्येष्वसपूर्ण 
१०१९ सर्वज्ञमापित ग्रन्थ 
४)१८३  सर्वथा धन्यमेवेद 
४१८४ सर्वा क्रमेण सगृहय 
११५०  सर्वाविरणसपत्य 


११८२ 
रा८५ 
२८३ 
२८७ 

१॥१६३ 

१॥१९६ 

१।१६९४ 

१।१७० 

१११७१ 

११७२ 

१११७३ 

११७५ 

१।१६८ 

१११७४ 

१।२५३ 
३॥९७ 

७।२७५ 

१२४९ 

७॥१९३ 


२१६५ 
७]१३३ 
४।६६ 
६११२ 
८॥२८ 


४१३२ 
११५३ 
१०३२ 
८।५८ 
'४।१०८ 
९६६ 
१।१७८ 
२५३ 
७२५८ 


रे८४ 


सासादनाइच ग्रैचेय 


सम्यकत्व-चिन्तामंणि: 


३१॥२२७ 


सिद्धान्‌ विशुद्धवरबोधंधरान्‌ प्रसिद्धात्‌ 


सुखदु खनिमित्तत्वात्त 
सुखस्वाष्यायसिद्धचर्थ॑ 
सुखासुखप्रदायित्व 
सुभगसुतसुरामा 


१०३४ 
७२५० 
९१० 
७॥१२ 
<।२१७६ 


सुभगनाम जितना निगदन्ति तद ७॥९३ 


सुपदा शोभनवर्णा 
सुरपतिनर॒पतिभोगा 
सुरष्वश्रायु षोजे या 
सुरभिरपि जगत्या 
सुराणा नारकाणा च 
सुक्ष्मवादरमेदेन 

स धुक्ष्मससापराय स्यात्‌ 
सुक्ष्म रागोदमेनेषद्‌ 
सूक्ष्मादो साम्पराये च 
सूक्ष्मदित्रितव हीन 
सूक्ष्मान्ते प्रथम विध्त 
सूक्ष्मत्वान्च पदार्थाना 
सूक्ष्म यस्योदये गात्र 
सूचीकलापध्वजतोय बिन्दू 
सूचीमुखदुर्भेयवध्वान्त 
सोथ्योगी केवली चासौ 
सोधर्मस्व॑र्गपर्यन्त 
सौधर्मादिषु कल्पेषु 
सौधमें शानयोनून 
स्कन्‍्धाना खलु सर्वेषा 
स्त्यानगुद्धिस्ततो निद्रा 
स्तूयमानों घन भूरि 
स्थावरा पत्च सकलो 
स्थितिभिन्‍्नमुह्ूर्तस्तु 
स्निःघत्व चापि झुक्षत््व 


११२ 
१०२९ 
७६१५४ 
८।२२४ 
४)५६ 
२॥१२७ 
४१३९ 
२।१०६ 
<२९७ 
७।॥२०७ 
७१३२ 
९६० 
७।८५ 


४३५ 
<॥११५ 
२१२० 
७॥२१० 
३।२०४ 
३॥२१५ 

५॥१० 

3२५ 
४१६१ 
५१२४ 
७१६३ 

५१६ 


स्थृल्सक्ष्मो दयात्तेषा ४२६ 
स्पर्श रसगन्धवर्णवन्तो पाप 
स्पर्शनं रसना प्राण ४।६ 
स्पर्शों रसरच गन्धरच ४७ 
स्मारयन्ति पुरा वैर ३॥३४ 
स्रोत,सदूघकपायाणा ४१२३ 
स्वनामसदुशी तेषा ७१८४ 
स्पस्मादुर्घ्व प्रदानेन १२७१ 
स्वस्मादूर्ध्व प्रदानेन १।२६७ 
स्वभावेत विभावेत्त ७६ 
स्वस्थितेरनुरूप व २४५ 
स्वदृष्टेगीरिव सम्यग्‌ ६४९ 
स्वकृतसुक्तकर्म <८॥१६९ 
स्वभीजनग्रासनिषक्तसानसो. ८रेडे 
स्वस्वव्युच्छेदनस्थाने ७।२०४ 
ह्‌ 

हन्त हन्त पतन्त्यासु ३।१९ 
हन्त हन्त कलि कत्वा ११२२ 

हन्त हन्त सुरेन्द्रो$पि १२१२ 

हरिवर्षमवा केचित्‌ ३९४ 

हरिहरकमलोडज्धू - ८॥१४७ 
हसतो रोदतरचापि १।१०० 

हहो मलयज । मूले ८१२२ 
हहो गुणघर जलूघर ८११९ 
हस्तप्रमाण च प्रशस्तजन्म ४॥६१ 


हारस्वभावेन भूत से कश्चिचू ५१४४० 


हास्परत्यरतित्रास ४॥९७ 
हित मित प्रिय तथ्य <८।१४ 
हिताहितपरीक्षाया ९॥१९ 
होनानुभागसयुक्‍त ७२१७ 
हिमवान्‌ महाहिमवान्‌ ३।१२७ 
हिसानृतस्तेयकुशी लसज् ४१४१ 
हिसास्तेयमृषावाक्य १५९ 


हिसाटिपकचपापानों 
हिमानुतस्तेमपरिग्रहाणां 
हिसास्तेयासय सन 
हिमानीपातघन्द्रा भी 
टीनभब्नितया बाच्ये 
दिनभादनमं बी त्याद 


इलोकानुक्रमणिका 


६।६२५ 
९॥५६ 
१3 २ 

८२३३ 
42०5 


२१६२ 


हीना पन्या घरीरेंण 
खिप्रमवगाम्शित 

हिपनने सीनपस्कृस्य 
हैमादियरग्रमतितिस्वो्पे 
हपीय उदघय दत्त 


हुए कापाण परसाहाय्य 


पृष्ठ 


दे &छ +#<? ८ ७ ० ७ “४ 


4" >> >> छ ता न>णछ ०७8 छ घर “७ ०“ 0 
छ बकरी न छत ०6 ० ० (कक 0 ० ० 


नहा 
कि । 


ण्छ 
११ 
श्ट 
७२ 
८० 


पंवित 
२५ 
१२ 
१५ 


१३ 


१३ 
१८ 
१३ 
१५ 
१० 
१५ 


२० 
२६ 
२० 
१८ 


१० 
२८ 
२३ 


१८ 
१२ 
१४ 
१ऐे 


शुद्धिपत्रक 


भणद्ध 
विज्ञातलोक त्रितय 
जयाताच्छुभ 
कुन्दकन्दाचार्य 
जिन 
इलौके 
“--विमोहितम 
भधारभृत 
कृष्ठ 
भ्ात्मा 
मात्मनव कृत 
तत्प्रतीका राभावे 
एव 
दीर्णस्येव 
विघाय 
सर्वश्तामभाक 
वय. करत 
भुक्ति 
याग्यता 
पुर्वोका 
भव्यजीवान 
देशघती 
ओऔपशामिक 
पेय 
श्रद्धानोधत्यथा 
सति* 
विजयन्ते 
मृच्छला 


घुद्ध 
विज्ञातलोकत्रितय 
जयताच्छुभ 
कुन्दकुन्दाचार्य 
जिनने 
श्लोक 
“--विमोहिनम्‌ 
माघारभूत 
क्ष 
आत्माको 
आत्मनैव कृत 
तस्य प्रतीकारामावे 
एव 
दीर्णस्य 
विघाय 
सर्वज्ञनामभाक्‌ 
वय कृत 
मुक्ति 
योग्यता 
पूर्वोक्‍्त 
भवग्यजीवाना 
देशघाती 
ओऔपदामिक 
शेय 
श्रददघानोध्नयथा 
यतिः 
राजन्ते 
मू्छाल 


३८८ 
पृष्ठ 

८८ 

९२ 

१०२ 
१०३ 
१०४ 
११० 
१११ 
११२ 
११२ 
१२६ 
१२६ 
१२८ 
१२८ 
१३० 
१३० 
१३० 
१३२ 
१३८ 
१३८ 
१३९ 
१४४ 
१४८ 
१४८ 
२०६ 
२२२ 
२२३ 
२२५ 
२३१ 


श्शे४ट 


२३७ 
२३७ 


ला 


हक 


सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


पक्ित अधुद्ध 
१५ भुज्जन्ते 
१ कुण्ड 
२ यभिघीयसन्ते 
२६. कृतकर्मकलेवरे 
१७. आर्येतरपञ्चखण्डेषु 
१५ महातले 
१७ प्राकारायते 
११० भविना 
१६ केखचिद्गर्भजन्मान: 
११ हाता जाता हैं 
२० इत्यमेकेन्द्रियानामवगाह 
२७० सुचिकलाप 
२१ प्रवाताभृत 
४ कर्मागमकरण 
१४ प्रजापते 
२०... विरच्यते 
१८ च'ेतायुताना 
६ विनाशनाम 
२५ * विधुतदोध्य 
१६ भूरिभूति । 
२१ लोकावभासक 
११ यमिसयत 
१३ यातेषु या तेषू : 
७... मिचुमर्दस्य 
। ९८ बन्धो नु 
१२ पडपि च न्‍ 
१६, विक्रियाञुच शरीरस्यः 
श्८ बन्धन्तीह 
२५ , : तदबुभृत्सुभि 
२९ ;।; प्रोक्‍ता सक्षेपाद्धा 
१५ आगे अनुभाग 
१८ अतिसवकलेशभावे न 


दाद्ध 
भुज्जते 
कुण्डेपु 
अभिधीयन्ते 
क्त्तकर्मकलेवरे 
आर्यादितरखण्डेबु 
महीतले 
तत्प्राकारायते 
भविताम्‌ 
केचिद्वै गर्भजन्मान 
होता जाता हैं 
इत्थमेकेन्द्रियादीनामवगाह 
सुत्तीकलाप 
प्रवातामृत' 
कर्मागमकारण 
प्रजायते 
विधीयते 
चेतोयुतावा 
विनाशनाय 
विधुतुदोध्य 
भूरिभूते 
वे लो कावभासकम्‌ 
_ यमिसमत' 
'यातेषु 
पिचुमद्द॑स्य 
बन्धो नु , 
षट्‌ च हि 


” विक्रियास्यक्षरीरस्प 


बध्नम्तीह 
तदृबु भुत्सुभि 


० प्रोक्‍्ताइसंक्षेपाद्धा 


' आगे उत्कृष्ट अनुभाग 
बतिस छ ल़ेद्मावेन 


पृष्ठ 
२३७ 
२४९ 
२५० 
२५८ 
२६० 
२६४ 
२७३ 
२७५ 
२७८ 
२७८ 
२८० 
२८० 
२८१ 
२८८ 
२८९ 
२९८ 
३०१ 
३०५ 
३०५ 
३०७ 
३१६ 
३२० 
३३६ 
३३८ 


१९ 
३० 
१९ 
१४ 
२० 
१९ 


२० 


१० 


१९ 
२० 
श्५्‌ 
१३ 
२७ 
२७ 


श्र 


१५ 
१६ 
२० 
3२ 


शुद्धिपत्रक 


अधुद 
छुभानाणु भाना 
भज्जन 

सदृष् 

जाना 

पम॒दस्स 
नेकभूषा 
कालओ का 
सयमन' 
मुपचिनुहि 
संचिनुहि 
विषवेदनरक्तक्षय 
शीकर वै 
रकतक्षय 
झागिति 

इति वत वुद्धधा 
काक गृद्धादि 
बहुल तृषा 
राजुसप्तद्वयात्मा 
शेषर्घारणीय' 

त्त 

क्षोणरोचि 
चिन्ताभिदू रगस्य 
सदृष्टि 
प्रत्यनन्तवियोजक: 


३८४६, 
६2 

शुभानामशुभाना 
भल्जनं 

सदर 

जान 

पयदस्स 

तैकभूषा 
कलाओका 

सयमनं 

मुपचिनु हि 

सचिनु हि 
विपवेदनरक्तक्षयभय' 
शीकर नव 
रक्‍्तक्षयभय 
झ्गिति 

इति व॒त किल बुद्धघा 
काकमृद्ध्रादि 
बहुलतृष्णा 
रज्जुसप्तद्वयात्मा 
'शीषैर्धारणीय- 

तद्धि 

क्षीणरोचिः 
चिन्ताभ्यो दूरगस्य 
सद्दृष्टि 
व्रत्यनन्तवियोजकः 


